दर्शन का प्रयोजन 


दशन का प्रयोजन 


डाक्टर भगवानदास 


१९४० 
हिंदुस्तानी एकेडेमी 
संयुक्तप्रांत 
इलाहाबाद 


हिंदुस्तानी एकेडेमी 
संयुक्तप्रांत 
इलाहाबाद 





मूल्य दो रुपए 





ओोझ्कार प्रमाद गौड़, मैनेजर, 
कायस्थ पाठशाला प्रेस व प्रिंटिंग स्कूल, प्रयाग 


पाठकों से निवेदन 


संयुक्तप्रांत की हिंदुस्तानी ऐकेडेमी की ओर से, जेनरल सेक्रेटरी डाक्टर तारा- 
चंद जी ने, सन्‌ १६२६ ६० के अंत में, पत्र द्वारा मुझे निमंत्रण भेजा, कि दशन के 
विषय पर दो व्याख्यान प्रयाग में दो | तदनुसार, ता० १० और ११ जनवरी, सन्‌ 
१६३० ई० को, मैं ने दो व्याख्यान दिये | विषयु दशन का प्रयोजन? था | डाक्टर 
ताराचंद जी ने कहा कि इनको विस्तार से लिख दो तो छुपा दिये जाये । मैंने स्वीकार 
किया । 

तीन महीने के बाद, देश में 'नमक-सत्याग्रह” का हलचल आरंभ हो गया; 
सन्‌ १६३१ ई० में बनारस ओर कानपुर में घोर साम्प्रदायिक उपद्रव हुए; सन्‌ १६३२ 
६० में फिर 'सविनय अवज्ञा' आरंभ हुई, जिस की परंपरा सन्‌ १६३४ ई० की गमियों 
तक रही; इन सब के संबंध में मुझे! बहुत व्यग्रता रही, जिस को विस्तार से लिखने 
का यहां प्रयोजन और अवसर नहीं। सन्‌ १६३४ के अंत में, मित्रों ने, जिन को में 
नहीं! न कर सका, मुझे कांग्रेस की ओर से, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली में जाने 
के लिये विवश किया । 

सन्‌ १६३४ ई० की गर्मियों में, बनारस के पास चुनार के छोटे नगर. क्‍या 
ग्राम, में, गंगा के किनारे रह कर, उन दो व्याख्यानों के अधिकांश का विस्तार लिख 
कर, जेनरल सेक्रेटरी जी के पास भेजा । सितम्बर, सन्‌ १६३६ ई० में, जब मैं असें- 
बली के काम से शिमले में था, पहिले प्रूफ मिले । कभी कदाचित्‌ प्रेंस की ओर से देर 
होती थी, पर अधिकतर मेरी ओर से; कुछ तो मेरी प्रकृति के दोष से, कि एक चलते 
हुए काम के समाप्त किये बिना, मित्रों के निर्बन्ध से, दूसरे काम उठा लेता हूं; और 
कुछ अनिवार्थ कंकटों और विन्नों के कारण । इन हेतुओं से छापने के काम में विलंब 
होता रहा । लेख का विस्तार भी, प्रुफ़ों में, होता गया । 

सन्‌ १६४० ई० की गमियों तक चार अध्याय पूरे छप गये । इनमें यह दिखाने 
का यत्न किया है, कि सांसारिक ओर पारमार्थिक दोनों ही सुखों का उत्तम रूप बत« 
लाना, और दोनों के साधने का उत्तम उपाय दिखाना--यही दर्शन का प्रयोजन है। 
इन दोनों छुखों के साजने के लिए समाज को सुब्यवस्था कितनी आवश्यक है; और 
दर्शनशास्त्र, आत्म-विद्या, अध्यात्म-विद्या, के सिद्धांतों के अनुसार, उस व्यवस्था का 
क्या उत्तम रूप है; यह चोथे अध्याय में दिखाया है । 

इतने से पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया; अपना बयस , और उस के 
साथ साथ तन और सन का थकाब, भी दिन दिन बढ़ता जाता है; यह देख कर जी 
चाहा कि इस काम को यहीं समास कर दें । पर, पढहिले से यह विचार था, प्रयाग के 
दूसरै ब्याख्यान के अंत में इस का कुछ संकेत भी किया था, कि दर्शन के इतिहास 





( ख॑ ) 


का एक “विहंगमावलोकन' ( बडज़-आइ-बव्यू ) भी, प्रयोजन के वर्णन के साथ, 
समाविष्ट कर दिया जाय; क्योंकि, प्रायः उस से भी इस विश्वास का समर्थन होगा, 
कि प्रत्येक देश और काल में, विचारशील सज्जनों ने, दर्शन का अन्वेषण, इसी 
आशा से किया, चाहे उस आशा का रूप अस्पष्ट अ्रव्यक्त ही रहा हो, कि उस से 
चित्त को शांति भी, ओर सांसारिक व्यवहार में सहायता भी, मिलेगी । इस हेतु से, 
इस लालच ने बल पकड़ा कि यह अंग भी पूरा कर दिया जाय | यह जानकर भी, 
क्रि डाक्टर ताराचंद जी जेनरल सेक्रेटरी को, उनके कार्यालय को, और छापाखाने 
को, क्लेश दे रहा हूं, मेने डाक्टर ताराचंद जी को लिखा कि, जहां आपने इतना 
चैये किया, कुछ सप्ताहों के लिये और धीरज घरों | उन्होंने दया करके स्वीकार कर 
लिया । 

पर उन को यह नया क्लेश देना मेरी भूल ही थी। आकांक्षा बड़ी, शक्ति 
थोड़ी, काम बहुत बड़ा |! आशा यह की थी कि चीन-जापान, हिंदुस्थान, अरब-ईरान, 
यहूदिस्तान, ग्रीस-रोम, मध्य कालीन ( मेडीवल ) और अर्वाचीन ( माडन॑ ) यूरोप- 
अमेरिका--इन सब देशों के दर्शन के इतिहास का दिग्दर्शन, जिस को, बीस पच्चीस 
बडी संचिकाओं में भी, बहुत संक्षेप से भी, समाप्त करना कठिन है, में, कुछ सप्ताहों 
में, और एक ही अध्याय में, और वह भी ७२ वर्ष के बयस में, लिख लूँगा ! 

यद्यपि मैंने मन में इस विहगावलोकन की रूप-रेखा सोच ली थी; और, जो 
थोड़ी सी पुस्तक विविध देश काल के दाशंनिकों के विचारों के संबंध में देख पाई 
थीं, उन से मुझे यह निश्चय भी हो गया था, ( और है ), कि इन ग्रंथों में शब्दों ही 
की भरमार और भिन्नता बहुत, अर्थ थोड़े और सब में समान ही; जैसे एक मनुष्य, 
बदल-बदल फर, सैकड़ों प्रकार के वस्त्र पहिनै, तो वस्त्रों का ही भेद हो, पर भनुष्य का 
एक ही सच्चा रूप रहै; और इस रूपरेखा ओर इस विचार के अनुसार लिखना भी 
आरंभ कर दिया; पर थोड़े ही दिनों में विदित हो गया कि, एक«रक देश के दाश्श॑- 
निकों में से, प्रत्येक शताब्दी के लिये, सामान्यतः एक-एक वा दो-दो मुख्य मुख्य ' 
दाश॑निकों को चुन कर, और उन के एक-एक भी मुख्यतम विचार का निश्चय करके, 
निरी सूची मात्र भी प्रस्तुत कर देना, महीनों, स्थात्‌ बरस दे! बरस, का समय चाहेगा; 
उस पर भी निश्चय नहीं, अपितु बहुत संदेह, कि निरंतर काम कर सकंगा। यदि 
निरंतर काम कर सकने का निश्चय होता, तो स्यात्‌ समाप्त कर सकने का भी कुछ 
निश्चय होता । बुढ़ापे की बुद्धिशक्ति का वण॑न, एक हिन्दी कवि ने बहुत मनोहर 
किया है |: ह॒ 

छिन सा चटक, छिनहि सा सद्धिम, बिना तेल जस दीप बरन। 
फारसी का एक शेर इस भाव को दूसरी सुंदर रीति से कद्दता है । 

गहे वर तारुसे आला नशीनम, गहे बर पुश्ति पाये खुद न बीनम । 

“कभी तो, मानो बहुत ऊँचे गोपुर, अठारी, मीनार, के ऊपर बैठा हुआ 
बहुत दूरूदूर की वस्तुओं को देखता हूं | कभी अपने पैर को भी नहीं देख सकता 


हू. 0.) 


हूं ।” दो दिन चित्त में स्फूर्ति होती है, तो चार दिन म्लानि-ग्लानि, सब शक्तियां 
शिथिल | | 
ऐसी अवस्था में, पोली आशाओं पर, पुस्तक को न जाने कितने दिनों तक 

मुद्रणालय में पड़ा रहने देना, नितांत अनुचित, और हिंदुस्तानी ऐकेडेंमी के कार्यालय 
पर अत्याचार होगा । इस लिये अब निश्चय कर लिया कि, जितना छप गया है उस 
को यहीं समाप्त कर के, पुस्तक को प्रकाशित कर ही देना उचित है। और इस को 
समग्र पुस्तक का प्रथम भाग समझना चाहिये । 

विंहगमावलोकन का काम, जो आरंभ हो गया है, उस को शक्ति और समय के 
अनुसार (--समय” इस लिये।कि अभी भी दूसरी मंकटों से सबंथा अवकाश नहीं 
है--) चलता रक्खंगा | यदि शरीर और बुद्धि ने साथ दिया, और काम पूरा हो 
गया, तो इस ग्रंथ के दूसरे भाग के रूप में वह प्रकाशित होगा । 

यहां यह लिख देना आवश्यक है कि इस ग्रंथ में 'कापी-राइट” का अधिकार, 
हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, यू” पी०, को, पुस्तक के प्रकाशित होने के पीछे, तीन वर्ष तक, 
अर्थात्‌ सन्‌ १६४३ के अंत तक रहैगा | इस के अनंतर जिस का जी चाहै इसको, या 
किसी अन्य भाषा में इस के अनुवाद को, छपा सकैगा। हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, जिन 
पुस्तकों को छापती हैं, उन के लेखकों को पुरस्कार दिया करती हैं । मेरी जीविका 
दूसरे प्रकार से उपलब्ध है, इस लिये मैं अपने अंथों के लिये पुरस्कार, रायल्टी' 
आदि, नहीं लेता; मैंने जेनरल सेक्रेटरी जी को यह लिखा, कि मुझे पुरस्कार न देकर, 
उस के विनिमय में, यह स्वीकार कर लें कि तीन वष पीछे इसमें 'कापीराइट” न रहेगा। 
उन्होंने हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, यू० पी०, की ओर से यह स्वीकृति मुझको लिख भेजी । 
यह प्रबंध मैंने इस लिये कर लिया है कि, इस ग्रन्थ में कोई मेरी उपज की नई बात 
नहीं है, सब पुरानी आप बातें ही लिखी हैं, और मेरी हादिक इच्छा यह है कि उन 
बातों का अधिकाधिक प्रचार हो, 'कापीराइट” आदि के कारण उस प्रचार में कमी 
नहों। 

एक बान ओर लिख देना उचित ( मुनासिब ) जान पड़ता है। कुछ लोगों 

की ऐसी धारणा (खयाल) है, कि हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के उद्देश्यों (मक्कसदों) में एक 
यह भी था कि जिन पुस्तकों ( किताबों ) को यह संस्था ( इ्टिव्यूशन, सीग़ा, सरि- 
श्तः ) प्रकाशित (शायः ) करै, उन की भाषा ( ज़बान ) ऐसी हो जिस से हिन्दी उदू 
का ऋगड़ा मिटै, और दोनो के बीच की एक ऐसी बोली, “हिंदुस्तानी” के नाम से, 
बने जाय, जो दोनों का काम दे सकै, और सारे भारतवर्ष ( हिंदुस्तान ) में फैले । 
थोड़ा बहुत जतन ( यत्न, कोशिश ) इस ओर मैंने भी छोटे मोदे लेखों ( तहरीरों ) 
में किया, पर मेरे अनुभव ( तज्जुबे ) का निचोड़ यही है कि, ऐसी बोली साधारण 
( मामूली ) काम के लिये तो बहुत कुछ इस समय ( वक्ञ्त ) भी चल रही है, और 
कुछ अधिक ( ज़्यादा ) भी चलाई जा सकती है; पर शास्त्रीय वादों, लेखों, और 
ग्रन्थों, ( इल्मी तकीरों, तहरीरों, और किताबों ) के काम के लिये नहीं बन सकती; 


( मन 9) 


इस काम के लिये या तो संस्कृत के शब्दों को, या अरबी-फ़ारसी के लफ़्ज़ों को, बहु- 
तायत से लिखना बोलना पड़ेगा | पर यह अवश्य ( ज़रूर ) करना संभव (मुमकिन) 
भी है, और उचित (मुनासिब ) मी है, कि, जहां तक हो सके, संस्कृत शब्दों के साथ, 
बैकेट' में, उनके तुल्याथ ( हम-मानी ) अरबी-फ़ारसी शब्द, ओर अरबी-फ़ारसी 
लफ्ज़्ों के साथ उनके समानाथ ( हम-मानी ) संस्कृत शब्द, भी लिख दिये जाया 
करें | इस रीति (तर्कौब) में कुछ दोष (नुक्नस) तो हैं ही; पढ़ने वालों को कुछ पीड़ा 
(तकलीफ , होगी, जैसे रेड़ों पर दौड़ती हुईं गाड़ी में बैठे यात्री ( मुसाफ़िर ) को; पर 
गुण ( वस्फ़) यह है कि उदू जानने वालों को हिंदी के भी, और हिन्दी जानने वालों 
को उद्‌' के भी, पाँच पाँ4 सात सात सौ शब्दों का शान ( इल्म ) हो जायगा, और 
एक दूसरे के वार्तालाप ( गुफ़्तोगू, तक्रीर ) और लेख ( तहरीर ) समझना सरल 
(सहल) हो जायगा । यह तो स्पष्ट ( ज़ाहिर ) ही है कि वाक्यों (जुम्लों) की बनावट 
( रचना, तकींब ) हिंदी और उदू दोनों में एक सी है, और क्रिया ( फ़ेल ) के पद 
(लफ्ज़) भी दोनों में अधिकतर (ज्यादातर) एक ही हैं; भेद ( फ़क् ) है तो संज्ञा- 
पदों ( इस्म के लफ़्ज़ों ) में है। इन थोड़े से वाक्यों € जुम्लों ) में, मेरे मत (राय) 
का उदाहरण ( नमूना ) भी दिखा दिया गया है, और इस ग्रन्थ ( किताब ) में 
कई स्थलों ( जगहों ) पर भी इस रीति ( तरीक़े ) से काम लिया गया है । 

परमात्मा से, ( रुहुल रूह, रूहि-आज़म, से ) मेरी हार्दिक प्रार्थना है, ( दिली 
इल्तिजा है ), कि इस किताब के पढ़ने वालों के चित्त को शांति, ( सल्‍्म ), मिल, 
और समाज के, ( इन्सानी जमाअत के ), व्यवस्थापकों ( मुन्तज़िमों ) और सुधारने 
वालों का ध्यान इस देस के पुराने ऋषियों, ( रसीदः बुजुगों ) के दिखाये हुए मार्ग 
की ( राह की ) ओर झुक । तभी दर्शन का, ( फ़ल्सफ़ा का ), प्रयोजन सिद्ध होगा, 
( मक़्सद हासिल होगा )। सांसारिक और पारमाथिक, ( दुनियावी और इलाही, 
रूहानी ), दोनो सुखों को साधने का मार्ग जो दरसावै, वही सच्चा दर्शान; यही दर्शन 
का प्रयोजन है । 

यद्‌ आश्युदुयिक॑ चैव. निश्रेयसिकमेव च, 
सु्ख साधयित्तु मागे दृशयेत्‌ तदू हि दशंन। 
बनारस, । आप का शुभचिंतक ( ख्ैर-अंदेश ) 
१९ सितम्पर ; है. ४०७ भगवानदास 


विषय-सूची 


अध्याय १--दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


सनत्कूमार और नारद की कथा 


यम-नचिकेता की कथा हि 
याशवल्क्य और मैत्रेयी कि 
बुद्धदेव शा 
महावीर-जिन न 
ईसा मसीह 9 
सूफ़ी बा 
तौरेत, इंजील, ,कुरान हर 
निष्कर्ष हा 
दर्शन! शब्द हा 
न्याय मा 
वैशेषिक सी 
सांख्य ५05 
योग न 
पूव मीमांसा का 
वेदांत अर्थात्‌ उत्तर मीमांसा शक 


पश्चात्य मत--आश्चये' से जिज्ञासा” ४ 
» -कुवृहल से; संशय से; कल्पना की इच्छा से ... 
अतिवाद 


विशेष प्रयोजन से जिशासा मर 
कत्तंव्यकर्म में प्रवत्तक हेतु की जिज्ञासा न 
वैराग्य से जिशासा मी 
सब का संग्रह पे 


पाश्चात्य कविता में भी उसी दिव्य वासना का अ्रंक्र ... 
दर्शन और धर्म ( मजहब,. रिलिजन) 

धर्म की पराकाष्ठा- दर्शन 

आत्म-दशन ही परम धमे 

सब धर्मों का यही परम अर्थ 


पृष्ठ 


१9 


॥9 


9) 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१४ 
१६ 


२० 
२१ 
२३ 
२६ 
श्ष्य 
र्६ 
३१ 
३२ 


9) 


. ४ 


३६ 
३६ 


११ 


938 


पृष्ठ 
अध्याय २--दर्शन का गौण प्रयोजन ध्३ 
'टाज-विद्या' का अथे; उसकी उत्पत्ति की कथा ... ध 
इसका उपयोग--इहलोक, परलोक, लोकातीत, ... 
का बनाना कर भ७ 
ब्रह्मा? शब्द का अर्थ ०४ है 
धब्रह्म! और “धर्म'; राजविद्या और राजघर्म डे ६१ 
पश्चिम में आत्मविद्या की ओर बढ़ता कुकाव ... द्द्ष 
गणित और प्रश्ञान रे ७१ 
अध्यात्मविद्या को शाखा-प्रशाखा शी ७३ 
आत्म-विद्या ओर चित्त-विद्या 293 ७४ 
आत्म-विद्या के श्रवान्तर विभाग पे ७७ 
“ेद-पुरुष” के अंगोपांग के ७६ 
मख्य और गौण प्रयोजनों का संबंध न, प्पर 
अध्याय ३--द्शन की सामाजिक विश्वजनीनता न ७ 
सांसारिक-दुःख-बाधन और सांसारिक-सुख-.. «८ 
साधन गन मे 
( काम्युनिस्ट ) साम्यवाद और ( साइको बा 
ऐनालिटिक ) कामीयवाद का अध्यात्मन्वाद 
से परिमाजन 88 मर 
अध्याय ४--'दशेन'-शब्द; 'दशेन'-बस्तु; 'दर्शनप्रयोग | ... ६७ 
“दर्शन!-शब्द के 
'दशन' की शक्ति का लाभ करने के योग- 
मार्गीय रहस्य उपाय दी की 
'दशन”-वस्तु दा ध्ष् 
“दशन'-शब्द का व्यवहार अन्य ग्रन्थों 
ओर ञ्र्थों में नि ६६ 
वाद, मत”, बुद्धि), दृष्टि! राय! व १०० 
“जगह बदली, निगाह बदली” हट . १०१ 
'दशन? शब्द का रूद अर्थ हर ) 
“वाद ,-इज्म! "के * १०२ 
बाद, विवाद, सम्बाद” ४३५ १०३ 
“दरशंन!-प्रयोग, व्यवहार में ही १०७ 
सन्‍्यास का दुष्प्रयोग हर श्ण्ण् 


सन्दिरों का दुरुपयोग 


क््क़्क 99 


आत्मश्ञानी ही व्यवहार-कार्य अ्रच्छा कर सकता है ... 
प्रयोग! ही प्रयोजन! कर 

वर्णाश्रम व्यवस्था की वत्तमान दु्दशा; अध्यात्म- 
शासत्र से जीणोडार 


निष्क् 

राजविद्या, राजगुद्य 24५ 
बिना सदाचार के वेदान्त ब्यर्थ डे 
धर्मसव॑स्व की नीवी, स्वब्यापी आत्मा 2 


कारावास-परिष्कार; सैको-ऐनालिसिस; आदि 

दश न की पराकाष्ठा 

सर्वंसमन्वय 

स्वप्त ओर भ्रम, किन्तु नियमयुक्त भी हि 
अभ्यास-वैराग्य से आवरणु-विक्षेप का जय का 
दर्शन और धर्म से स्वार्थ, पराथ, परमार्थ, सभी ... 
“दर्शन! से गूढार्थों' का दर्शन 

मानव-समाज-व्यवस्था की नीबी हि 
पौराणिक रूपक 5० 
बारह रूपकों का अथ 

कुछ अन्य रूपक 

रूपकों की चर्चा का प्रयोजन 

सभी ज्ञान, कम के लिये ,. 
,दर्शनसार और धर्मसार बा 
वर्णाश्रम व्यवस्था का सच्चा स्वरूप 


मलाइका. «>न्‍मन्‍>->भन न रमा+#०न--...हिवसितारशलाइकक, 


ह्छ 
१०६ 
११० 


११५ 
११६ 
श्श्प 
१२० 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१३० 
१३३ 
१३७ 
१३६ 
१४२ 
१६१ 
१६६ 
१६७ 
१६६ 
१७२ 


पहला अध्याय 


दशेन का मुख्य प्रयोजन 
सनत्कुमार और नारद की कथा 


उपनिषदों में कथा है, सनत्कुमार के पास नारद्‌ आए, कहा, “शिक्षा 
दीजिए |? 3 2 


अधीहि भगव इति होपससाद सेंनेल्कुमारं नारदः। तं॑ होवाच, यद्देत्थ तेन 
मोपसीद, ततस्त उध्व वच्ष्यामि, इति । स होवाच, ऋँन्‍्वेंदें भगवो<ध्येमि यजुर्वेद॑ साम- 
वेद आथवंण चतुर्थमितिहासपुराणं पंचम वेदानां वेद॑ पिन्यं राशिं |दैव॑ निधि वाको 
वाक्य एकायन देवविद्यां बह्मविद्यां भूतविद्यां क्ष॒त्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां, 
एतद्‌ भगवोडध्येमि | सोडहं भगवों मंत्रविदेवास्मि, नात्मवित्‌। श्रुतं हि मे भगवद्‌- 
इशेम्यः तरति शोकमात्मविद्‌ इति | सोहं भगवः शोचामि। त॑ मा भगवाब्छोकस्य 
पारं तारयतुं। ( छांदोग्य, अ० ७ ) 





सनत्कुमार के पास नारद आंए, ग्राथेना की, मुझ को सिखाइए” । 
सनत्कुमार ने कहा, “जो सीख चुके हो बह बताओ, तो उस के आगे की बात 
तुम से कहूँ।” बोले, “ऋक्‌, यजुः, साम, अथव, ये चारो वेद, पंचम वेद रूपी 
इतिहास पुराण जिस के बिना वेद का अथ ठीक समझ में नहीं आ सकता 
बेदों का वेद' व्याकरण, परल्ोकगत पितरों से ओर इस लोक में वतंमान 
मनुष्यों से परस्पर प्रीति ओर सहायता का बनाए रखने वाला भ्राद्धकल्प, राशि 
अर्थात्‌ गणित, देव अर्थात्‌ उत्पात ज्ञान शक्षुन ज्ञान, अथवा दिव्य प्राकृतिक 
शक्तियों का ज्ञान, निधि अर्थात्‌ प्रथ्वों में गड़े धन का ज्ञान, अथवा आकर 
शास्त्र, वाकोबाक्य अर्थात्‌ तक शास्र, उत्तर-प्रत्युत्तर शासत्र, युक्तिअ्रतियुक्ति 


2] द्शेन 


गिर पड़ा । शरीर बच्चे का था, जीव पुराना था। संसार चक्र में, प्रवृत्ति मागे 
पर, उस के भ्रमने की अवधि आ गई थी | यम लोक, अंतर्योामी लोक, यम- 
नियम लोक, स्वप्न लोक को गया। यमराज अपने ग्रह पर नहीं थे | तीन दिन 
बालक उन के फाटक पर बैठा रहा" । यम लोटे, देखा, बड़े दुखी हुए, करुणा 
उमड़ी । “बच्चे, उत्तम अधिकारी अतिथि होकर तीन दिन रात तू मेरे द्वारे 
बिना खाए पीए बैठा रह गया। मेरे ऊपर बड़ा ऋण चढ़ गया। तीन बर 
माँग । जो माँगेगा वही दूँगा।” “मेरे यहां चले आने से, पितों बहुत दुःखी 
हो रहे हैं, उन का मन शांत हो जाय ।” “अच्छा, वह तुम को फिर से देखेगा।” 
“सर्ग की बात बताइए, उस की बड़ी प्रशंसा सुन पड़ती है। वहां की व्यवस्था 
कहिए, वह केसे मित्ता है सो भी बताइए ।” यम ने सब बतलाया। फिर 
तीसरा वर लड़के ने माँगा । 


येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तीत्येके नायमस्तीति चान्‍्ये। 
एतद्‌ विद्यामनुशिष्टस्त्वथाउहं, वराणामेष वरस्तृतीय; || (कढ) 


“मनुष्य मर जाता है, कोई कहते हैं कि शरीर नष्ट हो गया पर जीव 
है, कोई कहते हैं कि नहीं है, सो क्या सच है, इस का निर्शय बताइए ।” 

इस लोक को छोड़ कर परल्ञोक को, यम्र॒लोक, पितृलोक, स्वर्गलोक 
को, जाग्रत्‌ लोक से स्वप्नलोक को, जीव जाता है। पर वहां भी उस को कम 
बेश यहीं की सी सामग्री देख पड़ती है, ओर वहां भी मौत का भय बना ही 
रहता है । नचिकेता अपना स्थूल शरीर छोड़ कर यम॒ लोक में आया है, तो भी 
उस को अपनी नित्यता, अमरता, का निश्चय भीतर नहीं है, क्योंकि सा55दि, 
सा5न्त, सूक्ष्म शरीरअथवा लिंग देह से उस का जीब यहां भी बँवा है, ओर यम 
ने भी उस को स्वर्ग का हाल सब बताया है, सुखों के साथ दुःख भी, मृत्यु का 
भय भी, स्वग से च्युत होऋर पुनः भूलोक में जाने का निशंचय भी, सब 
बताया है। इस से बालक पूछता है, “जीव अमर है--यह निश्चय कैसे होय ९” 

यम ने बहुत प्रतोभन दिखाया, “धन दोलत लो, सुंदर पत्नी लो 
पुत्र पोत्र लो, ऐश्वय लो, बड़े से बडा राज लो, दीघे से दीघे आयु लो, दृढ़ 
ओर खूब खा पी सकने ओर भोग विज्ञास करने योग्य द्रढिष्ठ बलिष्ठ आशिष्ठ 
सुंदर श्रीमान्‌ शक्तिमान्‌ शरीर लो, यह प्रश्न मत पूछो। देवताओं को भी 
यहाँ शंका लगी ही है ।? ह 


एकेकयां+मपलरान-ममुत. क्‍क कैन्फ पक का ७० >नए' कः काका के कम कफ वकाक। अर कक के कका+2क ० ऊ 


१ पुराण अंथों से ऐसी सूचना मिलती है कि, जैसे सूचम लोक से इस स्थूल् 
लोक में आने ओर जन्म लेने के पहिल्ले एक संध्या3ध्वस्था, गर्भावस्‍था, होती है 
वैसे ही प्रायः सूलेक से पुनः भुवाक पितृत्रोक में वापस जाने के पहिंले, बीच में 
एक संध्या<ब्वस्था, बेहोशी की, नींद की सी, होती है। स्यथात्‌ तीन दिन तक थम से 
न मित्नें और बात न होने का आशय यही है । 


द्शन का मुख्य प्रयोजन ५ 


पर बालक अपने प्रश्न से नहीं डिगा । 


. अपि स्व जीवितमल्पमेव, तबैव वाहास्तव दाँयगीते । 
न्‌ वित्तेन त्पणीयो मनुष्यो, वर॒स्तु में वरणीयः स एवं ॥ 
यस्मिन्निदं विचिकित्संति देवा, य॒त्साम्पराये महति ब्रृढि नस्त॒त्‌ । 


| वो बरो गुढ़मसुप्रवि्ो, नाउन्यं तस्माननचिकेता डयाति ॥ 

“८यहू सब वस्तु जिन से आप मुझ को लुभाते हो, वह सब तो आप ही 
की रहेगी, एक न एक दिन सब खाना-पीना, नाचना-गाना, हाथी-घोड़े, 
प्रासाद-उद्यान, ऐश-आराम आप वापस लोगे । देवताओं के भी इस विषय में 
शंका है, मृत्यु का भय है, इसी लिए तो मुझे इस शंका का निवारण ओर भी 
आवश्यक है। यह वर जो मेरे मन में गहिरा धैँस गया है, सुझे तो इस के सिवा 
दूसरा कोई पदाथ नहीं चाहिए। दूसरा कुछ इस समय अच्छा ही नहीं 
लगता । मुमे तो प्रश्न का उत्तर ही चाहिए, असरता ही चाहिए, सृत्यु का भय 
छूटा तो सब भय छूटा, अमरता मिली तो सब कुछ मिला ।? 

तब यम ने उपदेश दिया, वेदांत विद्या का भी ओर तत्संबंधी योग विधि, 
प्रयोग विधि, का भी, “मेटाफ़िज़िकल सायंस”” का भी और “साइको-फिजि- 
कल आर्ट” का भी, निरोध का भी और व्युत्थान का भी, भोक्षशास्त्र, 
शांति-शास्त्र, “सायंस आफ्र पीस”, का भी, ओर शक्ति-शास्त्र, “सायंस् 
आफ़ पावर, “ओकल्ट सायंस”, का भी । 

मृत्युप्रोक्तां नचि करेतो 5थ लब्ध्वा विद्यामेतां, योगविधिं च इत्सनं | 

ब्रह्मप्रात्तो विरजोडभूद्‌ विमृत्युउ, अन्यीडप्येव॑ यो विद अध्यात्ममेव || (कढ) 


यमराज से वेदांत-विद्या, आत्म-बिद्या, को, तथा समग्र योग-विधि को 
पाकर नचिकेता ने ब्रह्म का अनुभव किया, रजस्‌ से, राग-द्वेष के मत्न से, 
चित्त उस का" शुद्ध हुआ, सृत्यु के पार पहुँचा। जो कोई इसी रीति से दृढ़ 
निश्चय करेगा, यम का सेवन करेगा, कठिन यम्-नियमों का पालन करेगा, 
यमराज स॒त्यु का मुँह देख कर उस का सामना करेगा, डर कर भागेगा नहीं, 
मरत्यु से प्रशोत्तर करेगा, ओर उत्तर की खोज में ढुनिया के सब लोभ त्ञा्च 
छोड़ने को तय्यार होगा, उस को भी नचिकेता के ऐसा आत्मा का, परमात्मा 
का, जीव और ब्रह्म की एकता का, “दशेन”, 'सम्यरदशन”, होगा, ओर 


। 


* श्र्मरता का लाभ होगा ।१ ह 


व इस संबंध में आगे चलकर हज़ंव्ग नाम के यूरोपियन विद्वान्‌ की पुस्तक, 
“दी साइकाज्ञोजी आाफ़ फ़िल्ोसोफ़स!” (सं० १६२६ ) की चर्चा की जायगी, 
जिस में उन्होंने यूरोप के तीस नामी फ़लसफ़ी अर्थात्‌ दाशंनिकों की नैसर्गिक 
प्रकृतियों और जीवनियोँं की परीक्षा समीक्षा की है, और इस को गवेषणा की है कि 
किन हेतुओं से वे 'फ़िल्लोसोफ़ी' की दर्शन की ओर ऊूके । 


्् दर्शन 
याज्यवरक्य और मेत्रेयी 


जैसा यम ने सांसारिक विभव से नचिक्रेता को संतुष्ट करना चाहा, ऐसे 
ही, जब याज्ञवल्कय ऋषि का सन इस लोक के जीवन से थका, तब उन्‍्हों ने 
अपनी भायो मैत्रेयी से विदा चाहा, ओर मैन्रेयी को धन दोलत देने लगे। 
मैत्रेयी ने पूछा, ' क्या में इस धन दौलत से अमर हो जाऊँगी ?”?। याइयवल्कय 
ने कहा," नहीं, केबल यही होगा कि जैसे घनी ज्ञोग जीवन का निर्वाह करते हैं 
वैसे तुम भी कर सकोगी, ओर जैस्ते वे मरते हैं. बसे तुम भी मरोगी |” तब 
त्रेयी ने कहा, “तो फिर वह लेकर क्या करूँगी जिस से मृत्यु का भय न छूटे । 
वही वस्तु दीजिए जिस से अमर हो जाऊँ।” 





येनाहं नाउमृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌। ( बृहदारण्यक ) 
तब याधइ्यवल्क्य ने परा-विद्या का ज्ञान,दिया | 


बुद्ध देव । 


राजकुमार गोतम को, जो पीछे बुद्ध हुए, उन के पिता ने, भविष्य वाणी के 
भय से, ऐसी कोमलता से पाला कि उन को सूखा पत्ता भी कभी योवन के आरंभ 
तक न देख पड़ा। उन के वास-स्थान, प्रासाद, उद्यान, के भीतर, जगत्‌ का 
स्वरूप शोभामथ, सोॉदयेमय, सुखमय, प्रलोभनमय बनाथा | इसलिए कि 
संसार में उन का मन जिपठा ही रहे, कभी इस से ऊबे उचटे नहीं । पर इस 
कोमलता ने ही भविष्यवाणी को सिद्ध करने भें सहायता दी। राजकुमार 
को, एक दिन, फुलवारी के बाहर का लोक देखने की इच्छा हुई। गए । पिता ने 
सब कुछ प्रबंध किया कि कोई दुःख-स्वप्त के ऐसा दुःखद दृश्य उन की आँख 
के सामने न आवे | सड़क छिड़काया, नगर सजाया, संदर रथ पर राजकुमार 
के। नगर में फिराया। पर होनहार पूरी हुई । जगदात्मा सूत्रात्मा के रखे 
संसार नाटक के अभिनय में उपकरणु-भूत कमेचारी देवताओं ने ऐसा प्रबंध 


/ अकनावंकी विनशलकन »+क. द्दे सरबनतनानन.. 324... हिनानान 


किया कि भावी बुद्ध सिद्धांथ ने जरा से जजर बूढ़े को देखा, _पीड़ा से कराइते 


,+९++-+का० कर िनना कक नकल 


रोगी को देखा, म्रत मनुष्य के विक्ृत शरीर को स्मशान को ओर ले जाए 


७»+ काका. सब 


जाते देखा। चित्त मे महाचिंता की आग घधकी, महाकरुणा का सोत फूटा 


के, का की ०४३०... मकान ७ बहा" ता, 


ओर बह निकला, आत्मा की सात्विकी बुद्धि जुगी। केबल अपने शरीर के 
दुःख का भ्रय नहीं, सब प्राणियों के अनंत दुःखों का महादुःख, घन होकर, 
संपिंडित हो कर, उन के चित्त में एकत्र हुआ, उन के शरीर में भीना, अंग-अंग 
में व्यापा । विवेक, विचार, वेराग्य, स्बप्राणि-मुमुक्षा, खयमेवब मोक्तमिच्छा 
नहीं, किंतु सबोन्‌ मोचयितुमिच्छा, का प्रम सात्विक उन्माद हृदय में 


दर्शन का मुख्य प्रयाजन ७ 


छा गया।* उस दिव्य बुद्धि-मय पागलपन में, उनतीस वर्ष की उमर में, 
आधी रात को, सब सुख समृद्धि के सार भूत अतिग्रिय पल्नी_ यशोधरा ओर 
बालक राहुल को भी छोड़ कर, भवन के बाहर, नगर के बाहर, चले गए। 
नगर के फाटक से बाहर होकर, घूम कर, बाँह उठा कर, व 28 
जननमरणयोरदृष्टपार; न पुनरहं॑ कपिलाहयं प्रवेश ।४ 

“जीना क्या है, मरना कया है, इन के दुःखों से पल्ी पुत्र बंधु बाँवव 
समस्त प्राणी कैसे बचें, इस के रहस्य का जब तक पता नहीं पार्ऊुगा, तब 
तक राजधानी कपिलवस्तु के भीतर फिर पैर नहीं रकखूंगा ।” 

छः वर्ष की घोर तपस्या से, बहुविध मुनिचयाओं की परीक्षा करके, 
अनंत विचारों की छान-बीन करके, एकाग्मता से, समाधि से, उस रहस्य 
को, परम शांतिसय निवाण को, भेदबुद्धिमय अहकारमय इच्छा दठृष्णा 
वासना एषणा के निर्वाण को, पाया, निश्चय से जाना कि सुख-दुःख, 
जीवन-मरण, सब अनंत हंंठ्मय संसार, अपने भीतर, आत्मा के भीतर, 
है, आत्मा आप अपना मात्िक है, अपने आप जो चाहता है सो अपने को: 
सुख-दुःख देता है, कोई दूसरा इस को सुख-दुःख देनेवाला, इस पर क्राबू 
रखने वाला, इस का मालिक, नहीं है। तब पेतालीस वर्ष तक, सब संसार 
को, इस ज्ञान के सार, वेद के अंत, परा विद्या, परम तत्व, “सब-गुह्मतम”' 
तथ्य, “गुह्याद्‌ गुह्मतर” रहस्य, का उपदेश करते हुए, गंगा के किनारे-किनारे 
फिरे । दुःख क्‍या है, दुःख का हेतु क्या है, दुःख की हानि क्‍या है, दुःखहानि 
का उपाय क्या है--यह चार “आये-सत्य” बताते रहे, जिसी चतुव्यूद को 
दुःख--आयतन--समुद्य--मारग के नाम से भी कहते हैं । करुणा से व्याकुल्न, 
सब के आँसू पोंछते, यह पुकारते फिरे, “सब लोक सुनो, दुःःखी मत हो, 
दुःख तुम्हारे काबू में है, तुम अपनी भूल से, अपनी इच्छा से, अपने किए से, 
दुखी हो, किसी दूसरे के नहीं, यह सब तुम्हारा ही बनाया खेल हे, इस 
को पहिचानो, अपने को पहिचानो, सत्य को जानो, दुःख छाड़ो, स्वस्थ 
आत्मस्थ हो |” 

+ भक्ति के शब्दों में, यह भाष, प्रह्माद्‌ की नारायण के शभ्रति उक्ति में, 
भागवत में दिखाया है--- 

, ४४ प्रायेण, देव, सुनयः स्वविमुक्तिकामाः स्वार्थ चरंति विज्नने, न परा्थनिष्ठाः । 
नेतान्‌ विद्याय कृपणान्‌ विमुसुक्ष एको, नाअन्यं त्वदू अस्य शरण अभतो<नुपश्ये ॥ 

“है देव !, प्रायः झुनिजन अपनी दी मुक्ति की इच्छा से, जनरहित 
एकांत में, स्वार्थ साधते हैं, पराथे नहों, | इन सब संसार में भ्रमते, कृपण, कृपा के 
करुणा के, योग्य, दीन जनों को छोड़ कर अकेले मुक्त होना, में नहीं चाहता, और 
आप को छोड़ इन का कोई दूसरा शरण नहीं देखता इन सब को मुक्ति का 
उपाय बताइए |? है 


द द्शन 


. महावीर-जिन 
महावीर-जिन की जीवनी का पता जहां तक चलता है, बहुत कुछ 
बुद्ध के चरित से मिलती है। तीस व की ज्मर में उन्हां ने स्री, पुत्र, युवराज 
का पद्‌, राज्य लक्ष्मी, छोड़ा । बारह वषे तपस्या करने पर केवल्य-ज्ञानन को 
अद्वत की, तोहीद की, ज्याति का उदय उन के हृदय में हुआ। शुद्धि, शांति 
शक्ति की पराकाड्ठा का पहुँचे। तीस वर्ष उपदेश द्वार संसारी जीवां के 
उद्धरण में प्रवृत्त रहे। बुद्धवेव के समकालीन थे। दोनों ही के आज से कोई 


हे हुए पंप हुए। जैन पद्धति का भी मूल सब दढुःखों से मोत्त पाने की 
डर 


इस संप्रदाय क| एक बहुत ग्रामाशिक ग्रंथ 'तत्वाथोंधिगम सूत्र' है। 
इस को उमास्थामी, जिन को बमार्दा ती भी कहते हैं, प्राय: सन्नह सौ वर्ष 
हुए, लिखा । इस का पहिला सूत्र है#सम्यग्द्शनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग:?। 
मोक्ष का, सब दुःखों से, सब बंधनों से, छुटकारा पाने का, उपाय, सम्यग 
दशन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र है । 


५३७०. 4०44० ३३७५४ ७५५२-०३ 'ञकक 


8०34५ कक ++०' 


जैन मत का एक प्रसिद्ध श्लोक है-- 
“आखतवो बंधहेतु: स्यात्‌, संवरों मोक्षकारणम | 


विलक मन... अन्‍मन, 


इतीयमाहती मुष्ठि।, अन्यदस्या; प्रपंचनम ॥ 


“बंध का हेतु आखब, वृष्णा, उस के संबर से, निरोध से, मोक्ष--इस 

४ मूठी में सारा अहँत तंत्र, जैन दशन, रक्खा है। अन्य सब भारी प्रंथ विस्तार 
घ का प्रपंचन, फैज्ञावा, है।” वेदांत दशन के बृंध--अविद्या--विद्या--मोक्ष, 
पीर बोद्ध दशन के दुःख--तृष्णा--त्याग--निर्बाण, योग दर्शन के व्युत्थान- 
निरोध आदि, नितरां सुतरां यही पदार्थ हैं। उक्त जैन श्ल्ञोक में जो बात 
इच्छा संबंधी शब्दों में कही है उसी का दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू, ज्ञान 
(संबंधी शब्दों में उसी प्रकार के संग्राहक और प्रसिद्ध वेद्ंत के श्लोछ में 


। कहा है 


श्लोका्घेन प्रवच्यामि, यदुक्‍्तं शास्त्रकोटिमिः । 
ब्रह्म सत्य, जगन्मिथ्या, जीवों ब्ह्मेब नाउपर: |... ० 


ईसा मसीह 


ईसा मसीह ने भी ऐसी ही बातें कही हैं-- 

“कम अंदू मी आल यी देट आर वियरी ऐशड हेवी लेडन, ऐशड आइ विल 
गिव थू रेस्ट | इफ़ एंनी मैन बिल कम आफ़्टर भी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ 
ऐएड फालो मी। फार हूसोएवर विल सेव हिज़ लाइफ शैल लूज इट, ऐण्ड 


दर्शन का मुख्य प्रयोजन ९ 


हूसोएवर विल लूज हिज़ लाइफ़ फार माई सेक शैल फाइए्ड इट | फार ह्वाठ इज़ ए 
मैन प्रोफिटेड इफ्‌ ही शैल गेन दी होल वर्ड, ऐड लूंज़ हिज़ सोल ! यी कैन नाट 
सर्व गाड ऐड मैमन बोथ । बट सीक फर्ट दि किडडंम आफ्‌ गाड ऐड हिज़ 
रेचसनेस, ऐड आल दीज़ थिडज़ विल बी ऐडेड अंदू यू ।? ( बाइबिल ) 


(/070076 एच्वा० 776 हो ए6 ४0860 ४७8. श0६7"ए कप 68एए- 
[8460, धयव 3 ज्ञात छए8 एएए #6$#. मर छा शाका जा 00776 
&667 708, ]066 था 0७0ए शांशउ७ॉ, 87 ई00]09 7276... 07 छौ0- 
806०7 जग] 88००७ 78 ॥7 800 ॥088.70, ा।ए छ0808767 जा 


]086 78 ]76 १07/ एए 886 808] गाव 7. क0# ज्ञात 78 8 770॥॥ 
97098 7 96 शाही हश0॥ 586 जरा086 ज0्णव धाय् 4056 8 
80पा ? ६6 08706 86776 (छ0व ते ॥॥8777707 00॥0, 370 8४०९६ 


0080 09 (24०ए ते दठत हक 8 9१07 ० 65व द्वरावक्राइ 09॥0९0087685, बावे ७] 
सास;/रकाइक बनके#,+नमम धाम का 2 #१-०२० ८७ बककब्ककासा2०७ व न 2७५७ व जे नमक... भकगन+्राक्रफा--+, मकक-०-:४0+अनज 


अर्थात्‌, जो दुनिया के बोक से अत्यंत थे हैं, ऊब गए हैं, वे मेरे 
पास, आत्मा के पास, आवें | इन को अवश्य विश्राम सिलेगा। जो दुनिया, 
से थका नहीं है वह खदा के पीछे पड़ता ही नहों है, ख़ुद्दा को पावेगा कैसे ! 
सब सुख चैन से, ऐश आराम से, मन हटा कर, सारे दिल से, मेरे पीछे, 
आत्मा के पीछे, लगे, तो निश्चयेन पावे।_ जो इस थोड़ी छोटी ज़िंदगी की 
अनित्य, नश्वर, वस्तुओं में मन अटकाए हुए है, वह उस नित्य अजर अमर 
वस्तु को खो रहा है, भुला रहा है जो इस को छोड़ने के तयार होगा बह 
उस को ज़रूर पावेगा। और उस वस्तु को पाने का यत्न करना चाहिए | 
आदमी सब कुछ पावे, पर “अपने” ही का, अपनी रूह को, आत्मा ही को, 
खे दे, भुला ढे, तो उस ने क्या पाया, उस को क्या लाभ हुआ ? दुनिया की 
ओर खुदा की, दोनों की, पूजा साथ-साथ नहों हो सकती । ख़ुदा को, आत्मा 
को, और आओत्मघम को, सत्य को, ऋत को, पहिचान लो, पा लो, फिर यह 


सब दुनियाबी चीज़ें भी आप से आप मिले जायँगी। परम सत्य को, तत्व 


को, हक़ को ढू ढ़ निकालो ओर गले लगाओ, अन्य सब पदाथ स्वयं उस के 
पीछे आ जायेंगे! । 


'विपयोपीकपापअंमग्ट फल ॥०पमकपेह2--२०+ नम कवानअमत्कतंारफग दा पत०डबल खाक 


' “लरलदमरनल्कलाशलम-क लमकृममक मन्नत वजन टगछ ५७ 0 +++ कवर, 


१ बंधु और मोत्त के भाव और शब्द कैसे स्वाभाविक और व्यापक हैं, इस 
का उदाहरण देखिए, कि ईखा के धर्म के संबंध में भी ये पाए जाते हैं। पाउञ 
गहाट्ट नाम के भक्त का भजन हे, 

“आई ले इन ऋएकत बांडेज, दाउ केम्रस्ट एण्ड मेड भी फ्री ।7 

ब्‌ 


१० दशेन 


“आत्म लाभ से स्व लाभ” यही ब'तें उपनिषदों में. गीता में, कही हैं-- 


' सर्वंधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज | 
अहं त्वां स्ंपापेम्यों मोक्ष॒यिष्यासि मा शुचः ॥ (गीता) 
 आत्मनस्तु कामाय सबब वे प्रियं भव॒ति-। 
एकेन विज्ञातेन सब विज्ञातं भवति । 
एतद्द्यवाक्षरं ब्रह्म, एतद्ब्येबाक्षरं पर । 
एतदेब विदित्वा तु यो यदिच्छुति तस्य तत्‌ || (कंढ) 
ये य॑ं लोक॑ मनसा संविभाति, विशुद्धसत्वः कामयते यांश्व कामान्‌ । 
| व॑ँ त॑ लोक॑ जयते, तांश्च कामान्‌, तस्मादात्मश ह्र्चयेद्‌ भूतिकामः 
( भुंडक ) 
आत्मैवेद सर्वंमिति ' * ““*एवं पश्यन्‌''*'““आत्मानंदः स स्व॒राद्‌ भवति, 
तस्य सर्वंषु लोकेषु कामचारो भवति। (छांदोग्य) 


अथोत्‌ , अन्य धर्म को, आत्मा से अन्य पदाथी के धर्मों को, सब के 
छोड़ कर, मेरो शरण लो । 'मै', आत्मा, तुम को सब दुःखों स, सब पापों से, 
छुड़ावेगा। सब कुछ, माल-मता, इज्जत-हुकूमत-दोलत-मनबहलाव, दोस्त 
आश्ना, बाल बच्चे, देव ओर इष्ट, जो कुछ भी प्यारे हैं, आत्मा ही के बास्ते 
अपने ही वास्ते, प्यारे होते हें। आत्मा ही खो जाय तो सब कुछ खो गया । 
उस एक के जानने से सब कुछ जाना जाता है। उस को जान कर, अन्नर, 
अविनाशी, सब से बड़ी, सब से परे वस्तु को जान कर, पा कर, फिर जिस 
किसी वस्तु को चाहेगा, वह अवश्य मिलेगी। यह आत्मा ही प्रणव से, 
ओंकार से, सूचित त्रह्म है, सब कुछ इस आत्मा के भीतर है, तो यह जानकर 
जो कुछ चाहेगा वह आत्मा से ही पावेगा। जिस-जिस लोक में,जाना चाहेगा 
डउस-उस लोक में बिना रुकाबट जा सकेगा, आत्मज्ञानी, आत्मानंद, द्वी तो 





4 4ए 70 0706 707498886, ४707 0७४78 &70 77906 776 
7766.--अर्थात्‌, में बंधन में पढ़ा था, तूने आकर मुझे मुक्त किया, स्वतंत्र किया । 


औँग्रेज़ी शब्द “बांढ” प्रायः संस्कृत शब्द “बंध?” का ही रूपांतर है । 


ख्रधक्ाएंएथका07 07 006 शाप, ई6087 07 509 800, 7786- 
दंठए ०0 था0प200, 60॥ए७7808 7707 8708, 00749826 0०7 ४08७ 
800 00708 6 27, हएंापओं 00048286,; ह[४7प७) ६766(07%॥, 
820ए७४0०0, 90०॥0४00) 0070988०, (0090७) ६/6०१070, ये सब शब्द 
उन्हीं मुज़् भावों के ओतक हैं । 


दर्शन का मुख्य प्रयोजन ११ 


सच्चा ख़राट है, स्व॑राज्य वाला है, उस की गति किसी लोक में नहीं 


रुकती१ | 
सफी 


फ 


बिजिन्स यही बातें सूक्रियों ने कही हैं । 
न गुम शुद कि रूयश ,ज़ि दुनिया बिताफ। 
कि गुम गश्तए ख़ेश रा बाज़ याक्त ॥ 
हम्‌ ख़ुदा ख़ाही व हम्‌ दुनियाइ दूँ। 
ई ख़यालसो मुहालसो जुनूँ॥ 
हर कि ऊ रा याफ्र दुनिया याक्तः। 
ज़ाँ कि हर ज़र ज़ि मिहश ताफ़ः॥ 


अर्थात्‌, जिस ने दुनिया से मुँह फेरा वह गुम नहीं हुआ, बल्कि 
गुमगश्ता, खोए हुए, भूले हुए, आपे के, अपने को, आत्मा का, उस ने वापस 
पाया । दुनिया को भी और ख़दा को भी चाहो, और दोनो के साथ हो 
पावो, यह मुश्किल है, वहम है, पागलपन का खयाल है। अगर खुदा को, 
परमात्मा को, अपनी अजर अमर आत्मा के, पहिचानना ओर पाना है, 
अगर सब खौफ़ ओर तकलीफ़, सब क्रेश और बंध, सब हिसे और हृवस 
को असीरी, से हमेशा के लिए नज्ञात, मोक्ष, आज़ादी, स्वतंत्रता चाहते हो, 
सब “सिन” से “साल्वेशन” पाने की रूवाहिश है, तो एक बार तो दुनिया 
से तमामतर मुंह मोड़ना ही होगा । एक बार तो सारा दिल ख़दा की खोज में 
लगा देना ही होगा । जब उस को पा लोगे तब उस की बनाई हुईं सब चीज़ों 
को आप से आप पाओगे। सारी दुनिया, एक-एक ज़्यरों, एक-एक अरु, 
परमाणु, परमात्मा की अचरज साया शक्ति से, मिट्ठ से, जिस की अस्लियत 
वह्दी है जो तुम्हारे खयाल की कव॒त की है, बना है । 

जो इल्मो हिकमत का वो है दाना, तो इल्मो हिकमत के हम हैं मूजिद | 

है अपने सीने में उस से ज़ायद, जो बात वायज़ किताब में है || 


अथात्‌, जीवात्मा जब परमात्मा को पा ले, यह पहिचान ले कि दोनों 
एक ही हैं, तो परमात्मा में जो अनंत स्वाज्षता भरी है वह इस जीवात्मा में 


१ “पत6 ॥88 ४6 40666077 ० & ४06 0768, 0६0 ०797 
7960 0७ ज्070 ७0 छा”, इंब्लिस्तान में “£660077 70 8 ६0977 
किसी के उस नगर की शोर से देना बड़े आदर का चिन्ह समझा जाता है। शव ते 
यह एक निरी रस्म मात्र रह गई है। पर प्रायः पूव कात्ष में इस का अर्थ यह होगा 
कि उस आाइत सज्जन के लिए “सब घरों के दरवाज़े खुले हैं ।” 


१२ द्शन 


नई-नई इजादों की, आविष्कारों को, शकल् से जांहिर होने लगती है। उस की 
रचना शक्ति, माया शक्ति, संकल्प शक्ति, इस में भी कल्पना शक्ति की सूरत 
में नुमायाँ होती है। जीवात्मा और परमात्मा की, रूह ओर रूहुलूरूद्द की, 
ऐनि-मुअय्यन और ऐनि-मुरक्षब की, एकता को पदिचाने बिना भी जो कुछ 
ईजाद इन्सान करते हैं, जो कुछ न॒या इल्म ढूंढ़ निकालते हैं, वह सब उसी 
अथाह इल्म के खजाने से, ब्रह्मा से, महत्तत्व से अक्ललि-कुल रूड-कुल से, ही 
उन को मिल जाता है। पहिचान कर ढूंढने से ज़्यादा आसानी से मित्रता हे । 
एक की हात्नत अंधेरे में टटोल कर पाने की है, दूसरे की चिराग लेकर 
खोजने ओर पाने की है । 
तोरेत, इज्जील, कुरान 

कुरान में भी ऐसी बातें मिलती हैं। मुहम्मद ने भी पच्चीस बरस 
की उमर से चाज्ञीस की उमर तक, यानी पंद्रह बरस, तपस्या की, पहाड़ों में 
जाकर, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, ध्यान में, मुराक्किबा में, ग़क़े 
होकर, खदा को, अल्ला को, आत्मा को, ढूँढा और पाया। तब दुनियां को 
सिखाया । 

इन्नलू ख़ासिरीन्‌ अज्लज़ज़ीना ख़सेर अनफुसहुम (कुरान)। 

बड़ा नुक्ततान उन्होंने उठाया जिन्होंने अपनी नफ़स को, अपने आपे 
को, आत्मा को खोया । 

नसुल्‍्लाहा फ़श्ननसाहुम्‌ अनफूसहुम्‌ ( कुरान) । 

जो अल्लाह को, परमेश्वर को, भूले, वे अपनी नक्रस को, अपने 
को भूले । 

एजा अहब्बन्लाहो अब्दन्‌ अग॒तम्महू विल-बलाए (हृदौस) । 

अल्ला, परमात्मा, अंतरात्मा, जब किसी अब्द से, बन्दे स, मुहब्बत 
करता है, तब बलाओं से उस का गला पकड़ता है, उस के ऊपर मुसीबतें 
डालता हे, ताकि वह दुनियावी हिसी से मुड़ें ओर 'मेरी”, अज्ला की, परमात्मा 
की, तरफ़ आवे | 

इस्तील का यही सज़मून है; 

हूम दि लाड लवेथ ही चेस्टनेथ* (बाइबल ).। 
जिस का ठीक शब्दांतर भागबत का श्लोक है, 
यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्वे सब हराम्यहम | 


अथात्‌ , जिस का भला चाहता हूँ उस का सरबस हर लेता हूँ, छीन 





) ए॥०० ४४9 [+0"९ [076०%7॥ 6 ७009809700३, 


दशन का मुख्य प्रयोजन १३ 


लेता हूँ । क्योंकि दुःखी होकर, बाहर की ओर से भीतर की ओर लोटता है 
दुनिया की तरफ़ से ख़दा की, आत्मा की, तरफ़ फिरता है, आर तब उस को 
ज़रूर ही पाता है | यहां तक कि कंती ने, कऋष्ण के रूप में अंतरात्मा से, यह 
प्राथेना की है 
विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ तन्न तत्र जगदगुरो । 
भवतो दर्शनं यत्‌ स्थाद्‌ अपुनरंवदशनम्‌ || ( भागवत ) 
अथोत्‌, हम लोगों पर सदा आपत्‌, आफ़त्‌, विपत्‌ पड़ती रहे सो 
ही अच्छा, जो आप का दशन तो हो, जिस से फिर संसार के बंधनों का 
दशेन न हो । 
यही मज़मून मुहम्मद ने भी कहा है, 
लो यालमुलू-मोमिन्‌ नियालहू मिनलू-अज्े फ़िल मसायब लतमन्ना अन्नहू 
क्रेज़ा बिल मक़ारीज (कुरान) । 


अर्थात्‌, अगर ईमानदार मोमिन श्रद्धालु यह इल्म ज्ञान रखता कि 
सुसीबतों में उस के लिए कितनी ज्ञ्त, कितना फ्रायदा, कितना लाभ, रक्‍्खा 
है, तो तमन्ना प्राथना करता कि में केंचियों से टुकड़े-टुकड़े कतरा जाऊँ। 


साधारण संसार के व्यवहार में भी, आपत्ति विपत्ति ऊपर पड़ने पर 
ही, दुबंल प्राणी सबल शक्तिशाली प्रभाववान्‌ के पास जाता है, और उस से 
सहायता की प्रार्थना करता है । 
छुधातृषा्ता जननीं स्मरंति । 


बच्चे खेल कूद में मस्त बेफ्रिक्र रहते हैं, जब भूख प्यास लगती है 
तब माँ को याद करते हैं। आध्यात्मिक व्यवहार में भी, ऐसे ही, परम 
आपत्ति आने'पर ही, संसार से मुड़ कर, संसार के मात्रिक की, परमात्मा 
अंतरात्मा की, खोज जीव करता है । 

निष्कर्ष 

निष्कर्ष यह कि पूव देश में जिस पदाथ को दशन, ओर जिस के 
संबंधी शास्र को दर्शन शास्र, कहते हैं, उस का आरंभ दुःख से, ओर उस 
दुःख से आत्यंतिक ऐकांतिक छुटकारा पाने को इच्छा से, अथवा आत्यंतिक 
ऐकांतिक असंभिन्न अपरिच्छिन्न अनवच्छिन्न अपरिमित, “फ़नल्, कम्प्मीट 
पफ्रेंक्ट, ऐब्सोल्यूट, अन-ऐलोयड, अन-लिमिटेड”' सुख पाने की इच्छा से, 


१ मपा&) ( आात्यंतिक, जे छिर न बदले ), 007700॥6, 00606 
8080)प06 ( ऐकाँतिक, अखंडित, निश्चित ) पर7/%॥0796१, प्पप्यांड०0 
( असंभिन्न ); ००77० ( अपरिद्धिन्न, अनवच्छित्न, अपरिमित ) | 


१४ द्शेन 


जो भी वही बात है, हुआ । आत्यंतिक ऐकांतिक सुख की लिप्सा, और दुःख 
की जिहासा, यही दर्शन की ओर प्रवृत्ति का मूल कारण है । विशेष-विशेष सुख 
की लिप्सा और विशेष-विशेष दुःख की जिहासा से विशेष-विशेष शाश्र ओर 
शिल्प उत्पन्न होते हैं। सुखसामान्य की प्राप्ति और दुःखसामान्य के निवारण 
के उपाय की खोज से शाख्नसामान्य, सब शात्रों का संग्राहक अर्थात्‌ दशेन- 
शाश्र ( जो सब शाद्बों के सार का, हृदय का, तत्त्वों का, तथा संसार के मूल 
परमात्मा का, दर्शन करा देता है, क्‍योंकि उस में योग शासत्र भी अंतर्गत है) 
उत्पन्न होता है । 


दशन शब्द 


इस शाझ्य का नाम द्शनशासत्र कई हेतुओं से पड़ा। सृष्टि-क्रम के 
इस विशेष देश-काल-अबस्था अर्थात्‌ युग में, ज्ञानेंद्रियों में दो, आँख और 
कान, तथा कर्मेंद्रियों में हाथ, अधिक काम करने वाली इंद्वियां हैं | प्राय: इन के 
व्यापारों के द्योतक शब्दों से बौद्ध प्रत्यय ('मेन्टल आइडीयाज” 'कानसेप्द्स?) 
आदि पदार्थी का भी नामकरण सभी मानव भाषाओं में हो रहा है। नेदिष्ठ 
निस्संदेह ज्ञान, विस्पष्ट प्रत्यक्ष अपरोक्त अनुभव, को दर्शन कहते हैं । “देखा 
आपने (” “डू यू सो १?” का अथ यही है कि, “आप ने खूब साफ़ तौर से 
सममझ लिया न १7९ 


संसार के ममे का, जीवन-मरण के रहस्य का, सुख दुःख के हृदय का, 
अपने स्वरूप का, पुरुष और पुरुष की प्रकृति का, जिस से दशन हो जाय 
वह दर्शन । दुशन कां अर्थ आँख भी । जिस से नयी आँख हो जाय, और, 
“नयी आँख को दुनिया नयी” के न्याय से, खांरी दुनिया का. रूप नया हो 
जाय, नया देख पड़ने लगे, चह दशेन। “मेधाउसि देवि विद्ताखिलशाख्र- 
सारा”, सब शां्रों के सार को, तत्त्व को, पहिचानने की शक्ति हो जांय, सब 


में एक ही अथ, एक ही परमात्मा की विविध विचित्र अनंत कल्ला, देख पड़ने 


१ ])00 ए0७ 866 ! 


*दर्शन का अर्थ मत, राय, ए7०७, 0ंग्रां००, भी है। यथा “अस्थानभेदाद्‌ 
दशनभेदः'”; स्थान बदला, दृष्टि बदली; अवस्था बदली, बुद्धि बदली; जगह दूसरी, 
निगाह दूसरी; हालत बदल, राय बदली; दि व्यु चेंजेज़ विथ दि स्टेंड-पेइन्ट”, 
“झोपिनियन्स चेंत्र विध दि ऐंगल आफ़ विन आर दि सि्युएशन,”? 

/4॥6 पा9छ 07878 98 जग 009 880690707, “09]0078 
08726 ए]00 5/8 ७78)6 0९ एांश0०0, 07 $96 80प्र८४४07.,” ! 


द्शन का मुख्य प्रयोजन १५ 


नी 
लगे, समदर्शिता' हो जाय, सब असंख्य मतों, धर्मों, रुचियों का विरोध- 
परिहार ओर सच्चा परस्पर समन्वय हो जाय. सब बातों के भीतर एक ही 
बात देख पड़े, वह सच्चा दर्शन । 

जिस से सब अनंत दृश्य एक ही द्रष्टा के भीवर ही देख पड़े, जिस से 
सब देश सब काल सब अवस्था में अपना ही, आंत्मां का ही स्व? का ही, 
में? का ही, प्राधान्य, राज्य, वश, देख पड़े, जिस से दुःख के मूल का उच्छेद 
हो जाय, सुख का रूप बदल कर अक्षोभ्य शांति में परिणत हो जाय, वह 
सच्चा दर्शन ।* 


र 


न्याय 


प्रसिद्ध छः दशनों के सूत्रों में प्रायः यद बात स्पष्ट रूप से कही गई है 
कि उन का प्रेरक हेतु, प्रयोजन, मक़सद, यही सुख-लिप्सा दुःख-जिहासा, 
अथवा, रूपांतर में, बंध से मुम॒त्ता, है । 
गोतम के बनाए न्याय सूत्र के पहिले दो सूत्र ये हैं-- 
प्रमाण॑-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्ांत-सिद्धांत-अवयव-तक-निर्ण य-वाद-जल्प-वितंडा- 
हेल्वाभास-छुल-जाति निग्रहस्थानानां तक्तज्ञानान्‌ निःभ्रेयसाधिगम; | दुःख-जन्म-प्रवृत्ति- 
दोष-मिथ्याशानानां उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायाद्‌ अपवर्ग: । 


सच्चे ज्ञान के उत्पन्न करने, ले आने, संग्रह करने के उपकरण, तथा 

ज्ञान की सत्यता की परीक्षा और निश्चय करने के उपाय, को प्रमाण कहते 
हैं। यानी सबूत, जरियइ-सुबूत, “प्रफ्‌” इत्यादि । जो पदार्थ प्रमाणों के द्वारा 
सिद्ध निश्चित किए जाते हैं उन को प्रमेय कहते हें । इन दो से संबंध रखने 
वाले इन के आनुषंगिक, शेष चोदह पदार्थ है। प्रमाण ओर प्रमेय आदि 
( जिन अमेयों-में आत्मा मुख्य प्रमेय है) सोलह पदाथे। क्रा तात्विक सच्चा 
ज्ञान होने से, दुःख ओर उस के कारणों की परंपरा का उत्तरोत्तर, एक के. 
बाद एक का, अपाय, अपगमन, निराकरण, क्षय होकर, अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान 
मिलने से मिथ्याज्ञान का क्य, उस से राग-ह षादि दोषों का क्षय, उस से 
कर्मो में प्रवृत्ति का क्षय, उस से सब दुःख का क्षय होकर, अपवर्ग, (जो मोक्ष 
ओर निःश्रे यस का नामांतर है ) मिलता है। एक ही पदाथ को, दुःखों के 
* समूल अपवृश्चन से अपवर्ग कहते हैं; नितरां श्रयस, जिस से बढ़कर श्रेयान 
पदार्थ नहीं है, ऐसा होने से निःश्रेयल कहते हैं; मृत्यु के भय रूपी ओर 
अमरता में संशय रूपी मूल बंधनों से, तथा दुःखोत्पादक कर्मो! और वास- 


श् 


) [७ए 0० 8790089- 
२ ए76फए, 


द्शेन 

नाओं के मृत बंधनों से, छूट जाने से उसी को मोक्ष कहते हैं; चित्त की सब 
चंचलताओं के शांत हो जाने से, तृष्णा को जलती आग के बुक जाने से 3 सो 
को निर्वाण कहते हैं। दूसरी भाषाओं में उत उन भाषाओं के बोलनेवाले 
विद्वान, सूकफ्तो, मिस्टिक, ग्नाध्टिक, (69300, ७0०४४०) फ्रित्तासोकर सज्नों 
न उसी “अहमेव सवः”, “मुझमें सब, सब में में के परमानंद्‌ ब्रह्मानंद को 
नजात, लज्जपुलू-इलाहिया, या फुनाफ़िज्ञा, यूनियन त्रिथ गाड, फ्रीडम 
आफ दी स्पिरिट, डित्र'इन ब्लिस, विकून आफ गाड, डेलिवरंस फ्राम सिन, 
साल्वेशन, बोएटिद्यूड, बैप्टज्म विथ दी हाली गोस्ट, बिकमिडः क्रेस्टास 
बिकमिंग ए सन आफ गाड' इत्य/रि शब्दों से कहा है । 


वेशेषिक 

कशाद के रचे वेशेषिक सूत्रों के पहिले, दूसरे, ओर चोथे सूत्र ये हैं-- 

अथातो धर्मजिज्ञासा। यतोअभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धरम: । घर्मविशेपप्रसूतादन्‌ 
द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायानां पदार्थानां साधम्य-वैधर्म्याम्यां तत्त्वशञाना 
निःश्रेयसम्‌ | 

अरथात्‌, धमम वह पदार्थ है ज्ञिस से सांसारिक अभ्युद्य ओर पारमा्थिक 
नि:श्रेयस, भोग ओर मोक्ष, ।दुनिया ओर आक़रबत, खिलक़्त और ख्ालिक, 
दोनों मिलते हैं | इस धर्म में से एक विशेष भाग के आचरण से द्वव्य 
आदि पदार्थो' के ( जिन में मुख्य द्रव्य आंत्मा है) लक्षणात्मक धर्मों! का, 
ओर उन के साधम्य-बैधम्ये, साइश्य-वैद्य का, तास्वबिक ज्ञान होता हैं, 
ओर तत्वज्ञान से निःश्रेयस होता है। इस लिए साधनभूत मानब-घर्म की 
आपातत:, ओर उस के साध्यमूत पदाथे' के धर्मो' के तत्वज्ञान की मुख्यतः, 
जिज्ञासा की जातो है । 


सांख्य 


कपिल के नाम से प्रसिद्ध जो सांख्य सूत्र मिलते हैं उन का पहिला 
सूत्र यह है-- ु 
अथ त्रिविधदुःखात्य॑तनिवृत्ति: अत्यंतपुरुषाथः । 





3 [कराता ज्ञांएि 006; [768000 70 ४6 शूरणं॥ तंीसंप७ 
छ88; 800 ० 666; 6७॥ए७/"७४7०७ (707 80; 8७/ए७४४०॥; 087 - 
6046; 08708 जाता ४96 घठए 0%083 9800 णांगए 0॥0७8॥05; 
9०००४४४४ & 807 ० 600. 


सांख्य का भत १७ 


इश्वर-कऋष्ण की रची सांख्य-कारिका का पहिला श्लोक भो यही झर्थ 
कहता है-- 
दुःखत्रयामिधाताज्‌ जिशासा तदपधातके हेतो | 
इृष्टे साथ्पार्था चेन्‌, न, एकांताञ्यंततोडभावात्‌ ॥ 


अनेक प्रकार के हुःख मनुष्यों का सताते हैं। उन की यदि राशियाँ की 
जायें, तो तीन मुख्य राशियाँ होंगी, आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक । 
बाचस्पति मिश्र ने, सांख्य-तत्व-कोमुदी नाम की सांख्यकारिका की टीका में, 
इन तीनों का अथे एक उत्तम रीति से किया है। यथा, आध्यात्मिक दुःख 
दो प्रकार के, शारीर और मानस । पाँच प्रकार के वात अर्थात्‌ प्राण वायु, 
पाँच प्रकार के पित्त, पाँच प्रकार के श्लेष्मा *--इन के वैषम्य से, उचित मात्रा 
में न होकर कमी बेशी से, जो रोगे पैदा हों वे शारीर | काम क्रोध लोभ मोह 
मद्‌ मत्सर आदि से जो दुःख पैदा हों वे मानस | यह सब आंतरिक उपाय से 
साध्य हैं, चिकित्सनीय हैं, इसलिये आध्यात्मिक, क्योंकि आत्मा देहा भी, जैब 
भी । बाह्य उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार के, आधिभोतिक और आधि- 
देविक । दूसरे जंगम प्राणियों से तथा प्राकृतिक स्थावर पदार्था' से, जो 
दुःख अपने के मिले' वह सब आधि-भौतिक, और यक्ष, राक्षस, विनायक, 
ग्रह आदि के आवेश २ से जो हो वह आधिदेधिक । 

यह वाचस्पति मिश्र का प्रकार है। यदि इस से संतोष न हो तो दूसरे 
प्रकारों से भी अथे किया जा सकता है, और उक्त प्रकार के साथ उन का कर्थ॑- 
चित्‌ समन्वय भी हो सकता है | कृष्ण ने गीता के आठवें अध्याय में भी इन 
शब्दों का अथे बताया है। उस के अनुसार, नये शब्दों में, यों कह सकते हैं कि 
तीम पदार्थ अनुभव से सिद्ध है, एक 'में? जानने वाला, दूसरा यह? जो छुछ 


3 [)868568 ठ06 ६0 ६76 067%8082776703 07 ४6 7स्‍6770०0०७8४ 8ए४८९४७० 
300 “६76 4ए6 ति768 0 #४6/7ए0०७58 4070637; 07 ४6 85३9॥98४०९ 5५5६९४०५ 
200 “(6 ॥ए6 सिपत5 0 ठं86४४ए2 धयतएे >099ए-62७०7090८४४ 8९€278- 
प्र०४837; 2४४०९ 0 ६96 ध्ंडडपढ->पाविंप& 2१००9श४:प३ गाते ॥6 4ए6 सिधतेड 0 
7200008 500908770658 

कविराज श्री कुंजक्षाल भिषत्रत्न ने सुश्रुत का जो अंग्रेज़ी श्रमुवाद किया है, 
उस में बड़ी विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता से इन तीनों का अर्थ वैज्ञानिक और युक्तियुक्त 
करने का यक्ञ किया है । 

२ ()956557079 7ए €एा 207६65, 


दे 


र्८ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


जाना जाता है, तीसरा इन दोनों का 'संबंधः | विषयी, विषय, और उन का 
संबंध | चेतन, जड़, और उन का संबंध । स्पिरिट, मैटर, फ्रोस,' । सबजेक्ट 
आबजेक्ट, रिलेशन* । गांड, नेचर, मैन३। जीवात्मा ( अर्थात्‌ तत्सथानी 
चित्त, मन, अन्तःकरण ), देह, ओर दोनों के बाँध रखने वाला प्राण । 
भिन्न-भिन्न प्रस्थानों से देखने से ऐसे भिन्न-भिन्न त्रिक देख पड़ते हैं।इन में सूक्ष्म 
भेद भी है, तो स्थूल रूप से समानता भी है। मूल त्रिक पहिले कहा, विषयी- 
में-वेतन, विषय-यह-जड़,आर दोनें का संबंध। इसी मूल त्रिक की छाया अन्य 
सब पर पड़ती है। तो अब सानव सुख दु:ख के प्रसद्ग में, मुख्य तो दो ही 
प्रकार देख पड़ते हैं। एक तो जो अधिकांश भीतरी हैं, अपने आत्मा 
जीवात्मा मन के हैं, अपनी प्रकृति के किए हैं, अन्तःकरण से विशेष संबंध 
रखते हैं, काम, क्रोध, भय, लोभ, चिंता, ईष्यां, पश्चात्ताप, शोक आदि के 
दुःख--आदि ओर उनके विकार, इन को आध्यात्मिक कह सकते हैं । 

दूसरे जो बाहर से आते हैं, अधिकांश बाहरी हैं, जिन को दूसरे 
प्राणी, अथवा जड़ पदाथे, पत्थर, लकड़ी, काँटा, विष, जल, आग, बिजली 
आदि पाग्रभीतिक पदाथ , हमारे पाश्चथभोतिक शरीर को पहुँचाते हें- इन को 
आधिभौतिक कह सकते है'। तीसरे हमारे जीव ओर हसारी देह को एक 
दूसरे से बांधने वाले जे। ग्राण हैं, उन के विकार से जो उत्पन्न होते हैं, उन को 
आधिदेविक कह सकते हैं। दीव्यति, क्रीड़ति, विजिगीषति, व्यवहरति, द्योतते, 
भोदते, माद्यति, स्वपिति, कामयतै, गच्छति--दिव्‌ धातु के ये सब बहुत॑ से अथ 
हैं ।। क्रीड़ो, खेल, का भाव सब में अनुस्यृत हैं, सब का संग्राहक है। आत्मा 
ओर अनात्मा का, पुरुष ओर प्रकृति का, परस्पर खेल, जीवतू प्राणवान्‌ 
शरीर के द्वारा--यही संसार का रूप है। प्राण ही मुख्य देव है* | तो प्रारोों के 
विकार से जो रोग ओरादुःख हों, वे आधिदेविक । अब पश्चिम के वैज्ञानिक 
मी धीरे-धीरे मानने लगे हैं, कि मनुष्य, पशु, वृक्त, ओर धांतु" की सृष्टियों के 
सिवा अन्य योनियें? का भी संभव है। जे हम को चसं-चक्ु से नहीं देख 


१ 8070६, 70206, (07८6, 
- *% 5प99]6९, 00]6०६ ४#८8807, ०९(९८९॥ (०6 (ए०. 
3 (700, २०६०४९, ४9.0, 

3 श्राणों के, इंद्वियों के, महाभूतों के, अभिभानी देव” सी उपनिषदों में 
कहे हैं । एक अथ में यह भो कहना ठीक दे! सकता है, कि मानव जीव सभी श्राणों 
इ॒ढ्वियां महाभूतें का अभिमानी देव है, क्योंकि इस के पिंड में समस्त अज्लांढ के 
पदाथ , बिंव-प्रतिबिबन्याय से उपस्थित हैं । 


५ जूप्रााव0, धाणाएओं, ए:2९६०९, एपलाता, द्र78क्‍0775, 


साख्य का मत १९ 


पड़ती + स्थूल शरीर के स्थूल नेत्रों से जितंना हम को दंख पड़ता है, उस के 
सिवा जगत में ओर कुछ है ही नहीं, ऐसा कहना थोथा अहंकार हे! । 

देव, उपदेव, यक्ष, राक्षस, गंधव, अप्सरा, भूत, प्रेत, पिशाच* 
आदि जीव भी नितरां असंभाव्य नहीं हैं। “४ साइकिकल रिसच ?” में जे 
वेज्ञानिक प्रवृत्त हैं, वे इन के विषय में ज्ञान का संग्रह, उचित परीक्षा के साथ, 
कर रहे हैं; न अंध विश्वास करते हैं न अंध अविश्वास ही। तो यदि ऐसे 


' ज्ञीव हों, ओर उन से हमारे प्राणों को, और उस के द्वारा हमारे चित्त को, 


उनन्‍्माद, अपस्मार, आदि रूप से, बाधा पहुँचे, तो उस दुशः्ख को भी आधि- 
देविक कह सकेंगे । साइको-ऐनालिसिस, साइकिआठी, साइकोथिरापी, साइकि- 
कल रिस्चे5 आदि के विविध वैज्ञानिक मार्गों से, पश्चिम में जे अन्वेषण हो 
रहा है उस से, आगे चल के, इन सब विषयों का जो भारतीय शास्र, याग 
ओर तंत्र-मंत्र का, नष्ट-अषच्ट हो गया है, उस का बेज्ञानिक रूप में 
जीणेडद्धार होगा--इस की संभावना है । अस्तु | इस स्थान पर आधिदेविक 
शब्द के अथ के निशाय के संबंध में यह चचा हुईं | निष्कष+ यह कि दुखों 
का यह राशीकरणु ४ एक सूचना मात्र है। भिन्न दृष्टियों से भिन्न प्रकारों की 
राशियां बनाई जा सकती हैं | विशेष-विशेष दुःखों के प्रकार अनंत असंख्य 
अपरिगणनीय हैं | दुःख का सामान्य रूप एक ही है, वह अनुभव से ही सिद्ध 
है अर्थात्‌ 'में' का हास; जैसे 'मैं! की बृद्धि' बहुता, बाहुलय, सुख है; 
“मूमा एवं सुखम्‌ ”। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव--यह सदा अभेद्य रूप 


हकरू३-त+>मसेध५,. व ३० सकल +॥ ५०८ फाकात किम ककाक-ा+72००७४३३००७ चिप. अम्मी... बा... सौ 


से परस्पर बद्ध हैं। जिस को कहीं प्रधानता हो जाती है, वहां उसी का नाम 


दिया जाता है। आयुर्वेद में रोगों की प्रायः दो राशि की हैं, एक आधि. 
अथाति मानस, और दूसरी व्याधि अर्थात्‌ शारीर | और यह भी कहा है कि 
आधि से व्याधि आर व्याधि से आधि उत्पन्न होती हे" | 


3 “7०7|४६ [ ][0ए 7४0६ 48 00६ 709९086.” 

* ]४४प८०९ डशु970, 878०5, 8ए075, थिं0र/88, परातां।85,  2707768, 
०70ए7765, 2709703, 66ए॥3, 06877075, 767 65, ए०77[077९3, 8प९८९परँ>, ॥॥८प्र7, 
6६2, ९ ए3ए270-ब7बॉएडड,.. 98एदगांबएए,... 987070-6678४09,.. 9870४८४] 
76569/767,.. [76 ग6प/०४९ 920०४ 78 56६: /#2४ 77070 78 26प7083 “--- 
78 438 87 4029. 870 ७>07९5७४07 07 76१०९४६ 0९८प्र/९ग0०९४  770/ 59८/४०- 
879-ए0४0 ॥(6:४(प/९, 870 0 48 7006907079ए. 

डे (9587708007, 

७५ (07008/6 :/, ,?93ए०००8०प०४०८. सं5070675, ४४०६ 45, 008070675 
07097708 धं78 770 ६6 य्यांगते , , . + शा एथ0फएज५ए दाडपंग्8णांड760 88 957९70- 
7९घ४०5९७, एस 0792४ 7९7ए0०घ५४ 0380:7व678, 07, 08076 ए909पएांथ्9, 
%6-ए०ए७8 0882863.... 77697 ाएंपत6 ग्रल्पाब७6779, 978679., &प्रम्रो०५ए 
706प70989, 0707928, &7॥0 009565॥075, थी ७ शांत) ९०7008075 छ8 
प्राध78(९४ए 006 ६00 - 08प्र०827068 0 60000 कल, का ४6 एछ27000- 


२० दुशेन का मुख्य प्रयोजन 


इन सब वर्गों के, अर्थात्‌ मानस, शारीर, ओर मध्यवर्ती अवांतर जो 
कोई हों, सब दुःखों का, एकांत, निश्चित, ओर अत्यंत, सदा के लिए, जड़ 
मूल से, जो फिर न उपजें, ऐसा नाश, दृष्ट उपायों से, औषध आदि से, नहीं 
होता देख पड़ता है | इस लिए ऐसे उपाय की जिज्ञासा होती है जिस से इन 
का समूल, सावद्कि, असंशयित विनाश हो जाय । वह कैसे हो ! 
सांख्य का उत्तर है, 
ज्ञानेन चाउपवगो '«* * व्यक्ताडव्यक्तशविज्ञानात्‌ । 
बुद्धिविशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषांतरं सूक्मम्‌ || (सांख्यकारिका) 
सच्चे ज्ञान से ही अपवग होता है। '्ञग, ज्ञाता, द्रष्टा, आत्मा, पुरुष 
स्पिरिट," रूह, एक ओर ; श्ेय, प्रकृति, प्रधान, दृश्य, व्यक्त, मात्रा, मैटर,* 
मादा, जिस्म, दूसरी ओर ; इन का सेद-रूप संबंध, कारण-रूप अव्यक्त 
शक्ति तीसरी ओर; इन तीनों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञेय में उस के 
दोनों रूप, कार्य-रूप व्यक्त और कारण-रूप अव्यक्त, अंतर्गत हैं। और '्ञः में 
ज्ञेय' अंत्गत है। अपवर्ग के इस ज्ञान-रूपी.. उपाय -को,..ख्याति- को, 
। हि परस्पर अन्यता भिन्नता की ख्याति 
को, पुरुष के तात्विक स्वरूप की ख्याति को, कि वह प्रक्ृति से अन्य है, भिन्न 
है! दी निजेकातमक सा दिस इसी विवेकात्मक ख्याति को दशन कहते हैं, यह साख्य का कहना है। 
“एकमेव दुशनं, ख्यातिरेष दर्शनं?--ऐसा पंचशिख आचार का सूत्र है। 


योग 
पतंजलि के योग सूत्रों में भी ये ही बातें हैं । 
परिणाम-ताप-संस्कारदु:खैगुंणवृत्तिवेशेषाच दुःखमेव सर्ब॑ विवेकिनः । हेय॑ 
दुःखमनागतम्‌ । द्रष्टइश्ययोः संयोगो हेयहेतु:ः । तस्य हेतुरविद्यां। विवेकख्या- 
तिरविज्ञवा हनोपायः। (अ० २--सू० १५, १६, १७, २४, २६) । 









प्रध्पा0568 06 0307067 458 700 ##7977ए 8 680706# 8: 7ए2(०४९, 99४ ० 
परितट/0069,. (४2क४ांए' ठ4888568,- 89 तठतींडशं00:.. 70790 ए7०४०४४*, ४/७ 
ए76००7रठेश्षबाांग्8/ए - छफडंदशे. गं).- ठमंहांए, पीछंक टब्र78७.. >शंग8. 5076 , 
0९९०४ ० 70कवाए $#प्र८एएपा९, ६ 78 9 900 (90 ९४700४07092 945(प/#०92977085 
एथए० 9704प08 छ779॥00छ6 टाबा865:" ], ए, सलग्तत९0, 296॥9772% दहवे 
44/00/5675, 7. 4, ( 0५०, 4927), 

3 807६ 

+ ]6968४, “सात्रास्पर्शास्तु कौतेय,” ०६०. सांति, परिसापयंति, अवच्छेद्य॑ति, 
आत्मानं, इति मात्रा), महाभूतानि, इंद्रियविषयाणि, इन्द्रियाणि च । 


योग का मत २१ 


ततः क्लेशकर्मनिद्वतिः । पुरुषार्थशत्यानां गुणानां ग्रतिप्रसवः कैवर्ल्य, 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति | (अ०,सु०४-३०-३४) । 

अर्थात्‌ , जिस को हम लोग सुख सममते हैं वह भी, विवेक से, बारीक 
तमीज़ से, देखने से, कोमल चित्त वाले, नाजुक तबीयत वाले, जीव के लिए 
दुःख ही हो । परिणाम में, आख़िरत में, वह भी दुःख ही देता हे, इस लिए 
आदि से ही सब संसार दुःखमय, दुःखव्याप्त, जान पड़ता है। जिस को यह 
मालूम हे कि मुझे कल जहर का प्यांला पीना पड़ेगा ही, उस को आज स्वादु 
से स्वादु खाद्य चोष्य लेह्य पेय व्यंजन भी प्रिय नहीं लग सकता। ओर भी | 
विविध प्रकार की दत्तियां, वासनाए', चित्त के भीतर पररपर कलह सदा 
किया करती हैं, एक को पूरी करने का सुख होता है, तो साथ ही दूसरी 
तीसरी के भंग का दुःख होने लगता है, इस से भी सब जीवन सुकुमार-चित्त 
वाले विवेकी विद्वान को दुःखमय जान पड़ता है। इस ल्लिए, जो दुश्ख बीत 
गया उस की तो अब कोई चिकित्सा नहीं हो सकती, जो आने वाला है उस 
के दूर रखना चाहिए । कैसे दूर हो ? तो पहिले रोग का कारण जानो, तब 
चिकित्सा करो। सब दुःखों का मूल कारण, द्रष्टा और दृश्य, पुरुष और 
प्रकृति, का संयोग है। ओर उस संयोग का भी हेतु मिथ्याज्ञान, ग़लत- 
फ़हमी, धोका, ला-इल्मी, बेबकूफी, अविद्या है । उस के दूर करने का एकमात्र 
उपाय, तत्वज्ञान, सच्चा ज्ञान, विद्या, वक़्फू, इरफ़ान, मारिफत, यानी यह कि 
पुरुष और प्रकृति के, चेतन और जड़ के, विषयी और विषय के, 'मैं? 'और 
मेरे! के, विवेक के, फ़क़ को, भेद को, खूब अच्छी तरह पहिचानों। इस 
विवेक-ख्याति से सब कमे ओर क्लेशों की निवृत्ति होगी। और वासना, तृष्णा, 
के क्षीण होने पर» सक्त्व-रजस्‌-तमस्‌ अथोंत्‌ ज्ञान-क्रिया-इच्छा, तीनों 
गुण, स्पंद-रह्टित होकर शांत हो जायेंगे, बीजावस्था के चले जायंगे, और 
चित्‌ , चेतन, आत्मा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जायगा, केवल अपने ही 
को देखेगा, 'एकमेबाद्वितीयं” रूपी केवल्य को प्राप्त हो जायगा, अपने सिवा 
किसी दूसरे को कहीं भी कभी भी नहीं देखेगा, | 'ग़ेरियत” को छोड़ कर 
“अनानियत' में क्रायम हो जायगा । जब रूह का, आत्मा का, अपना सच्चा 
स्व॒रूप मालूम हो जाता है, तब चंचल इच्छाओं की अधीनता से, दीनता से, 
- हिसें-हबस की असीरी से, वह मुक्त हो जाता है। सब काल में, सब देश में, 
केवल 'में ही में हूँ.' (सब वासना केवल मेरे ही अधीन हैं, में उन का अधीन 
नहों हूँ.” ऐसा केवल्य, बहद्यित, परतंत्रता से मोक्ष, सब ढुःखों के जड़ मूल से 
नजात, छुटकारा, उस को प्राप्त होता है । 

( पूव ) मीमांसा 
जैमिनि के मीमांसा सूत्रों का भी पहिला सूत्र वही है जो वैशेषिक का । 
अथातो धर्मजिज्ञासा | न 


श्र्‌ दशन का मुख्य प्रयोजन 


इस के भाष्य में शबर मुनि ने कहा है, . 

तस्माद्‌ू धर्मा जिज्ञासितव्य; | स हि. निःभेयसेन पुरुषं संयुनक्तीति 
प्रतिजानीमददे | 

को धमं, कथ्थं लक्षणः, कान्यस्य साधनानि, कानि साधनाभासानि, कि- 
परश्चेति | धर्म प्रति हि विप्रतिपन्ना बहुबिदः, केचिदन्यं धममाहुः केचिदन्य ! 
सोब्यमविचार्य प्रवत्तमानः कंचिदेवोपाददानः विहन्येत, अनंथ वा ऋच्छेत्‌ । 

शरथोत्‌ धर्म के सच्चे स्वरूप को जानना चाहिए, धम क्या है, कत्तेठ्य 
क्‍या है, इस का लक्षण कया है, इस के साधन क्या हैं, घोखा देने वाले धर्मा- 
भास और साधनाभास क्या हैं, इस का अंतिम तात्पय, इस का प्रयोजन, क्या 
है। धम के विषय में बड़े जानकार मनुष्यों में भी मतभेद और विवाद और 
आंति देख पड़ती है, कोई एक बात कहते हैं, कोई दूसरी बात कहते हैं। तो 
बिना गहिरा विचार किए, किसी एक को धर्म मान ले ओर तदनुसार आचरण 
करने लगे तो बहुत संभव है कि मारा जाय, अथवा बड़ी हानि उठावे | इस 
लिए धर्मे के सच्चे स्वरूप को खोजना ओर जानना चाहिये। धर्म के सच्चे 
ज्ञान ओर आचरण से पुरुष को निःश्रेयस प्राप्त होता है | यह मीमांसा शास्त्र 
को प्रतिज्ञा है। 


यद्यपि मीमांसा शान्न का साक्षात्‌ संबंध कमकांड से, यज्ञादि-आपूत्तोदि 
घम से कहा जांता है, त्रद्यश्ञान से और ब्रह्म से नहीं, तो भी उस का अंतिम 
लक्ष्य वही है जो दूसरे दर्शनों का । प्रसिद्ध यह है कि नित्य, नेमित्तिक, और 
काम (अथीत्‌ यज्ञ यागादिक 'इष्ट, ओर वापी कूप तड़ाग आदि के लोक- 
हिताथ निर्माण आपूत्त ) कम से, स्वर्ग मिलता है, ओर सझुव॒ग में विविध प्रकार 
के उत्कृष्ट इंद्रिय-बिषयक सुख मिलते हैं, अम्ृतपान, नंदनवन, गंधव ओर 
अप्सरा का गीत वाद्य नृत्य आंदि। पर मसीमांसा में 'स्वः” श॑ब्द की जो 
परिभाषा की है उस का अथ कुछ दूसरा ही है । 
यन्‌ न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनंतरम | 
अभिलाषोपनीतं च तत्पद॑ स्व:पदास्पदम ॥ 


जिस सुख, में दुःख का लेश भी मिश्रित न हो, जिस का कभी लोप न 
हो, जो कभी दुःख से ग्रस्त अभिभूत न हो जाय, जो अपनी अ्रभिलाषा के ' 
अधीन हो, किसी पराए की इच्छा के अधीन नहीं, उस पद को, उस अवस्था 
को, उस सुख को “स्व: शब्द से कहते हैं। तो यह सुख तो पूरब-परिचित 

५ ५ “हुआ आत्यंतिर “लनन+ कट 
सांख्यादि दशनों. का कहा हुआ आत्यंतिक ऐकाॉतिक आऑत्मबशता-रूप 


निःश्रेयस्र मोक्ष ही है.।. 
मनु ने भी कहा हे, 


पूब मीमासा का सत श३े 


सर्व॑ परवशं दुःख सर्वमात्मवर्श सुख | 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सखदुःखयो: || (४-१६०) 
सर्वभूतेष॒ चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
सम॑ पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छुति || (१२-६१) 


परवशता ही दुःख, आत्मवशतता ही सुख है। जो अपने को सब में, 
सब को अपने में, समदष्टि से देखता, ओर इस दशेन से ही स्वदा आत्म- 
यज्ञ करता है, वह स्वाराज्य को पाता है। निःश्न यस, मोक्ष, निर्वाण, अपवर्गे, 
कैबल्य, स्वरूप-प्रतिष्ठा, सब पर्याय हैं । 

इस रीति से देखने से जान पड़ेगा कि, जैसा कुछ लोग विचार करते 
हैं कि पूत्र मीमांसा का ओर उत्तर मीमांसा का अशमनीय विरोध है, सो 
ठीक नहीं । घर और ब्रह्म, कम ओर ज्ञान, प्रयोग और सिद्धांत, लोक ओर 
बेद, व्यवहार ओर शास्त्र, ग्रेक्टिस और थियरी, ऐश्लिकेशन॑ और प्रिंसिपल, 
सायंस ओर फ़िल्ासोफ्ती,' अमल और इल्म, का संबंध अबिच्छेय है । शुद्ध 
आचरण से, पुण्य कम से, शुद्ध ज्ञान; ओर शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कम --ऐसां 
अन्यो:न्या श्रय है । 

वेदांत अथवा उत्तर मीमांसा 


बादरायण के कहे ब्द्य सूत्रों में तो प्रसिद्ध ही है कि आत्मा के, "में? के, 
ब्रह्म के, सच्चे स्वरूप के ज्ञान से, ब्मत्ाभ, त्रद्मसम्पत्ति, सब दुःखों से मुक्ति, 
आनंद और शांति की परा काष्ठा की प्राप्ति, होती है। इन सूत्रों को वेदांत के 
नाम से कहते हैं, यद्यपि यह नाम तत्त्वतः तो उपनिषदों का है, क्योंकि बेड 
नाम से विख्यात ग्रंथों के अंत में ये उपनिषद्‌ रक्खे हैं; अथ च बेद्‌ का, ज्ञान का 
अंत, समाप्ति, पूर्णता, परा काष्ठा, परमता, जिस को बोद्ध संकेत में पारमिता, 
प्रज्ञापारमिता, कद्दते हैं, इन में पाई जाती है । कम कांड के पीछे ज्ञान कांड 
का रखना सबवेथा न्याय-प्राप्त, मानव जीवन के विकास के क्रमिक इतिहास के 
अनुसार ही, है। पहिले प्रवृत्ति, तब निवृत्ति। पहिले योवन में बहिमुंखबृत्ति 
ओर चंचलता और विविध कर्मों में लीनता, पीछे वार्घक्य में अंतमुंखता, कर्म- 
शिथिलता, स्थितिशील्ञता, स्थिरबुद्धिता, ज्ञानपरायणता । वेदांत को त्रह्मविद्या, 
आत्मविद्या, पराविद्या, आदि नाम से भी पुकारते हैं ।औओर ऐसा जान।पड़ता है 
कि, भगवदूगीता के गायक कृष्ण के समय में, सांख्य ओर योग इसी वेदांत के 
ही दो अधे, पूर्वांधे -पराघे, अथांत्‌ ज्लञानांश और कर्मा'श, शाब्आंश-प्रयोगांश, 
थियरो-प्रेक्टिस, सायंस आफ़ पीस और साथंस आफ़ पावर (आकल्ट सायंस, 





१ 97800०6 बाते 607ए , ध्ूए62४०7 ४20. फगपराठएॉ०, 8ए०ॉ७:0९९ 
270 077/050ए 9. 


२४ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


मैजिक, थामेटर्जी ) *,मेटाफ्रोेज्िक्स ओर स्थुपर-फ्रिजिक्स (या साइको 
फ्रिजिक्स) इल्म-अमल, इफ़ोन-सुलूक, सममे जाते थे । 


सांख्ययोगी प्रथग बालाः प्रवदंति न पंडिता; | ( गीता ) 


सांख्य ओर थोंग को वे ही लोग प्रथक्‌ बताते हैं जिन की बुद्धि 
अभी बाल्यावस्था में है, बालकों की सी है। सद्‌-असदू-विवेकिनी बुद्धि 
पंडा, सा संजञाता यस्य स पंडित: । सत्‌ ओर असत्‌ में विवेक कर सकने 
वाली बुद्धि का नाम पंडा, वह जिस में सम्यक जात, अच्छी तरह से उत्पन्न 
हो गई है, वह पंडित । जो पंडित हे वह सांख्य और योग को प्रथक नहीं 
देखता, उनको एक दूसरे के पूरक सममता है। 

ब्रह्म सूत्रों में द्शेन के प्रयोजन का प्रतिपादन करने वाले सूत्र ये हें, 

अथातो ब्रह्मजिशासा । जन्माग्रस्य यत:,। तन्निष्ठस्य मोक्ञोपदेशात्‌। (अ० १,पा ० 
१,सू०१, २, ७)। तदधिगमे उत्तरपूर्वाद्ययोस्छेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌। यदेव 
विद्ययेति हि। भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते | (४-१--१३, १८, १६) संपद्चाविर्भाव: 
स्वेन शब्दात्‌ | मुक्तः प्रतिश्ञानात्‌ । अनाबृत्ति; शब्दाद्‌ अनाइत्तिः शब्दात्‌। 
( ४--४--१, २, २२ ) 

थांत्‌ बृहत्तम, ब्रद्द, सब से बड़े पदा्थ , की खोज करना चाहिए, 

उस को जानना चाहिए। जो पदाथ ऐसा बृहत्त म, महत्तम, महतो महीयान, 
कि यह सब संसार उस के अधीन हो, “ वशे प्रभो मृत्युरपि श्रवं ते, ” कोई 
वस्तु जिस के अधिकार के बाहर न हो, जिस को, जिस से, जिस के लिए 
जिस में से, जिस का, जिस में, ओर जो ही रबयं, (यतः, सावविभक्तिकस्तसि:), 
यह सारा व्यस्त समस्त जगत्‌ हो । यह इृष्टों का इष्ट, बंहिष्ठ भी अल्पिष्ठ भी 
महिष्ठ भी अशिष्ठ भी, गरिष्ठ भी लधिष्ठ भी, दविष्ठ भी नदिष्ठ भी, श्रेष्ठ 
भी प्रेष्ठ भी, चेतना, चित्‌ , चितिशक्ति, चेतन्य, आत्मा ही 'है। इस विद्या, 
इस ज्ञान, इस अनुभव में परिणिष्ठित होने से, अभेद-बुद्धि का, “युनिवसालिटी 
युनिटो, कन्टिन्युइटी, आफ़ आल लाइफ, कान्शसनेस , नेचर,” *का, तौहीद, 
इत्तिहाद, ज्ञा- तफ्रीक़ का, यक्नीन हो जाता है । तब आत्मा को बांधने वाले 
बंधन में डालने वाले, आज़ादी, स्वतंत्रता, स्व॒राज्य से गिरा कर पर्तंत्रता 
पराधीनता, दीनता में डालने वाले, सब पुण्य पापों के मुल्त राग-हष आदि 


(+आसज+--मनक.. 


3 वुशा80ए-978०७९6 ; 5९६४८९ 07 76906 8०० 566706 0 70 
(0९९८प६ 326006, 7880, 8प00०(प7९ए७, ४८०८ ) 7०९४४7०7ए808-8प76/[009- 
8708 (07 [9579070-07909), 

२ पएग्राए७इ४ा०७, प्रशाए, ०07४7प४, ० ७] ॥6, ० था! ००४5००८३- 
7888, 07 ७. 79४९, 


उत्तर मीमांसा का मंत 3१४ 
की बासना का, तृष्णा का, मायाबीज की घोरता उम्रता का, जिस को अब 
पच्छिम में “ विल-टू-लिव, विलं-ढु-पावर, लिबिडो, एलान वीटालू, हामे |; 
अर्ज-आंफ-लाइफ ” “आदि नामों से पहिचानने और कहने लगे हैं, 
क्षय होता है। तब शांत मन से, अपने प्रारूब्ध कमों के फलभूत सखुख-दुःखों 
का सहन करता हुआ, स्थिर-बुद्धि, असंमूढ़, स्थितप्रज्ञ, अपने परमात्मभाव 
में संपन्न और प्रतिष्ठित, जीव सब मिथ्या भावों से मुक्त हो जाता हे*। जब 
तक शरीर रहता है तब्र तक अपने कचेव्यों को पालन करता रहता है, पर 
नए धोखों के चक्कर में नहीं पड़ता, ओर छूटने के बाद फिर इस जगत में 
नहीं आता । 

ब्रह्मविद्‌ आप्नोति परम्‌ | ब्रह्मेव सन्‌ बल्माप्येति । ब्रह्म वेद अल्येव भवति ॥३ 


ब्रह्म को जानने बाला परम पदार्थ परमाथ को पाता है। जो ही ब्रह्म 
सदा से था वही ब्रह्म फिर भी हो जाता है, वही बना रहता है। 
मुहम्मद पैगंबर की हदीस है, “ अल आन: कमा कान:,” में जैसा था 
बैसा हो गया ओर वैसा हूँ। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है बृहत्तम, सब से बड़ा 
भी, ओर अनंत बढ़ने की शक्ति रखने वाला भी । 
बृहत््वाद्‌ ब'हणत्वाच्‌ चात्मैव अक्षेति गीयते । 


ऐसा पदाथ “ मैं ” आत्मा ही है, इस लिए आत्मा ही को ब्रह्म कहते 
हैं। जिस ने ब्रह्म को, आत्मा को, पहिचाना, जिस को यह निश्चय हो गया 
कि ४ में ” परमात्म-स्वरूप है ओर हूँ, चिन्मय, सब से बड़ा, अमर, “अनल- 
हक़ ?, “ला इलाहा इल्ला अना ”, “ मैं” के, मेरे, सिवा और कोई दूसरा 
अज्ला नहीं, उस को सब कुछ मित्न गया । 
य॑ लब्ध्बा चापरं लाभ॑ मनन्‍्यते नाधिकं ततः | 
, यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥| 
त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं॑ येोगसंशितम्‌ । 
स निश्चयेन येक्तव्यो येगोड्निर्विश्णंचेतसा। (गीता ) 
मनुष्य को अथक मन से उस थाग में जतन करना चाहिए, लग जाना 
वाहिए, जिस से सब ढुःखों से वियोग हो जाय, और उस पदाथ से संयोग 
हो जिस का लाभ हो जाने पर अन्य किसी वस्तु के ल्ञाभ की तृष्णा नहीं 
- रह जाती, जिस से बढ़ कर ओर कोई दूसरा लाभ नहीं । 


हे. आगन0०-नाए०, एव-0-9०ण७, प्रीजत0, ढॉग्य ए्, 00776, प/ए९- 
0७, 
रु ग्श््षीए 46९० #0फ% ४6 700६ 987000-76प्र70आं७, /.-ए१0979, 


3 तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, नुस्िहोत्तर, सुंडड उपनिषत्‌। 
है. 


२६ दृशेन का मुख्य प्रयोजन 


रु 
पाश्चात्य मत आश्चथ से जिज्ञासा की उत्पत्ति 
इन सब उद्धरणों से यही सिद्ध होता है कि पूष देश में दशन 
पदाथ का आरंभ, सब बंधनों से मोक्ष पाने को इच्छा से,आत्यंतिक ऐकांतिक 
दुःख जिहासा सुखलिप्ला से, हुआ है । पच्छिम देश में विविध मत कहे गए है। 
पर ऐसा जान पड़ता है कि गहिरी दृष्टि ,से देखने से, उन सब का भी 
पयवसान इसी में पाया जायगा। 


#"५ 


प्लटो ओर आरिस्टाटल ने कहा “है कि फ़लसफ़ा, दर्शन, का आरंभ 
“बंडर”' अर्थात्‌ आश्रय से होता है, आश्चय' से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। 
गीता में भी इस का इशारा हे, 
आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेन॑, आश्चर्यवद्‌ बदति तथेव चान्यः । 
आश्चर्यबच्‌ चेनम्‌ अन्यः णेति,भत्वाउप्येन वेद न चेव कश्चित्‌ ॥| (गीता) 
आश्चये से लोग इस सब सृष्टि को देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, पर 
कोई इस को ठीक-ठीक जानता नहीं । 
तथा उपनिषदों में भी, 
श्रवणशायापि बहुमियों न लम्बः, शुख्वन्तोडपि बंहवो यं न विद्युः। 
आश्चयो वक्ता, कुशलोडस्य लब्धा, आ्राश्चयों शाता कुशलानुशिष्ट: ॥ 
। ( कठ, १-२--७ ) 
इस रहस्य का सुनना दुर्लभ है, सुन कर सममना' दुलेभ है। इस का 
जानने, कहने, सुनने, समझने, वाला--सब आश्चर्य है। | 
ऋगवेद के संहिता भाग मे भी आश्चर्य से प्रेरित श्रश्न मिलते हैं, 
अमी य आच्चा निहितास उच्चाः नक्त॑ दहशे कुहचिद्दिवेयु: | 
अदब्धानि वरुणस्थ बतानि, विचाकशत्‌ चन्द्रमा नक्त मेति ॥' 
( मं० १, यू० २२ ) 


ये तारे ऊँचे पर रक्खे हुए।रात में देख पड़े, दिन में कहां चल्ले गए ! 
वरुण के कमे,अर्थात्‌ आकाश के अचरज, समझ के पार हैं। रांत में चमकता 
हुआ चंद्रमा निकलता है। तथा यजुर्वेंद में, 
कि स्विदासीद्धिष्ठानम, आरंभणं कतमस्स्वित्‌ कथरसीत्‌ । 
यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकर्मा विद्याम ओशणेन महिना विश्वचच्षाः || 
(आअ० २३) । 
इस जगत्‌ का आरंभक अधिष्ठान सर्वव्यापी क्या था, कॉन था, 
कैसा था ? किस विश्वकर्मा ने, सब रचना की शक्ति रखने वाले ने, सब कुछ 
कर सकने वाले ने, सर्वंशक्तिमान्‌ ने, उस में से इस भूमि को उत्पन्न किया ! 


पाश्रात्यमत आश्रय आदि से जिज्ञासा २७ 


किस सर्वेचन्षा ने, सब कुछ देखने वाले ने, सवज्ञ ने, इस आकाश में, इस 
झुलोक के, अपनी महिमा से फैल्ाया ( 7 

ऋग्ेद का, दस ऋचा का, हिरण्यगरभ सूक्त ( म० १, सू० १२१ ) 
सब का सब इसी प्रश्न को पूछता है, “कस्मे देवाय हविषा विधेसम।” उस 
का पहिला मंत्र यह है, 

५८. हिरणयगर्म: समवत्त ताउग्रे, भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ । 
_“  स दाधार प्रथिवीं द्यामतेमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

सोने के ऐसा चमकता हुआ।, सब से पहिला, सब भूतों का पति, 
इस प्रथ्वी और इस आकाश का फैलाने और सम्हालने वाला, जिस ने 
ऐसे अचरज रचे, वह कोन देव है, कि उस की हम पूजा करें ११ 

अचरज की चर्चा चल्ती है। इस अचरज को भी देखिए कि जो ही 
प्रश्न वेद के ऋषि के मन में उठे, जो ही प्रश्न आज काल के, अच्छी से 
अच्छी, ऊंची से ऊँची, शिक्षा पाए हुए, बुद्धिमत्तर, पश्चिमी विद्वान के 
मन में उठते हैं, वे ही प्रश्न अफ्रीका की अशिक्षित जातियों में से एक, 'बासूटो?, 
जाति के एक मनुष्य के हृदय में उठते हैं, और बेसे ही सरस और भाव- 
पूर्ण शब्दों में उठते हैं । 

“एक देशाटन के प्रेमी सज्जन ने शुद्ध निष्कारण मानस कुतूहल का 
उदाहरण लिखा है। एक बेर, 'बासूटो!? जाति के एक मनुष्य ने उन से कहा-- 
बारह वर्ष हुए में अपने पशुओं के चराने ले गया। आकाश में घृंघ थी। 
में एक चटान पर बैठ गया। मेरे मन में शोक भरे प्रश्व उठने लगे | शोक 
भरे, क्‍योंकि उन का उत्तर सूक नहीं पड़ता था। तारों को किसने अपने 
हाथों से छुआ है ! किन किन खंभों पर ये रक्खे हैं ! पानी सदा बहता हो 
रहता है। कुभी थकता नहीं।। बहना छोड़ दूसरा काम कोई उस को आता 
नहीं । सवेरे से शाम तक, शाम से सवेरे तक, बहुता ही रहता है । कहीं भी 
ठहरता है, कभो भी आराम लैता है, या नहाँ ? कोन उस बहाता है ? बादल 
आते हैं, जाते , जाते हैं, फट करे पृथ्वी पर पानी के रूप में गिरते हैं। कहां से आते 
हैं? कोन भेजता है ? हवा को में देख नहीं सकता। पर है अवश्य | क्‍या 
है ? उस के कोन चलाता है ? सिर झुका कर, दोनों हाथों से मुंह छिपा कर, 
में सोचता रह गयी ।”?* 


हुं कमल कु हुनुुंअ हल लुलुललुुुल_ंक सुररंब रब कमर गा आए ७७७एएशआाा 


नमस्कारास्मक करते हैं, 'कस्मै! को, सर्वंताम 'कः की नहीं, बल्कि प्रजापति-वाचक 
९कः की, चतुर्थी का रूप कहते हैं । साधारणत: वह रूप 'काय' लौकिक संस्कृत में 
होता है, पर वैदिक में 'कस्मै' भी हो सकता हो | 

२ #/। (6 70072, #7९00760 एए ० ४४एश९7॥९४७, ए8७ 2976 ० 
88708 0० ४8 900708760प75 #879707 ५ ० 954970९१९३४४४० 0प्70भाए, 


श्फ दर्शान का मुख्य प्रयोजन 


प्रश्न वे ही अथवा बैसे ही हैं जैसे वेद के। उत्तर बेचारा 'बासूटो? कुछ भी 
नहीं समझ पाता | उस की जीवात्मा का अधिक उत्कष होने पर कुछ सममेगा। 
प्रश्न शोकपूरों हे, क्‍योंकि उत्तर नहीं सूकता; और मुंह के हाथों से ढाँक 
कर सोचता हे, इन बातों में प्रकृति देवता ने क्‍या आफ़त छिपा रक्खां 
है! ? इस पर आगे कुछ कहा जायगा । पश्चिम के सभ्य देशों का आधुनिक 
वैज्ञानिक विद्वान्‌ इन प्रश्नों का बहुत कुछ उत्तर देता है, और कार्य-कारण की 
परम्परा का बहुत दूर तक ले जाता है, पर अंत में, मूल कारण के विषय में, 
वह भी शोकपूण हो जाता है, मुंह को हाथों में छिपा कर गहिरा सोच 
करता ही रद्द जाता है, ओर “दी मिस्टरी आफ़ दी यूनिवर्स” के सामने, या 
तो “चांस”, या “लो आफ़ एवोल्यूशन”, या “एनर्जी”, या “अन-नोएब्ल”? 
प्रश्नति शब्दों का, या “गाड”१ शब्द का, प्रयोग करता है। वेदिक ऋषि ने 
उस को सबव्यापी, सबंशक्तिमान्‌, सर्वेज्ञ ब्रह्म, परमात्मा, चैतन्य, ऐसे नामों 
से समझने सममाने का प्रयत्न किया है। ./“ 


मानस कुतूहल से जिज्ञासा तथा संशय से 


तथा कल्पना की इच्छा से 
पच्छिम में अधिकतर विचार साम्प्रत काल में यह रहा है कि जैसे 
अन्य उत्कृष्ट ज्ञानों ओर शास्त्रों का, बेसे हो फल्सफ़ा का, प्रेरक प्रयोजक हेतु, 
सम्पूर्णत: नहीं तो मुख्यतः, “इंटेलेक्चुअल क्युरियासिटी”*, मानस कुतू- 
हल है। बच्चों के नई वस्तु के विषय में बड़ा कुतूहल रहता है, यह क्‍या 


[0 ६06 ०४७९ 04 27 रंत्राश।06॥६ 38500 7 जढए6 7९६४७ 280 (॥6 फ्रधा 
रंचाउछॉ( 48 596६7789) ॥ 270 ६0 (680 फरए 70९75, 496 एझ&९४67/ ए४5 
पब्णए,. 3 5४६ 007 प[०07 8 700४ बाते १४६९० प्रए5९६ई 80709! तृ०९४- 
ध0798; ए29, 5070 जि, ०९८४प३४९ | ३७ प्र]०06 ६0 &78967 ६670, ४४7४० 
]98 $0प०९० ६36 8६ढ78 जात 5 फ्रकातंड ?ै. जा. भा ज्ॉधा5 ते० ६6० 
765: 7? 4॥8 जा/४78 876 7676/७ ए९४ाए; (१6ए टर70शए 70 00067 8ण एश7 
६०769 जरा0000 2९४४४४--४०० एछाष्पंगप्रर पथ! प्रांडओ, काते 4077 792६ 
शा :0077708; >प6 ९८४ त0 ४76ए 5009, ध्यते एत0 पए्राश्चेस्ट७ ९०0 709 
दिए ?. 36 ए०प05 #ड० 60086 2०० 80०, 800 >प्रा्ड  ए०४(९४ 0०४67 
6 ९७00, 7९४०७ 00706 076ए 2? ४४४0० 8७४०३ ६6% 2२. , . 7 ९०४७ 70६ 
586 06 ज्ञा70; 900 एी३६ 5 40 7 ४४४० 72#70895 ॥, स्ाधा०७ 40 000 9४ २, . , 
वृष | >प्रा760 ४ए 46९6 78 900 शाए कैध्या09, + , (४8०9, 2/० 2457803, 


9, 239), वणण6० $७ 8 000%06 ४६ 9. 374 का 72० 29८877०2€9  27/7/2८ 
:<78०77255 29५9 ६00६ 

3 [गुर ऋएड8ए ०0 फैद एम्राएड8९:07४070०6: [8ए 07 #ए0०पघ6070; 
घखछिक्षएुए पगादा079०/९: (५00, 

* [ृ7(660(प४ ०८प४०३४४५, 


अतिवाद २९ 


है, क्‍यों-है, इस का नाम क्या है, यह केसे हुआ, केसे बनता हे, इत्यादि । 
ओ बाल्यावस्था में ज्ञान के बधेन का कारण है वही प्रोढ़ावस्था में भी । 
जो अशिक्षित जाति को उन्नति के ज्राग पर आगे बढ़ाता हे वही 

सुशिक्षित जाति को ओर आगे चलाता है ।पै थागोरस ने फ़ल्सफ़ा का जन्म 
शुद्ध ज्ञान की इच्छा से, अथवा नवीन रचना कल्पना कर सकने _के लिये 
उपयोगों ज्ञान पाने को इच्छा से, बताया हे। तथा डेका्ट ने संशय से । ये 
दोनों भी, एक ओर आश्चर्य से दूसरी ओर कुतूहल से, मिलते है । यह सब 
विचार भी निश्चयेन अंशतः ठीक हे। जैसे बासूटो के प्रश्नों में शोक निगृढ़ 
होने का आकृतिक गभीर अभिप्राय है, बेसे ही इस कुतूहल, संशय ज्ञानेच्छा, 
में भी वही अभिप्राय अंतहिंत है; निष्कारण कुतूहल नहीं है । यह आगे दिखाने 

का यत्न किया जांयगा | पर तत्काल इस कुतृहलवाद को पच्छिम में यहां तक 
बढ़ा दिया कि विज्ञानशास्तरी ओर कलावित्‌ कहने लग गए कि “सायंस 
इज फरार दो सेक आफ़ सायंस” आटठ इज़ फार दी सेक आफ़ आटे १” | 
अर्थात्‌ मानव जीवन का और कोइ लक्ष्य नहीं सिवा इस के कि शाश्र की 
वृद्धि हो, कला को वृद्धि हो। मानव जीवन तो साधन, शेष, उपाय, साग 
ओर शास्त्र अथवा कत्ा तो साध्य, शेषी, उपेय, लक्ष्य हो गए । 


अतिवाद 


पच्छिम में यह अतिशयोक्ति और अंघश्रद्धा, अतिभक्ति और मूढ़- 
ग्राह, वेज्ञानिक आधिभोतिक शास्त्रों के विषय में बेसे ही फेली जैसी 
भारतवर्ष में धर्मशास्त्रों के विषय में फैली; अर्थात्‌ यहां तक कि अपने के 
पंडित मानने कहने वाले लोग भी, बुद्धिदेषी होकर, यह डिडिम करने लग 
गए, कि “धम भें बुद्धि का स्थान नहीं ।”? यद्यपि यह प्रायः गल्यक्ष-सिद्ध है 
ओर पूव के भी और पच्चछिम के भी पृवांचाययों का माना हुआ सिद्धांव है 
कि वेज्ञानिक शास्त्र भी ओर धर्म शासत्र भी, सभी शास्त्र, परस्पर सम्बद्ध होते 
हुए, एक दूसरे की बाधा और व्याहृति न करते हुए, एक व्यापक सत्य तथ्य 
ज्ञान के अंश ओर अंग होते हुए, देश-काल-निमित्त के अनुसार, मनष्यों के 
व्यवहार के संशोधन ओर उन के जीवन के सुख के साधन ओर उत्कषण के 
लिए बने हैं श्लोर बनते जाते हैं। दर्शन के प्रंथों से जो सूत्रादि पहिले उद्धत किए 
गए, यथा" यतो&भ्युद्यनि:श्रेयससिद्धि: स धमः, उन से स्पष्ट है कि धर्म 
पदार्थ मनुष्य के अभ्युद्य और निशश्रेयस का साधन मात्र है, स्वयं साध्य 


'>सेकल पहने. ">मक;>याक-#-35->#बैलने, 


नहीं । मनुष्य के लिए शास्त्र है, शास्त्र के लिए मनुष्य नहीं। इस तंध्य के 


3 “526८6 48 07 (6 इ०06 ० इटांटा6९," “27 5 07 ४068 $धॉ८९ 
रण 


३० दशन का भुख्य प्रयोजन 


विरोधी अतिवाद की अतिवादता को विचार्शील सज्जनों ने पच्छिम में 
भी अब पहिचाना है, और नामी नामी वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि-- 
“पायंस इज़ फ़ार लाइफ, नाट लाइफ फ़ार सायंस,”* अर्थात्‌ शास्त्र 
ओर कला आदि सब मानव जीवन के सुख के साधन मात्र हैं, स्वयं साध्य 
नहीं है| इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि प्रत्येक सभ्य जाति में स्वास्थ्य और 
समृद्धि बनाने वाले क़ानून, विज्ञान के आधार पर बनाए जाते हैं, ( बेद- 
मूलो हि धमः, धर्मो वेदे प्रतिष्ठित:, का जेसो अर्थ है, यानी ज्ञान पर, विज्ञान 
पर, सायंस- शाब्न-वेद पर धम-कानून को प्रतिष्ठित होना चाहिए ही ), और 
बढ़े बड़े कमातों यंत्रालयों के साथ वैज्ञानिक योग्याशाला * भी रक्‍खी जाती 
हैं, जिन की उपज्ञाओं, * जिद्दतों, इजारों, का, नवोन आविष्कारों का, उपयोग 
उन कमोतों में किया जाता है। गत (ई० १९१४--१५१८ के) यूरोपीय महायुद्ध 
में ऐसी उपज्ञाओं का केसा राक्षसी दुरुपयोग किया गया यह भी असिद्ध है । 
सांयस के स्वयं साध्य-लक्ष्य होने का जो अतिवाद कुछ दिनों प्रबल रहा, 
उसका मूल कारण यही रहा होगा कि मध्ययुगीन यूरोप में, कई सो वष तक, 
धर्म के बहाने, एक विशेष (रोमन केथलिक) मत के रूप में धर्माभास ने 
अंधश्रद्धा को अतिप्रचंड कर, स्वावलंबिनी बुद्धि को दवा कर, विज्ञान को 
निगड़ित कर रक्‍्खा था। तपस्या से, त्याग से, * शक्ति और ऐश्वर्य मिलते 
हैं; ऋमशः ऐश्वयेमद और बविषयलोलुपता बढ़ती है, जो रक्षक थे वे भक्षक 
होजाते हैं, फिर लोक का रावण अर्थात्‌ रोआना, 'रुलाना? करके, बड़ा 
उथल्न पुथल मचा कर, दुंड पाते हैं, पदच्युत होते हैं, नष्ट होते हैं; ऐसा क्रम 
इतिक्षास में बहुधा देख पड़ता है । मन्युस्तन्मन्युम्॒च्छति । अति अभिमान 
का शम्मन तज्जनित प्रत्यभिमान और रोद्र क्रोध से होता है। प्राय: 
इतिहास के प्रृष्ठों में, ओर आंख के सामने प्रवत्तेमान , जगदुत्त में, 
देखने में आता है कि धमे और ज्ञान आदि के अधिकारी, तथा शासन 
ओर प्रभुत्व के अधिकारी, तथा घन के अधिकारी, आरंभ में यदि अच्छा भी 
करते हैं, तो काल पाकर सत्यपथ से, अपने कत्तव्य और सत्‌ लक्ष्य से, 


38506706 48 607 ॥66, 700६ ॥6९ ४0£ 508706, 
९ प्रशऊुद्ााएधाश ॥.8007४:079. उन में, ह 'तस्माद्‌ योग्यां कारयेत्‌”, 
योग्या शब्द 'एक्सपेरिमेंट” के अर्थ में मिलता है। 
3 [052078/77698; [097870 075. 
ड ०2[-067/9, 5६2-8०0०/१02, 
शेज़ साही ने गुलिस्तां में कहा है: “ख़ुदंन बराय ज़ीस्तन अस्त, न कि 
ज़ीस्तन बराय ख़ुदन; व माल अज़ बह्े आसायिशे उम्र अस्त, न कि उम्र अज़ बहरे 
गिर्द कर्दने माल” । अर्थात्‌, खाने के लिये जीना नहीं, जीने के लिये खाना है; माल 
ज़मा करने के लिये ज़िन्दगी नहीँ, ज़िन्दगी के आराम के लिये माल जमा करना दे। 


विशेष प्रयोजन से जिज्ञासा ३९ 


बहँँक जाते हैं, जनता के ज्ञान की सम्पत्ति का, निर्विन्नता निभेयता की सम्पत्ति 
का, अन्न-बस्ध की सम्पत्ति का, शिक्षा-रक्षा-जीविका का, साधन करने के स्थान 
पर बाधन करने लगते हैं, जनता को ज्ञानशूल्य और मूर्ख बना कर अपना 
दास बनाए रखना चाहते हैं। 


अंग्रेज़ी में दो शब्द “प्रीस्टक्राफ़्ट ” “ओर स्टेटक्राफ़ूट” हैं। अर्थ इन 
का--पुरोहित की कपटनीति और राजा की ऋपटनी ति । दोनों का सार इतना 
ही है कि साधारण जनसमूह को बेवकूफ और कायर बना कर, अबुध और 
भीरु बना कर, उन को चूसते भूसते रहना । 
चराणामन्नमचराः द्र॒ष्टिणामप्यदंष्ट्रिणः । 
बुधानामबुधाश्चापि शूराणां चेब भीरवः ॥ 
अर्थात्‌ चलने वाले प्राणियों का आहार स्थावर वनस्पति आदि दांत 
वालों के दंतहीन, होशियारों के मूखे, ओर शूरों के भीरु होते हैं । 
पर यह भी प्रकृति का अबाध्य नियम है, कि रवार्थ वश किया 
हुआ पाप, 
शनेरावत्त मानस्तु कठु मूलानि कंतति । 
चक्र सदश आवतें करता हुआ, घूमता हुआ, “साइक्किकल पीरियो- 
डिसिटी” * से, क्रिया की प्रतिक्रिया के न्याय सं, पाप लौटकर अपने करने 
वाले की जड़ को काठ देता है। यही दशा पच्छिम में पुरोहितों और 
राजों को हुईं। पहिले उन्होंने प्रजाँ का हित किया । फिर स्वार्थी हों 
कर प्रज्ञा की बहुत हानि की । अंततः जनता ने अधिकांश उन पर से श्रद्धा 
हटा ली, और उन के अधिकार उन से ले लिए | इसी सिल्सिले में दबी हुई 
बुद्धि ओर विज्ञान का, प्रतिक्रिया न्याय से, इतना अतिमात्र औद्धत्य हुआ 
कि उन्होंने ऐसा कहना अपनी शोभा मानी की बुद्धि के आगे अत्ींद्रिय 
पदार्थ कोई नहीं ठहरता, ( यद्यपि बुद्धि स्वयं अतींद्रिय है ! ), और विज्ञान 
स्वयं साध्य है, (यद्यपि मनुष्यों ने अपने जीवन के सुख के साधन 
, के लिए ही उसका आविष्कार किया है ! )। 


विशेष प्रयोजन से जिज्ञासा 


किसी विशेष अर्थ की खोज में भी विशेष ज्ञान का संग्रह हो जाता 
है, और उस ज्ञान के क्रमबद्ध, कार्य-कारण-परम्परान्वित, होने से शास्त्र बंन 
जाता है। जैसे अन्न वल्॑ की खोज में कृषि शात्र ओर गोरज्ञाशाख्र बने, घरेलू 
बर्तनों के तथा अश्च शस्त्र के लिए तांबा लोहा आदि, आभूषण ओर वाणिज्य 





३ (एए6० 96४४0०0९६ए. 


१२ दर्शन मुख्य प्रयोजन 


की सुविधा के लिए सोना चांदी आदि, अज्ञपाचन शीतनिवारण तथा और 
बहुतेरे कामों में सहायता देने बाली अग्नि के लिए कोयला आदि, खनिजों 
की खाज से धातु शास्त्र, भूगमे शाख, आदि का आरंभ हुआ; प्रथ्वीतल पर 
भ्रमण, समुद्र पर यान, आदि की आवश्यकताओं से भूगोल खगोल के शाख्र 
रचे गए; रोग निवृत्ति के लिए गौरवशाली चिकित्सा शास्र, और उस के अंग, 
शारीरिक अथवा कायव्यूह शासत्र, वनस्पति शास्त्र, जन्तु शास्र, आदि बनाए 
गए । तो यह भी मानने की बात है कि विशेष अर्थ के अथ से, विशेष दुःख 
की निवृत्ति ओर विशेष सुख के लाभ के लिए, शाख्त्र में प्रवृति होती है । 


इस प्रकार से, धमोभास ओर घधमेदम्भ के अतिवाद का शमन, सायंस- 
विज्ञान के आभास रूप प्रत्यतिवाद और प्रति गये से हुआ । अब दोनों अपने 
अपने आभासों ओर अतिवादों को छोड़ कर, तात्विक सात्बिक मध्यमा वृत्ति 
पर आ जाँय, और परस्पर समन्वय, सज्ञति, सम्बाद, संज्ञान, सम्मति करें-- 
इसी में मानव जाति का कल्याण है । अस्तु | निष्कष यह कि मानस कुतूहल 
भी निश्चयेन ज्ञान की बृद्धि में अंशतः प्रेरक हेतु है, पर जैसे आश्चर्य बैसे 
कुतूहल भी, परम्परया, उक्त मूल श्रयोजन का अबांतर ओर अधीन 
साधक है । इसको विशद करने का यत्र आगे किया जायगा। 


कर्तव्य कमे में प्रवत्तेक हेतु की जिज्ञासा 


पच्छिम में कुछ दाशनिकों ने यह भी माना है कि कततंव्य से जिस 
मनुष्य का चित्त किसी कारण से विमुख, निरुद्ध, प्रतिबद्ध, हो रहा है, 
उस को उस काये में प्रवृत्त करने के लिए, तथा अकत्तंठ्य को करने के 
लिए जिस का मन चंचल ओर ग्युत्थित हो रहा है उस को उस से निवृत्त, 
निरुद्ध, शांत करने के लिए, भो, फ़लसफ़ा का प्रयोजन होता है । यह एक 
व्यावहारिक प्रयोजन भी फ़ल्लस+ां का हे | यह बात भी ठीक ही है। * 


वेराग्य से जिज्ञासा 
संसार की दुःखमयता को देख कर के भी, जैसा पूर्व में वैसा पच्छिम 


कतार पाए ासररपर+ का“ +त पास भाप: कक 2-५8 न५ 2८ नाक 3८ जनाब १2५ कल ५+“बकक नमन नय ०० भा 4५७ रमन ८ “भय तनर १७ नाक मकर रथ ५ सर र मन कारक १० नी सन्‍न्‍कु२३०५+ आज» + तरफ ब+० मकर +३»+आ न कान 3७५ न०म १ कक अत-नचर+५4 ८०४4 फलमा पका फतप कला" 


3 “गज कर्०0०४४79 9०6ए९९7 ९०7९घ९४ ढाते 78०0८४ 0 - 
]05090ए 45 8 95ए0॥060छ68 0०ग्र८... 776 शा्री060 9९€78070 760७४/७8 
& 80770800 08078 ॥86 ०८80 8०८४, 07 3 5202809४2 40 0706४ ६0 9288४ 4090- 
प00; 8 एछागएपएग छए030फ78७ 970ए08 ४7९४९, मिए७४7४ 97080* 
979, 3875 6७००९, 70ज्र८एड/ 76 008५ 8०९ 2०096 4700. €५८६४८७7८९, 
86769 06778 €तेप९०पए९ 003, ०, &., (0  धाट0प7४६४९ 0+ ५0 0870, ६६०,” 
2/2४82/8, 706 ए59०000897 ०६ ?7]09077०75, 9, 23, 


बैराग्य से मिज्ञासां ३३ 


मे भी, कोमलचित्त, म॒दुवेदी स्त्रियों और पुरुषों की, दाशनिक विचार की 
ओर प्रवृत्ति हुईं है! । यूरोप के मध्य युग में, जैसा भारत के मध्य युग में, 
और वर्तमान समय में भी, इस “दुःखमेब स्व पिवेकिनः” की दृष्टि का प्रभाव 
अधिकतर यह दोता रहा ओर हे,क्ति लोग किसी न किसी प्रकार के भक्ति मार्गे 
या पंथ में जा रहते थे। “मोनास्टरी”, मठ, विद्ार, मे पुरुष; “कानवेंट” या 
“नन्नरी” में स्लियाँ:। इस प्रकार से, भक्ति से, ईश्वर में, विष्णु, महादेव, 
दुर्गा, अल्ला, गॉड, जेहोवा, अहुरा मभदा में, ईसा में, बुद्ध, मुहम्मद, जरदुश्त, 
राम , कृष्ण में, मन लगा कर, संसार के भझगड़ों से अलग हो कर, 
पर कुछ लोकसेवा भी करते हुए, जन्म बिता देते थे। कुछ गिने चुने जीव, 
ज्ञान की ओर कुक कर, दाशेनिक विचारों की सहायता से, अपने चित्त की 
शांति करते थे और दूसरों को शांति देने का यत्न भी करते थे । 

उत्तम प्रकार के,|सात्बिक, परार्थी, लोकहितिषी विवेक-बेराग्य का यह 
स्वरूप है; जेसा बुद्ध का हुआ; जैसा ब्रह्मज्ञान के सब सच्चे अधिकारियों को 
हेाना चाहिए; अपने ही छुटकारे की चितां नहीं । पच्छिम के एक ग्र थकार ने 
कई पाश्चात्य दाशेनिकों के उदाहरण दिए हैं, जिन के भी, ऐसी शुद्ध नहीं, 
पर इस के समीप की, कामलचित्तता का अनुभव हुआ ।३ 


उक्त सब प्रकार उपनिषदों में भी दिखाए हें। श्वेतकेतु बाल्यावस्था मे, 

खेल कूद में मग्न, प्रकृति के उम्र थे। पिता उद्दालक ने कहा, “बस त्रह्मचय, 
नेव सोम्यास्मतकुलीना ब्रह्मबंधुरिव भवति”, गुरुकुल में, त्रद्माचयय का 
संग्रह करने वाली चयो करते हुए, वास करो,विद्या सीखा; हमारे छुल में,आये 
कुल में, अनपढ़, अनाये मनुष्य होने की चाज्ञ नहीं है। ब्रह्म शब्द के तीन 
अथ, परमात्मा भी; परमात्मनिष्ठ वेद अथात्‌ सब सत्य विद्या, शाख, ज्ञान 
भी; और अनंत संतान परम्परा की सृष्टि की दिव्य शक्ति का धारण करने 
वाला, शक्र, वी, भी; तीनों का सत्य करो । श्वेतकेतु ने चोबीस वष की उम्र 


3 ुफ् पड, ५60786 5था06 (वुप०६९व 9ए रि०्त०४ॉ्ा577987, हट 47% 
22/2/75०//9, 7, 347) ४४७७ 968 8807683, ४06९ 7०7४, ६6 /0[06/68870655, 
६36 ०१९८8९, ० जरिटा प्रणाए&0 830560ए 43 पि, #0588 प[० 76076 ४28०, ए767 
70ए 72क्‍6८0078 ज९76 70 [07867 0676 प[००7 एए 970767 पए650४79, 7५६ 
पघर०0०0 ६7४६ ० ६76 छठ/0 6 श्र 4 छ98 >प 270 ४६070 7077 9675009/ 
त65०कां। ७:०००७१ १६७७[६ ६० था ८7९६००४, बात ४86 [8ए 06 7908॥07 97086 
9९०78 706 470 80० 8707श72 386९6 ४86 ४0ए 788807 'ए०5 डबल 
एड ४. 

* [(०7283067ए ; 2077670 $ ॥ए77९८:ए. 
रे छूहा2०6०2, 286 209777727 ० २28808727275: 


्‌ 


३४ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


तक पढ़ा ; घर लौटे, विद्या मद्‌ से स्तब्घ, “में सब कुछ ज्ञानतो हूँ, मेरे ऐसा 
बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ दूसरा नहीं ।” तरह-तरह के मद होते हैं, बलमद, रूपमदो, 
घनमद, ऐश्वयमद, तथा विद्यामर, बुद्धिमद भी। पिता ने देखा कि पुत्र ने 
बहुत कुछ सीखा, पर जे। सब से अधिक उपयोगी बात है, जिस का सीखना 
सब से अधिक आवश्यक है, वही नहीं सीखा, मनुष्यता, इन्सानियत, नहीं 
सीखा, अपने के नहीं पहिचाना, में क्‍या हूँ, पाभी पत्नों के भार का बाहक 
ही हूँ, बहुत से शब्दों के उच्चारण करने का यंत्र मात्र हूँ, या कुछ और हूं, 
यह नहीं जाना ।|उसकी सोई हुईं आत्मा के जगाया। कुतूहल के द्वारा पूछा, 
“पुत्र, बहुत बा सीखा; कया वह भी सीखा जिस से अनसुनी बात सुनो हो। 
जाय, अनजानी बात जानी है| जाय १” | श्वेत केतु ने कहा, “यह ते नहीं 
जाना, से आप शिक्षा दीजिए ।” 

जनक की सभा में, जल्प ओर विवाद से भी आरम्भ करके, याज्षवल्क्य 
आदि, इसी परमाथथ ज्ञान पर, श्रोताओं के! लाये। कितने ही अष्टाओं ने, 
उपनिषदों में, दूसरे विषयों के प्रश्नों से आरंभ किया हे, पर अवसान इसी में 
हुआ है । अर्थात्‌ दःख की जिहासा और सुख की लिप्सा ; सुख कैसे मिल्ले, 
दुःख कैसे छूटे | मक्खी और मच्छर, सांप और बीछू, बाघ ओर भेड़िये, 
क्यों पैदा] हुए, यह अक्सर पूछा जाता है। आम और ईख, गुलाब और 
चमेली, केयल और बुल्बुल, क्‍यों पैदा हुए, यह शायद्‌ ही कभी कोई पूछता 
हे। | हाँ, सक्‍्खी ओर मच्छर वर्गेरह कम केसे हों, आम ओर ईंख आदि 
बढ़ें केसे, इस पर बहुत खोज और मेहनत की जाती है। 


सब का संग्रह 


ज्ञान ओर इच्छा ओर क्रिया का अविच्छेद्य संबंध, है। जानाति, 
इच्छति, यतते । यद्ध्यायति तदिच्छुति, यद्च्छति तत्करोतति, यत्करोति तदू- 
भवति | 


ज्ञान से इच्छा, उस से क्रिया, उस से फिर और नया ज्ञान, फिर ओर 
इच्छा, फिर और क्रिया, फिर और ज्ञान--ऐसा अनंत चक्र चला 
हुआ है। जिज्ञासा का अ॒ज्ञातुम्‌ इच्छा, ज्ञान की इच्छा । आश्चर्य, 
कुतूहल, नई कह्पना करने की अंतःप्रेरणा, संशय निवषृत्त करने की 
इच्छा-थे सब जिज्ञासा के ही विविध रूप हैं। और सब का मर्मा 
यही है कि, साक्षात्‌ नहीं तो परम्परया, काय-कारण का संबंध 
जान कर, आज नहीं तो [जब अवसर आबे तब, हम उस ज्ञान के द्वारा 
दुःख का निवारण ओर सुख का प्रसारण कर सकें। विशेष दुःख 
के उपाय की आकांक्षा, विशेष सुख के उपाय की कामना, से विशेष शास्त्र । 


सब का संग्रह' 44 


अशेष निःशेष दुःख की, दुःखसामान्य की, निवृत्ति की वांछा, उत्तम सुख, 
परमानंद, सुखसामान्य, की अभिलाषा, से शाख्रसामान्य अर्थात्‌ दर्शन- 
शासझत्र की उत्पत्ति होती है; ओर इस आशंसा की पूर्त्ति ही इस शाक्तर का 
प्रयोजन है । मीमांसा का सिद्धांत है “सबंमपिज्ञानं कम पर, विहित॑ कम 
धर्मपरम्‌ , धम: पुरुषपरः अथात्‌ पुरुषनिःश्र यसपरः ”; सब ज्ञान, कम का 
उपयोगी है; उचित न्याय्य कर्म, धर्म का उपयोगी है; धर्म, पुरुष का अर्थात्‌ 
पुरुष के नि:श्रेयस का। आत्मज्ञान ही निःभ्रेयस परमानंद है। इस;लिए, 
सर्बे कर्माखिलं पार्थ शाने परिसमाप्यते | ( गीता ) 
दर्शन की उत्यपत्ति के, उक्त ज्ञानात्मक, इच्छात्मक, क्रियात्मक , 
“इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ओर प्रेकूटिकल अथवा ऐक्शनल ”,* सभी 
स्थानों का संग्रह, गीता के एक ज्छोक में मिलता है । 
चतुर्विधा भजंते मां जनाः सकृतिनोडर्ज॑न । 
आत्तो जिज्ञासरर्था्थों ज्ञना व भरतषंभ || 
आत्त, विशेष अथवा अशेष दुःख से दुःखित; जिज्ञांस, विशेष अथवा 
निश्शेष ज्ञान का कुतूहली; अर्थार्थी, अल्प अथवा परम अथ' का अर्थी; ओर 
ज्ञानी; ये चार प्रकार के मनुष्य, मुझ को, विशेष इृष्टदेव, इंश्वर, को, विशेष 
ज्ञानदाता, विशेष अर्थदाता को, अथवा “ में ” को, परमात्मा को, सर्वार्थ - 
दाता को, भजते हैं । 
इन सब प्रकारों का मूल खोजां जाय, तो प्रायः सब का समन्वय हो 
जाय । अशक्तता, दुबेलता, अतः पराधीनता ओर पर से भय, ओर भय का 
दुःख, ओर उस दु:ख से छूटने की इच्छा, तथा स्वाधीनता, आत्मवशता, सबे- 
शक्तिमत्ता, निभेयता, और तज्जनित असोम सुख पाने की इच्छा--यह इच्छा 
इन सब अकारों के भीवर, ब्यक्त नहीं तो अव्यक्त रूप से, अलुस्यूत हैं। 
वासूटो? मनुंष्य के प्रश्न, देखने में शुद्ध मानस कुतूहल से जनित होते हुए भी, 
शोकपूण थे। क्यों ? उत्तर न दे सकने के कारण । “न सकना ?, अशक्तता, 
यही तो परवशता ओर दुःख का मूल रचरूप है । 
सर्वे परवर्श दुःख सर्वमाक्मवर्श सखम । 
एतद्विद्यात्‌ समासेन लक्षणं स्‌ खदुःखयोः .॥ 
( मनु, अ० ४, छोक १६० ) 
सब परवशता, विवशता, बेबसी ही दुःख, सब आत्मवशता, स्वतंत्रता, 
खुद्मुख्तारी दी सुख; यह सुख ओर दुःख का तात्विक हार्दिक लक्षण थोड़े में 
ही जानो--यह मनु का आदेश हे । दूसरे शब्दों में, इष्ट लाभ: सुख॑, अनिष्टलाभः 
दुश्खं; जो जो अपना चाहा पदाथ है उसका मित्नना सुख; जो जो अपना चाहा 


१ वृपराधा[8९४ढ४ं ; शा०प०ार्थ ; 720प080 07 8090४, 


३६ दशन का मुख्य प्रयोजन 


नहीं है उसका मिलना दुःख । अपनी मर्जी के खिलाफ़, अपने मन के विरुद्ध, 
कोई बात होना ही दु:ख; अपनी ख्वाहिश के मवाफिक़, अपने चित्त के अनु- 
कूल, जो ही बात हो वही सुख | नश्वरता का दुःख, मृत्यु के मय का दुःख, 
यही सब भयों ओर सब दुःखों का सार है, परवशता की परा काष्ठा है; इस 
के निवारण के उपाय की जिज्ञासा मुख्य जिज्ञासा है ; यह निवारण ही सब 
अथों का परम अथ है। और आत्मां के स्वरूप का ज्ञान, कि बह अजर- 
अमर है, स्वतंत्र है,पराधीन नहीं; सब उस के अधीन हैं, वह किसी के अधीन 
नहीं है ; जो कुछ सुख-दुःख का भान उस को होता है. वह अपनी ही लीला- 
सयी संकल्प शक्ति, ध्यान शक्ति, इच्छा शक्ति, माया शक्ति, अविया शक्ति 
से ही होता है, दूसरे किसी के किए नहीं होता है--यही ज्ञान एक मात्र परम 
उपाय सब दुःख के निवारण ओर सब सुख अर्थात्‌ परम शांति रूप परम 
आनंद के प्रापण का है यदि मृत्यु का भय ओर दुःख मनुष्य को न द्ोता, तो 
निश्चय है कि प्रथ्वी पर धम-मज़हब-रिलिजन का ओर दर्शन शा का 
दर्शन न होता। इन की जरूरत ही न पड़ती । कबि ने हंसी में बहुत सच 
कहा है, “थे भी कहेंगे फैली खदाई बज़ोरे मौत” ( अकबर इलाहाबादी )। 
जब और जिस को यह भय है, तब और तिस को धर्म की, मज़हब-रिलिजन 
की, दशेन की, आवश्यकता, इस के शमन के लिए, रही है और होगी । 
धम को, दशेन को, प्रथ्वी से उठा देने का प्रयल् करना, आकाश को लाठी 
से तोड़ना ओर बिना वायु के मनुष्य को जीते रखनां है । 
इसी लिए भागवत में, कुरान में, इक्षील में कहा है । 
यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सर्व॑ हराम्यहम | 
इस का, भगवद्‌ गीता के उक्त श्लोक के साथ मिल्ना कर, थों अनुवाद 

किया जाय, तो दशेन की उत्पत्ति के सब स्थानों का समन्वय हो जाय, 

इश, आतमा, अंतयोमी, कहत पुकारि-पुकारी, ' 

जाको चहों अनुग्रह वाकी छीनों सम्पद सारी। 

सपद खोदइ, होइ आरत अति, परम अरथ अरथाबै, 

जिशासा करि, ज्ञान पाइ तब, सब जग में मोंहि भाव ॥ 


_/पाश्चात्य- कविता में उसी द्व्य वासना का अंकुर । 

. अंतरात्मा की यह दिव्य श्रेरणा, सात्विक बासना, सब देशों 
मे, सब कालों में, अशिक्षित, सुशिक्षित सब भनुष्यों में, 'बासूठो? मनुष्यों 
में, वैज्ञानिक में, बेदिक ऋषि से सी, सहश रूप से काम कर. रही है; कहीं 
प्रसुप्त अव्यूक्त अनुदूबुद्ध है, कहीं किंचिदू व्यक्त अंकुरित स्पंदित है, कहीं तनु 





. परवंगत धृष्ठ ३२]को। देखिये | 


पाश्चात्य कविता मे उसी दिव्य वासना का अंकुर ३७ 


है, कहीं विच्छिन्न है, कहीं व्यक्त स्फुट उद्व द्ध है, कहीं उदार है; पर सब को 
आत्मज्षान,' आत्म-दर्शन, की ओर ले चल रही है। यह दिखाने को, दो 
अंग्रेजी कवियों की डक्तियों का उद्धरण करना चाहता हूँ। एक को शांत हुए 
कोई तीन सौ बर्ष हो गए, दूसरे को गुज़रे अभी तीस बरस पूरे नहीं हुए । 


जाज हर्बंट: की गीत के सब पद्यों का संपूण अनुवाद, उन के ऐसे 
सुदर शब्दों में करना, तो मेरे लिए असंभव है, थोड़े में आशय यों कहा जा 
सकता है, 
सिरजि मनुज को ईश ताहि सब सम्पति दीन्‍्द्मो, 
पर नहिं दीन्हो शांति, एक वा को रखि लीन्हो । 
इन खेलन ते थकि अवश्य कबहुँक उकताबै, 
करत शांति की खोज गोद मेरी फिरि आवे ॥* 


ये सज्जन, जाज हबट , अंग्रेज जाति के सच्चे ब्राह्मण पादरी थे। 
इन के जीवन में काई विशेष दुरवस्था, अन्न वस्ल का क्लेश, अथवा दुरा- 
चार पश्चात्ताप आदि का दुःख नहीं था ; संसार से बैराग्य का भाव, इन 
के चित्त में, मु, सहज, शांत था | तदनुसार, कविता में हृदयोद्गार भी, इन 
का, सरल, शांत, भक्तिप्रधान है । 


3 866 #6०89007, 

२ ५७५॥७४ (४00 2४६४ 7४8६: 77806 7797), 
लिग्फा।र 8 00ए97 04 7/6587295 ४८४7०४॥8 729, 
“ध| 6 घड', मी 3४0, 90प7 ०7 गण था 8 ८७7; 
8.6६ ४6९ ए०07708 ४८१९४ ए07० 07870675८0 ]6, 


(.077200 700 8 3[0877 
50 85067807) 775 70806 2 ए०५, 
वुझा 88९88५६७ए7 70980, (7९४ ५/7३४१0फ5, [7070प07, 7885प्रा'6 
फा._क्त भो४फ्०090 थीं ए०8 ४0706, (४00 77908 9 5099, 
ए&८शाएंगए३ ४780 ४०76 07 थीं ४3 (6०४8प7९ 
(6७६ 8४६४ ४06 000077 99 
707 /[#7 57000," 520 36, 
86800 ६8 ]6ज९ढ 830 00 777 ०/९४प/८, 
सि€ ए०घात0 20076 0/ए ४7६6 7750680 04 ५९, 
जगत 7९5६ 40 ४८प7९, 00६ (९ (५00 ०4 ]२०७(६४४८, 
50 707 5707० 405675 76. 
४६६४ 6६४ ॥7 १76९ए० (6 #69(, 
30६8 #660 07678 जञ77 #९ए77ंं्8 १९४८ ४४३७६४४; 
4.60 जप 06 707 8700 ए९०७7ए, ६०६, ४८ ]699, 
[ए ( ५0007658 4680 |79 700, 72६ ५४९०४४४४९५७ 
(9४ (088 परंणा [0 ऐए 07685६0." 


३८ दृशन का मुख्य प्रयोजन 


दूसरे कवि, फ्रान्सिस टाम्सन, के जीवन मे आर्थिक क्लेश, दुरवस्था, 
ओर अनाचार के पश्चासाप का शोक, बहुत तीजत्र हुआ । उन के अनुभव 
के अनुसार उन का हृदयोदूगार भी तोन्न करुणा से तथा तीजत्र 
आनन्द से भरा है | 
पूवेवत्‌ स क्षेप से आशयानुवाद उसका यह है। 
जब विषाद अत्यंत तिहारे ट्विय में छा, 
सरब प्रान ते करु प्रकार, उत्तर ते पावै । 


रहत देवता ठाढ़ी निसि दिन तेरे छारे, 
मुख फेरे तूही रहै वाकी न विद्दारे ! || 
विस्तार से, इन पश्चिमी कवियों के अनुभवों का, उन के हृदय के 
भावों ओर बुद्धि के दर्शनों का, सरसतर ग्रतिरूप त्तो, मीरा, कबीर, आदि 
संतों और सूक्तियों को उक्तियों में मिलता है । 
मीरा ने रात में, हृदय की व्यथा के अंधकार में, सबवे प्राण से पुकार 
किया, और इष्ट का दशन पाया । 


मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, हृदय रहो जी धीरा, 
आधि रात प्रभ्ु॒ दशन देंगे, प्रेम नदी के तीरा। 


ओर कबीर ने भी उन्हें देखा ओर पहिचाना और गाया | 


१ (9 ए570 ॥एशज्तंआ5० ), ए8 एए०८ए 766, 
(0 ए४0०70 07्ञा.70फ27०]6 |, ए6 7709 :46९6, 
(० ४०४0 ॥7057870]6 |, ४8 ६00८१ 766, 
[्रशुणआ४ी67४06 |, ए६ टॉए०ए०ए ४7९६ | 
[0068 (96 9$7 85027 (० गत ४॥6 06589॥, 
0७ ९३2१९ एप्रा।28 ॥0 गिरते ४8 धं।--- 
][0॥98६४ श९ 897 0 ॥08 50878 370 ॥000707, 
[ क०ए 497९ 7पए70०ए७7 ० 7]66 ६7९7७6 ऐ 
१०६ ४१९7४ 06 6९४९४ 5ए४८९८४४७ तेध:6०70, « 
ते ठप 767पाग्र०९त 00708एप08 80888" 
6 8४ 0 ंप्राॉणण5, ए०एॉते ए6 76७४६६॥, 
3628 860 0७७ ०७7 ०६५४-४१ प्र/६7९प तै0078, 
॥6 ब्ा2०५ ९९७० एक ४70९7०४ 09[8088-+- 
पृचाए 070 8 80076 870 50870 8 ए]708 ! 
8 7९, ४8 ए0फए ९४:9709९0 ६80६४, 
॥॥9४ एयांड5 ॥76 77809 -870/60000780 (४2. 
59, 80 30 8४प ४१00 ०४०७४ 700 3800 67, 
(7ए--क७४प एा)07 (0५ 80 5078 058 
5027 8708 06 ४870 07 ]82८00'8 800 67 
76066 0०८६ ल6४ए९७४ 8४०0 (शा/त2 (085, 
४९०, ए (08 प्रहु॥, ४7ए 80णां |, 77ए 02प९४४९॥ |, 
(7--०॥7४६४४०४ 6४०९४ ०7 (06९ 76709 ; 
2ीजाते 0  (परांक प्रशीतंगए ० (7७ ए०६९7, 
१0६ 0 (७९॥76358/200, 0५६ 07765, 


पारंचात्य कविता में उसी दिव्य वासना का अंकुर ३९, 


मो कहां तू खोजे, बंदे |, में तो तेरे पास, 
नहीं अगिन मे, नहीं पवन में, नहिं नल, थल, आकास, 
नहिं मका मे, नहिं मदिना मे, नहिं काशी कैलास 
नहि' मंदिर मे, नहिं मस्जिद मे, मे आतम बिस्वास-- 
में तो सब स्वांसा की स्वांस | 
दक्खिन के एक सूफी ने कहा है, 
हक़ से नाहक़ मे जुदा था, मुझे मालूम न था, 
शक्ल इन्सां में खुदा था, मुझे मालूम न था, 
मतूलए, दिल पे मेरे छाया था ज़ंगारे खुदी, 
चांद बादल में छिपा था, मुझे मालूम न था, 
बावजूदे कि मुझदए तेरा, नहनो अक़ रब, 
सफ़हे मसहफ़ पे लिखा था, मुझे मालूम न था, 
हो के सुत्ताने हक़ीकृत इसी आबो गिल्ल में 
दर बदर मिस्ले गदा था, मुझे मालूम न था। 
जैसा किसी संत ने कहा हे, 
जा के घर सुख का भंडारा, सो क्‍यों मठके दर दर मारा । 
कुरान और गीता में भी ये ही भाव मौजूद हैं, 
व फ्री अनफुसेकुम इल्ला तुब्सरून । 
अथांत्‌ , मैं तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी नफ़स में, भोजूद हैँ, तुम्हारी 
नस नस में व्यापा हूँ, पर तुम देखते ही नहीं हो, मुंह फेरे हुए हो, आंख बंद 
किए हो, तुम को आंख है ही नहीं, दर्शन करना चाहते ही नहीं । 
अवजानंति मां मूढदा मानषी तन्‌ माश्रितम्‌ | 
| परं॑ भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम || 
अर्थ, मोह में पड़े हुए जीव, सनुष्य शरीर के भीतर छिपे हुए 
परमात्मा को, अपने को, पहिचानते नहीं, और 'सेरा? यानी अपना, तिरश्कार 
करते हैं, अपने को तुच्छु समझते हैं, यद्यपि यह आत्मा, उनकी आत्मा, सब 
की आत्मा, सब पदाथों का. महेश्वर है । 
दशन और धम ( मज़हब, रिलिजन ) | 
पच्छिम के आधुनिक प्रकारों से जिन्होंने विद्या का संग्रह किया है 
उनको, जो बातें ऊपर कही गई उनसे, प्रायः शंका होगी कि दुशंन का, 
फ़लसफ़ा का, ओर धर -मज़हब का, संकर किया जा रहा है, और ऐसा 
करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि पच्छिम में तो ये दोनों अलग कर दिये गये हैं । 
इस शंका का समाधान यों करना चाहिये। 
जैसा गीता में कहा है, 


छु० दशेन का मुख्य प्रयोजन 


न तदस्ति प्थिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्त्वं प्रकृतिजेमु क्त॑ यत्स्यादेभिस्त्रिमिगुंण: ॥| 
की प्रकृति के ये तीन गुण, सत्ब, तमस्‌ , रजस , सब भृृतों में, 
सब प्राणियों में, सदा , सत्र, व्याप्त, हें | इन के बिना कोई वस्तु है नहीं । 
ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ओर गुण, द्रव्य, कम , इन्हीं के रूपांतर कहिये, परि- 
णाम, प्रसूति, फल कहिये, होते हैं* | 
पर ऐसा घनिष्ठ मैथुन्य, अभेद्य संबंध, होते हुए, इन तीनों गुणों ओर 
उन के सन्‍्तानों में पररपर अशमनीय कलह भी सदा रहता है, यहां तक कि 
इन के वेषम्य से ही सृष्टि, संसार, “ कास्मास”, और इन के साम्य से ही 
प्रलय, ““ केआस ” *, घोर निद्रा, होती है। 


अन्याउन्यामिभवा-श्रय-मिथुन-जनन-बृत्तवश्च गुणाः । 
( सांख्य-कारिका ) 
अर्थात, ये तीनों गुण, सदा साथ भी रहते हैं. एक दूसरे को जनते 
अर्थात्‌ पैदा करते रहते हैं, एक दुसरे के आसरे से ही रहते हैं, और एक 
दूसरे को दबाते भी रहते हे। 


इस प्राकृतिक नियम के अनुसार, ज्ञान जब बढ़ता है तब इच्छा और 
क्रिया दब जातो हैं; इच्छा जब उभड़ती है तब ज्ञान और क्रिया पीछे हट 
जाती हैं; क्रिया जब बेग बांधती है तब ज्ञान ओर इच्छा छिप जाती हैं। और, 
ऐसा, एक भाव का प्राधान्य, दूसरों का गोणत्व, तोनों को पारी-पारी होता ही 
रहता है; विविध परिसाणों, पेमानों, पर । यथा, एक दिन में, सबेरे यदि ज्ञान 
का प्रांधान्य, तो दोपहर को इच्छा, तोसरे पहर क्रिया । एक बष में, यदि 
( साधारण सर्दी गर्मी वाले देश में ) बसंत और ग्रीष्म में ज्ञान, तो व्षो-शरदू 
में इच्छा, ओर शिशिर-हेमन्त में क्रिया। एक जीवन में, आदि में ज्ञान 
( विद्यार्थी की ब्रह्मचर्यावसस्‍्था ), फिर योवन में इच्छा (गाहस्थ्य का आरस्भ), 
फिर क्रियां ( गाह स्थ्य की जीविकाथ , और वानप्रस्थता की विविध यज्ञ और 
स्याग आदि के लिए), फिर ओर गंभीर ज्ञान (संयास में आत्मचिंतन) | (यदि 
पुनजन्म माना जाय तो) एक जन्म में ज्ञान, दूसरे में इच्छा तीसरे में क्रिया । 
एक मानव जाति ओर थुग में ज्ञान, दूसरे में इच्छा, तीसरे में क्रिया । इत्यादि । 


५ इस अथ' को विश करने का थत्व मेंने अपनी अंग्रेज़ी भाषा में लिखी 
पुस्तक, “ 779 808७706 07 ?०७०० ?, के अध्याय ११ के परिशिष्ट में किया है । 


९ (087709 ; (205, 


दर्शन और धर्म, मजह॒ब, रिलिजन ४१ 


यह एक उत्सर्ग' की, सामान्य नियम की, सूचना मात्र है हे इसके भीतर 
बहुत से अवांतर भेद, विशेष-विशेष कारणों से, हो सकते है, जो हे ऊपर से 
देखने मे, अपवाद, इस्विस्ता, “ एक्सेपशन”'* ऐसे मालूम होते हैं; किन्तु 
यह अनगम प्रायः निरपवाद ही है कि जिस जगह, जिस समय, जिस चित्त मे 
एक का विशेष उदय होता है, वहाँ अन्य का अस्त होता है। यहाँ प्रसंगवश 
इन तीन के, स्थल रूप से, क्रमिक चक्रक, और परस्पर कलह पर ध्यान देना 
है । 


संसार की अनेकता में एकता भी अनस्यूत है ही; अन्यथा तक, 
अनुमान, न्याय, भविष्य का प्रबन्ध, नियम, घमे, कानून, व्याप्तिप्रह, अनुगम, 
सांसारिक जीवन का मयाद्ित व्यवहार, कुछ भी बन ही न सकता; 
यह प्रायः प्रत्यक्ष है कि प्रकृति के अनन्त अवयव, असंख्य अंश, सब पररपर 
सम्बद्ध हैं, सब का अंगागि-भाव है ; यह भी प्रत्यक्षप्राय है कि चेतन एकबत्‌ 
और सरबंत्र व्याप्त है, सब को बांधे हुए है, ( और इस को विस्पष्ट सुस्पष्ट 
करके, शंका समाधान करके, बुद्धि का संस्कार परिष्कार करके, हृदय में बैठा 
देना ही अंतिम द््शन, वेदान्त, का काम है ); यहाँ तक कि अब पाश्चात्य 
वैज्ञानिक भी “ ओगेनिक यूनिटी ऐण्ड कंटिन्युडइटी आफ़ नेचर ?* को पहि- 
चानने लगे हैं, और कहने लगे हैं कि “ सायंसेज़ आर नाठ मेनी, सायंस इज 
वन”3 ; अर्थात्‌ शास्त्र बहुत और पथक्‌ ओर विभिन्न नहीं है, असल में शास्त्र, 
ज्ञान, वेद, एक ही है, ओर जिन को हम अलग-अलग शाखझ्नर सममे हैं वे सब 
एक ही महाइक्ष के मूल, स्थागु, स्तस्म, शाखा, प्रशाखा, वृन्त, पह्लब, 
आदि हैं। यद्यपि ऐसा है, तो भी पर, तत्तच्छास्त्राभिमानी शाख्त्रियों के, 
“ सायंटिस्ट्स” ४ के, चित्त के अहंकार रूपी मुख्य दोष से, विविध शाद्नों में 
विरोध का आभास होता हे, शास्री लोग एक दूसरे से कहा करते हैं कि हमारे 
तुम्हारे सिद्धांतों मे विरोध हे, इत्यादि; यद्यपि स्पष्ट ही, एक ही सत्य तथ्य 
वास्तविक ज्ञान के अंशों में विरोध नहीं हो सकता; विरोध तो अविद्याकृत, 
अहंकारजनित, राग, द्वेंघ. अभिनिवेश से दूषित, शाख्रिशम्मन्यों के चित्तों में 
ही हो सकता है । | « 








नह ए>६०९०४०7॥, 
९ (72०यांट प्राण ब0 ह0मधपग्रणाए 0 ९०६प४८, 


3 8067088 9४7४6 ॥॥0६ 07809, 504९70०९ ३5 076, 
ड 9526705(8, 


हि 


धर दृश न का मुख्य प्रयोजन 


ऐसे ही, ज्ञान-इच्छा-क्रिया में भी, यदि ये विद्या से प्ररित हों तो, 
कल्लह न हो, अन्यो35न्य का घोर अभिभव न हो, उचित आश्रय-मिथुन-जनन 
हो | पर, सांसारिक, आभ्युदयिक इच्छा तो स्वयं साज्षात्‌ अविद्या का रूप ही 
है, संसति का, संसरण का, जनन-मरण का कारण ही है। क्रिया-प्रतिक्रिया 
के दोलान्याय से, चक्रकन्याय से, “ साइक्तिकल पीरियोडिसिटी ” और 
“ ऐक्शन रिऐक्शन ” * के न्याय से, जब वह अपना रूप बदल कर, 
नेश्रेयसिक, पारमार्थिक इच्छा अथोौत्‌ मुमुक्ञा, शुभ वासना, नेष्काम्य, मे 
परिणत होती है, तभी इन तीनो के विरोध ओर ऋत्ह का कर्थचन शमन 
कर सकती हे | तब तक इन का संग्राम होता ही रहता है । 

ज्ञान-प्रधान मनुष्य, उपयुक्त प्रेरणा और सामग्री होते पर, दाशंतिक 
विचार की ओर भ्रुकते हैं; इच्छा-प्रधान, भक्ति ओर उपासना की ओर; क्रिया- 
प्रधान, व्यावहारिक सांसारिक कर्म अथवा ( पारलोकिक निष्ठा अधिक होने 
पर ) कर्मेकांड की ओर, होम, हचन, यज्ञ आदि “इष्ट', और वापी, कप, तटाक 
आदि के सावजनिक लाभ के लिये निर्माण आपूत्त', की ओर | सज्ञज्ञान, 
सचछड्धा, सद्धम में, सजजोवन में, तीनों की मात्रा, यथास्थान यथासमय, तुल्य 
रूप से होनो चाहिये; ओर आदर्श महापुरुषों के जीवन में होती भी हें । 
पर प्रायः यही देखा जाता है, पूर्व में भी, पच्छिम में भी, कि अपने-अपने 
दृष्ट, अपनी-अपनी चाल, को प्रशंसा के साथ-साथ, दुसरों के इष्ट और 
चाल की निन्‍्दा भी की जाती है। एक ओर राग है तो दुसरी ओर दृ 
भी । इसी से ज्ञान माग , भक्ति मार्ग, ओर कम मार्ग में, सोमनस्य के स्थान 
पर, बहुधा वैमनस्य देख पड़ता है, ओर ऋलसफ़ी दाशनिक में, ओर श्रद्धालु, 
मोमिन, “ फ्रेथफुल बिलीवर”२ मे, अन घन हो रहा करती है, एक दूसरे को 
बुरा ही कहते रहते हैं; ओर दुनियांदार कमेठ आदमी दोनो को बेवकूफ सम- 
भते हैं | पच्छिम मे, प्लेटो आदि के समय से भ्रीस मे भी, रोम मे भी, ईसा 
के पूर्व के धर्मों के देवी देवों मे ओर उनके पुजारियां मे अति श्रद्धा करने वाल्नों 
के विरुद्ध, तथा ईसा के बाद रोमन केथलिक चर्चे३ के, श्रद्धांघता और मूखता 
के पोषक, धर्माधिकारियों के विरुद्ध, विचारशील दाशनिक बुद्धि बाले, 
हर ज़माने मे, कुछ थोड़े से, लिखते-बोलते आये; पर प्रायः बहुत दबी जबान' 
से । क्योंकि उपासनात्मक ओर कर्मकांडात्मक धर्मों के अधिकारियों पुजारियों 
की चतुरता और श्रद्धालुओ की मूखेता का जोर बहुत रहा। 





+ 6007 76९9०४69 
«२ पए्त्वक्तारणा 6९०८४, 
3 (२७7०७४॥ (०४(:700 (!॥४+८४१. 


दूश न और धर्म मजहय रिलिजन ४३ 


पर सोलहवीं शताब्दी के आरंभ से, जब से मार्टिन लूथर ने, 
जर्मनी में पोपों? के (-रोमन कैथलिक संप्रदाय के 'जगदू-गुरु? सहाशय “पोप! 
कहलाते हैं, मुसलमानों के 'जगदू-गुरुः 'खलीका?, और हिंदुओं मे तो 
पंथ-पंथ के अलग-अलग बहुत से “जगदु-गुरुः 'शंकराचार्य” आदि हें--) 
विरुद्ध झंडा खंडा किया, तब से, बुद्धिस्वातंत्रय, पच्छिम मे धर्मेनीतिमे भी ओर 
राजनीति मे भी, बढ़ता गया; और “रिलिज्नन! और 'सायंस” का विरोध 
अधिकाधिक उम्र होता गया; जैसा पहिले कद्दा । यदि एक ओर श्रद्धाजड़ता 
थी, तो दूसरी ओर अश्रद्धाजड़ता भी देख पड़ने लगी। जेसे कृष्ण और 
बाणासुर के संग्राम मे, माहेश्बर ज्वर का प्रतिरोध वेष्णव ज्यर ने किया, वैसे 
अत्यास्तिक्य का वारण अतिनास्तिक्य ने यूरोप में किया । तब से पच्छिम मे 
दर्शन और धर्मा का पाथक्य दो गया। इंसा-युग के आदि काल में ओर 
मध्यकाल मे भी, पादरियों ने* दुशन का अभ्यास किया, दर्शन के अच्छे- 
अच्छे ग्रन्थ लिखे, ओर उनसे अपने इईंसा-धर्मा का पोषण किया; पर अब 
फल्लसफ़ा की प्रेरक अधिकांश “ इंटेलेकचुअल क्युरिआसिटी ” ही रह गई । 

४ फ़िल्ञासोफ़ी? शब्द का यौगिक अथ ही जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा, 
ज्ञातुम इच्छा, है, भीक भाषा के दो शब्दों को, “ फ्राइज्लोस ” प्रम, ओर, 
४ सोफिया ?” विद्या, बेदुष्य, “विज्ञडम” * को, मित्रा कर यह अंगरेजी लफ़्ज़ 
बनाया गया है। इसी योगिक अथ के अनुसार, इन शास्त्रों को जिन को अब 
आधिभोतिक विज्ञान, “ क्रिज़िकल् सायंसेज्ञ ” कहते हैं, उन को पहिले 
४ नेचुरल फ़िलासोफ़ी ”3 कहा करते थे। तो फ़िलासोफ़ी मानो बुद्धि की 
खुजली मिदाने का एक उपाय, एक प्रकार, रह गई | सायंस की एक कोटि 
फ़िलासोफ़ी को छूती है, दूसरी-कोटि नई-नई इजादें करके व्यवद्दारिक कम" 
के सद्दायता देती है । रहा उद्व्रासनात्मक धस, परलोक बनाने वाली बात; जिस 
को परलोक में विश्वास हो, ओर उस को बनाने के उपाय की खोज हो, उस 
के लिए यह हृदय से सम्बन्ध रखने वाली बात दोनों से अलग पड़ गई । 

इस प्रकार से ये तीनीं अलग तो हो गये, पर नतीजा यह हुआ कि तीनो, 
दशेच-उपासना-व्यवहा र/ ज्ञान-भक्ति-कर्मे, खंडित हो रहे हैं; और सिर, हृदय, 
द्वाथ-पेर मे, “हेड-हाट“लिम्बज्ञ ?* से, नित्य झगड़ा हुआ करता है। पर यह 

००००० 2००५० >+93० २२०५० 


3 व्‌॥6 ?४#४580 905099278, (06 78९४४ ०६ ४68 (एए/८70; (७ 
507098500 एग्र[0$97873, (76 9९007767, 
* 7[7059979, 05, 80779, ण750077. 
3 एएड४%]| 8ट९72८९5, 7४7७ 9770509॥9. 
3 उुउ8४३8, 8७7६ वियो०5, 
| 


४४ दशन का मुख्य प्रयोजन 


ऋंगड़ा तो नितांत अस्वाभाविक, प्रकृति के विरुद्ध, है। मनुष्य के शरीर 
में सिर का; हृदय का, हाथ पेर का, घनिष्ठ सम्बन्ध है; एक से दूसरा अलग 
नहीं किया जा सकता; वैसे ही, उसके चित्त मे, ज्ञान, इच्छा, क्रिया का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । भारतवर्ष की उत्कृष्ट अवस्था मे, जब यहां की शिष्ठता सभ्य- 
ता सबागसम्पन्न थी, तब प्रायः ऐसा तीज संघ नहीं था; ज्ञान, भक्ति, कमे कां 
समन्वय ओर समाहर जाना माना ओर बर्ता जाता था; जिसका प्रमाण, थोड़े 
में, गीता है; अथवा उसका भी संच्तेप चाहिये तो उसी के दो श्लोक पर्याप्त 
हैं, यथा, 
ये त्वक्षस्मनिर्देश्यमब्यक्त पयु पासते । 
सर्वत्रगमचित्यं च कूठस्थमचलं अबम्‌॥ 
संनियम्येद्रियग्मामसं. सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नवति मामेव सब भूतहिते रताः || 
कूटरथ अक्षर अव्यक्त परम-आत्मा की पर्युपासना अथौत्‌ अन्वेषण 
-यह द्शैन का, ज्ञान का, अंश है। मामेव प्राप्नुवंति--मुझका, दिव्य उपाधि 
से उपहिंत, विशेष महा-पुरुष को, अति उत्कृष्ट इश्वरत्वग्राप्त जीव को सौर 
जगत्‌ के इश-सुन्नात्मा-विराडात्मक नियंता के, शिव-विष्णु-त्रह्मा को, 
पाना--यह भक्ति का अंश है। सबबभूतहिते रताः--सब प्राणियों का यथा- 
शक्ति हित करना--यह कर्म का अंश है | यदि ओर भी स क्षिप्तरूप से यही 
भाव देखना हो, तो गीता ही के श्लोक करे एक पाद से दिखाया हे--साम्‌ 
अलनुस्मर युध्य च। माम्‌ (समर), मुझ अथौ्ति परमात्मा को याद करो--ज्ञान; 
अनु-स्मर, मेरे पीछे पीछे चलने की इच्छा सेल वा भाव से--भक्ति; युध्य च, 
पाप और पापियों से यथाशक्ति युद्धक्रो--कम ५ भागवत आदि पुराणों में भी 
तीनों का समन्वय स्थान-स्थान पर किया है; पर व से उत्तम और विस्तीर्ण 
प्रमाण तो मनुस्मति है, जिस के ऊपर भारतवर्ष की आचीन सभ्यता प्रतिष्ठित 
है, ओर जो स्वय अध्यात्मशास््र, वेदांत, के ऊपहे अतिष्ठित हे। मनु की 
प्रतिज्ञा हे, ९५ । 
ध्यानिक॑ सर्वमेवैतद यदेतदमिशब्दितम । 
न ह्नध्यात्मवित्‌ कश्चितु क्रियाफलमुपाश्डुँते ॥ 
सेनापत्य॑ च राज्य च दंडनेतृत्वमेव नै । 
स्वंलोकाधिपत्यं वा वेदशास्त्रविदर्ह॑ति ॥ 
अर्थात्‌, एतत्‌ शब्द से, इद्‌ं, यह” शब्द से, जिस सर्मभ दृश्य-जात का, 
जगत्‌ का, अभिधान होता है, वह सब ध्यानिक है; परमात्मा वे ध्यान से, संकल्प 
से, ही बनां है; इस लिए, ध्यान के शास्त्र को, अध्यात्म शॉ्जिं। अंतःकरण 
शास्त्र, योग शास्त्र, आत्म विद्या के, जो नहीं जानता है बह किसी भी किया को 


दृश न और धर्म मज़हब रिलिजन 8५ 


उचित रीति से नहीं कर सकेगा, और उसके उचित फल्न के नहीं पा सकेगा ; 
उसकी सब |क्रिया अव्यवस्थित अमर्यादित होंगी। इस लिए सांसारिक 
व्यवहारों का निरीक्षण, उपदर्शन, नियमन, सेनापतित्व, दंडनायकत्व, राजत्व, 
अथ कि, स्बज्ञोकाधिपत्य भी, वेदशास्त्र के, वेदांत के, जानने वाले के ही 
सैांपा जाना चाहिए। जो मनुष्य की, पुरुष की, प्रकृति के तत्त्व के नहीं 
जानता, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, विनाश का हाल नहीं जानता, वह उसके 
जीवन-संबंधी व्यवहारों का नियमन व्यवस्थापन क्या कर सकता है ? 

यह भाव प्राचीन काल मे यहां था। पर यहां भी, सनातन-आये- 
वैदिक-मानव धर्म का बुद्धदेव ने जो संस्करण किया, उस के 
प्रभाव के क्रमशः लुप्त हो जाने पर, जो भारतीय सभ्यता का रूप 
बनता ओर बदलता रहा, उसमें कुछ वैसो ही सी दशा दशेन 
ओर उपासना और व्यवहार को हुई जैसी पच्छिम मे; यद्यपि 
उतना पार्थक्य नहीं हुआ जैसा वहां। एक तो कारण यह होगा कि 
आधिभेतिक विज्ञान की बेसी समृद्धि यहां नहीं हुई जैसी बहां। इस लिये 
यहां, थोड़े दिनों पहिले तक, कुछ कुछ बह हाल था जो मध्ययुगीन यूरोप 
का था, जब वहां “स्कूलमेन” ओर “स्कोलास्टिसिज्म” के दर्शनों का प्रताप 
था। इधर कुछ दिनों से, भारतवष में भी, उस वगे मे जिसने पाश्चात्य 
भाषा और शाञ्रों का अधिक अध्ययन किया है, इस पार्थक्य की बैसी ही 
दशा हो रही है जेसी पच्छिम में । 

किंतु यह दशा ख्ाघनीय और वांछुनीय नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध है, 
रोगवत्‌, है चिकित्सा चाहती है, पृ्वे में भी और पच्छिम में भी । ज्ञान मागे, 
भक्ति सांगें, करे मार्ग का, ज्ञान-विज्ञान अर्थात्‌ फिलासोफ़ी-सांयस का और 
भक्ति-उपासना अर्थात्‌ रिल्ञिजन का ओर सांसारिक व्यवहार अर्थात्‌ “लाइफ 
इन दी वल्डे” * का समन्वय, विरोधपरिहार, करना परम आवश्यक है। 
दल तो कहता है कि किसी सगुण साकार इृष्ट देव की पूजा करो जो 
आपत्काल में सहाय हो; दिमाग कहता है कि ऐसा देव हो ही नहीं सकता; 
हाथ पेर कहते हैं कि खाओ, पीओ, दुनियादारी से मतत्नब साधों, और 
मुसीबत आवे, मौत आवे, तो मर जाओ--ऐसी हालत मे ज़िंदगी मे कया चैन 
हो सकता है ? इस लिए तीनो का मेल करना ज़रूरी है। वह दर्शन सच्चा 
नहीं है, कच्चा है, जो अन्य दोनों से मेल मुहब्बत न कर सके, ओर उनको भी 
अपने साथ एक रास्ते पर न चला सके | दशन का अर्थ आंख है, देखना 


3 ,3090097967 ; 80709880 ९३७7, 
* [46 ३7० प्ा6 श0्गत; 8 027 ६० 027 ॥6 ० ४8९ ०70, 


४६ दशन का मुख्य प्रयोजन 


है । सब रास्तों को देख फर निर्णय करना, कि किस पर चलने से, किस 
तरह चलने से, क्या सामग्री साथ ले चलने से, हाथ ओर पैर, बिना खोफ़ 
खतरे के, बिना भय ओर क्लेश के, दिल को, सारे शरीर को, मनुष्य को, 
जो आंख का भी, हृदय का भी, हाथ पेर का भी मालिक दे, उसके अभीष्ट 
लक्ष्य से मिलो देंगे, मंजिल मक़सूद तक पहुँचा देंगे यह दश्शन का काम है । 

कुतृहल, जिज्ञासा, भी ज्ञान की इच्छा हे; इस इच्छा का अभिप्राय भी 
यही है कि इंस बात को जान कर इस सी समय-समय पर ऐसा-ऐसा काम कर 
सके , इस ज्ञान स काम ले सक। “नालेज्ञ इज पावर” १ | पच्छिम में भी 
अब यह प्राचीन भाव फिर ज्ञोर कर रहा है कि “ ऐज़ दी फ़िलासोफ्ती आफ़ 
लाइक, एज़ दी ओटलुक अपान लाइफ़, सो दी लाइक”, “आइडीयल्स आर 
दी ग्रंटेस्ट मूविडः फ़ोर्सेस आफ़ नेशन्स,” “एवेरी मूवमेंट हेज़ ए फ़िलासोफ़ी 
बिहाइंड इट”, “दी साउंडर दो * फिल्लासोक़ी दीं मोर एफेकूटिव दी मूवमेंट,” 
इत्यादि । भ्ीस देश की पुरानी कहावत है, “भनुष्य के जीवन की नेत्री फ्िला- 
सोफ़ी है” ३। प्रत्यक्ष है कि कहना और करना, क़ोल व फ़ेल, “वर्ड ओर डीड,” 
एक दूसरे से बंधे हैं, एक दूसरे की कसोटी हैं । “प्रेक्टिस”? की, कृति की, 
जाँच, “प्रोफ़ेशन”* से, वाणी से, ज्ञान से, विश्वास से; “प्रोफ़ेशन” की, 
विश्वास की, जांच “प्रेक्टिस” से, ऋृति से | यदि कथनी के अनुकूल करनो, 
ओर करनी के अनुकूल कथनी, न हो, तो जानना कि कथनी भूठी है, बनावदी 
है। असली विश्वास, जो सब से गहिरा, मनुष्य के हृदय के भीतर घैँसा रहता 
है, कृति उसी के अनुसार होती है, मुँह से कहना चाहे जो कुछ दो । बुद्धि भी, 
हृदय भी, कृति भी, तीनों एक साथ जिस तथ्य की साक्षी दें, वही तथ्य ओर 
सत्य है; ओर उसी के पाया हुआ, पहुंचा हुआ, जीव, तथा-गत रसीदा 
ऋषि ( ऋच्छति, गचछति, प्राप्नोति इति ) है । 

मनस्येक॑ वचस्येक॑ कर्मस्येक॑ महात्मनाम । 
मनस्थन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कमण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌॥ 

इस प्रसग में, महात्मा शब्द का अथ है, वह जीव जिस को ज्ञान सच्चा 

अपरोक्ष हे! गया है, जिस के दिल दिमाग हाथ-पैर में विद्या एकरस होकर 


१ <709ण]९१88 75 छ०णठा, 


५ 88 06 9705097ए9 ०६6, ३5 6 ०प्रा00६ ए७०7 6, 50 ६78 
[6 ; [0629 8276 ४९ 8788(650 ॥00णेंप्रड्ठ 070९5. ग्र#४075 ; +एशए 
7000870887४ 088 3 एछ905097997 ०थांप्रत 4६; 706 50प्7067 ६06 97705$0777 
6 77076 €2८०0ए९ ४78 770ए९००९०४; 6६८, 

3 72/%/757/#/84 20॥ 6॥222/%2725, 

४. फ076 छात्र 46९० ; [8९०८४०९ ; 970898807, 


द्शन और धम मज़हब रिलिजन ४७ 


भीन गई है। तथा दुशात्मा शब्द का अथ वह जीव, जिसके ऐसा अपरोक्ष 
अनुभव नहीं हुआ है, जिस का ज्ञान अभी परोक्ष, है, शाब्दिक है, भ्कूठा है । 
जे। अविद्या के बश मे है, जिस के खुद में अभी .खुदी गालिब है ओर खुदा 
मंग़लूब है। है 

धर्म-मज़हब-रिलिजन का विश्वास, अन्य विश्वासों की अपेक्षा से, 
सच्चा ओर गहिरा इस्ीलिये समझा जाता है, कि मनुष्य का हृदय उस 
में लगा है, और उस के लिए वह सब कुछ करने, जान तक दे देने, 
के ज्ञिए तैयार होता है; क्‍योंकि उस के हृदय से दृढ़ विश्वास है, कि 
उस धर्म से उस का, इस लोक में नहीं तो परलोक में, अवश्य सुख 
मिलेगा । जैसा पहिले कहा, मौत के भय से, मौत के दुःख के छूटने के 
उपाय की खोज से, धम उत्पन्न होते हैं । यह बात “फ़िल्ासेफ़ी आफ रिली- 
जन” अथवा “ सायंस आफ रिलिजन”* की खोज करने वाले पच्छिम के 
ब्रिह्वाय भी मानते व कहते हैं। जिस के यह भय नहीं उस के धमोदिक की 
आवश्यकता नहीं । 

यस्तु मृढ़तमो लोके, यश्च बुद्ध: परं॑ गतः । 
द्वाविमो सुखमेघेते, क्लिश्यत्यंतरितो जनः ॥ 

जिस का डर का पृवापरविचारांत्मक ध्यान ही नहीं हुआ, या जा डर 
के पार पहुँच गया, हैवान है या इन्सानुल-कामिल है, पशु है या पशुपति है-- 
ये दोनो सुखी हैं। बीच में जे। पड़ा है वही दुःखी है। जिस को यह निश्चय 
. हो गया कि मै अमर हूँ, किसी दूसरे के वश में नहीं, सब सुख-दुःख अपने 
ही किये से, अपनो ही लीला क्रीड़ा के अनुसार भोगता हूँ, उसको फिर 
बाहरी किसी धर्म की ज़रूरत नहीं रह जाती, सब धमका तत्त्व, मूल, 
उसके भीतर आ जाता है । 

जब मनुष्य देखता है कि शरोर का ते मौत से छुटकारा नहीं ही हो 
सकता; जिस वस्तु का आरंभ होता है उस का अंत भी होता ही है; तब बह 
जीव मे, रूह मे, ईश्वर मे, रूहुल आ म में मन अटकाता है, कि इस लोक में 
नहीं तो परलोक में अजर अमर होंगे । 

कुछ लोग चाहते हैं कि मजहब के। दुनियाँ से उठा दे | कई ता 
नेकनीयती से, ओर सहीढ़, एतबार करते हैं, कि जो वस्तु धर्मों! मजहबों के 
नाम से दुनियां में फेली है, उस से मनुष्यों के बड़ी-बड़ी हानियां पहुंची हैं, 
आर उन की सदूबुद्धि के विकास से, सच्चरित्रता की उन्नति में, पररुपर स्नेह 
प्रीति के प्रसार मे, भारो बिन्न हुए हैं; ओर इस की उल्लटी बातों की वृद्धि 





3 श[058009 ० रि९४९7०7; 55067०९४ ० २९॥४॥०7०,. 
२ यथा रुस देश के वतमान बोर्शेविक शासक । 


४ंघ दशंन का मुख्य प्रयोलन 


हुई है; इसलिए वह समभते हैं, और चाहते और यत्न करते हैं, कि मज़हब 
धम , रिलि जन, दुनियां से ग्रायव हो जाय | पर थे गहिरी निगाह से नहीं 
देखते, कि ये सब दुष्फल, सद्धम के नहीं, बल्कि धर्माभास और मिथ्या धम 
के हैं; धरमें। के असलो ताक्विक अंश के नहीं है, प्रत्युत उस मिथ्या अंश के 
हू, जिस का मतलबी स्वार्थी पुज्ारियों, मज़हब का पेशा करने वालों, ने उन मे 
मिला दिया है। कोई लोग, जे खुद बदनीयत और बद्कार होकर दूसरों का 
भी बिगाड़ने की नीयत से ही, उनके नज़दीक धर्मा की हँसी करते हैं, ओर 
उन्त का धम से अल्ञग करना चाहते हैं, उनके विषय मे तो अधिक कहने का 
प्रयोजन नहीं। प्रथम वर्ग के लोगों के चाहिये, कि पहिले मोत के, या मौत के 
ख्नोफ़ का, दुनियां से गायब कर दें; मज़हब आप से ही लुप्त हो जायगा | जब 
तक यह नहीं कर सकते तब तक उन के धम के लुप्त करने में कामयाबी 
नहीं हो सकती। अंग्रेंज, कवि केलरिज ने, बहुत सरस शब्दों मे, अखंडनीय 
युक्ति कही है, ।असका आशय यह है 
नास्तिक कौन वस्तु ऐसी दे सकिहै 
हिय की व्यंथा तिहारी जो परिहरिहे। 
कहत ईश मेरे समीप तू आवे-- 
“नहिं दुख अस जासों न शांति तू पावे।" 
जहेँ कहुँ दुली होइ तू ऑँस बहावे, 
मेरी मंदिर खोजि वहाँ तू धावे। 
डुठटी हिय अपनो तू मोहि दिखावै, 
वाके जोरन को उपाय मोसों तू पाबै”। 
जिन सब आशा खोइ दई तिनकी वह आसा, 
अधियारे भरमत जन की वह ज्योति प्रकासा। 
नहिं' कोउ अन्य आसरो, करु वाही को ध्धाना, 
सब-दुख-मेटनहार वही है इक भगवाना। " 
भारतबष के संतों ने भी ऐसे ही कोमल केरुणामय भावों का, बहुत 
मधुर शब्दों मे भज्नन किया है, यथा-- ' 
ह दीननाथ ! दीनबंधु ! भेरी सुधि लीजिये! 
भाई नाहिं, वंधु नाहि,, परिजन परिवार नाहिं, 
ऐसी केउ भीत नाहि', जासों कहौं--दीजियै ! 
खेती नाहिं, बारी नाहिं, बनिज व्यापार नाहिं, 
राज नाहिं, विद्या नाहिं, जाके बल जीजिये ! 
है रे मन | धीरज घरु, छाँड़ि के पराई श्रास, 


१ (0776, 76 07520780]808 ! 6766४ 76 9702प४७7, 
(0706 (0 (7005 ४|६४४॥, (67ए7९7४ए ९४९ 766), 


दर्शन और धर्म, मज़हब, रिलीजन ४९ 


 जाही विधि राम राखेै' वाही में रीमिये ! 
दीननाथ ! दीनबन्धु ! मेरी सुधि लीजिये । 
जिनके मन में प्रभु भक्ति बसे तिन साधन और किये न किये ! 
भव भीति मिठाई सबै तिनके नित नूतन उपजत आस हिये ! 


जब तक बच्चे को हालत में हे, तब तक माता पिता का सहारा 
ढंढना ही पड़ेगा । धोरे-धीरे, अपने पैरों पर खड़ा हो जायगा | एक दिन ऐसा 
आवेगा जब दूसरों के सहारा दे सकेगा, अपने बच्चों के लिए आप इेश्वर हो 
जायगा । भ्रत्येक जीव को भक्ति मार्ग में से गुज्लरना ही होगा, ओर बाद मे, 
ज्ञान मार्ग में पहुँचकर, अपने पेरों पर खड़ा भी होना होगा, ओर, बालक 
भाव को छोड़कर, सेवक भाव की भक्ति भी बनाये रहना ही होगा । 
देहबुद्धथा तु दासा5हं, जीवबुद्धया त्वदंशकः । 
आत्मबुद्ध था त्वमेवाइहं, इति भक्तिख्रिधा स्थिता ॥ 


देह की दृष्टि से, इश्वर का दास हूँ; जीव की दृष्टि से, इृष्ट देव. भी में 
४ हा ही परमात्मा के अंश हैं; आत्मा की दृष्टि से, में ओर परमात्मा एक 
है 

धममे की ओर से जन समुदाय को अरुचि, घृणा, क्रोध, ओर 
विरोधिता भी होती है, जब कुछ लोग, उस को अपनी जीविका ओर भोग 
विल्लास ओर दुष्ट कामनाओं की पूर्त्ति का उपाय बनाने के लिये, उस मे 
मिथ्या विश्वासों, दुष्ट भांवों, और घोर दुराचारों और कुरीतियों को मिला 
देते हैं, ओर इन्हीं को धरम का मुख्य रूप बता कर, सरलहृदय जनता के 
साथ, विश्वासघात करने लगते हैं, रक्षक के स्थान पर भक्षक हो जाते हैं । 
मानव जाति के इतिहास मे, “धर्म” के नाम से, ऐसी ऐसी दारुण हत्या, बालकों 
की, स्त्रियों कीं, एशिया मे, यूरोप मे, अमेरिका मे, आफ्रिका मे, की गई है 
आर की जा रही हैं, जिनसे अधिक घोर यम यातना भी नहीं हो सकती | 


. फ€ः९ 9779४ 7००४ छ0०ए१60 ॥९०४7६8, ९7९ छाए 9४०४४ ०7६ ०४७7, 

छ०9777 (858 70 5077०0४ (६४॥३६ प्र७४०९४ 0०70६ 6७४. 

॥0ए ०४6 3680३(९, 86 ० पा 57०जण778, 

०४9०, जागव्प थी 0765 06, 90९6९55 2यर्ष ७9पा९, 

पड इए९थॉप5 ध76 (07907067, 40 (5005 79776 58एप्र४, 
४ ए8+0 7858 70 50770 ६8६४ 768ए6७॥ ८४770६ ॥68/. 

(0, ४४४६ (06 47706] श7०६ 0007 086 0परप्रठुड प७, 

ए७०६ ढक (07 ३९7४४ 6970 ८४॥ 6 767९४] 

59९९६ 88 6 ॥68ए९79 ए70रांडढ पग 096 5प््ट&: एड, 
“907 88 70 50770 9 (90 6९8५९४ ७८०॥॥0६ ॥6४." 





५५७ दशेन का मुख्य प्रयोजन 


| यस्यांके शिर आधाय जन: स्वप्रिति निर्भय: व. 


। स एव तच्छिरशच्छिंद्यात्‌ कि नु घोरमतः परम ॥| 


| 
| 
जिस की गोद में सिर रख कर मनुष्य सोता है वही सिर काट ले-- 
इस से अधिक घोर पाप क्‍या हो सकतो है ? तिस पर भो लोक किसी न 
किसी घम का आसरा चाहते ओर खोजते ही हैं। एक से उद्विग्न हे| कर 
उस के छोड़ते हैं, तो किसी दूसरे के ओढ़ते है; क्‍योंकि भीतर से अमरता 
चाहते हैं। जे। उनके सच्चे शुभचिंतक हैं, उन्होंने हर जमाने भे, जनता के 
बह रास्ता दिखाने का जतन किया है जिससे उन फे असृत लाभ हे, आबि- 
हयात मिले, यानी अपनी अमरता ओर स्वाधीनता का निश्चय हो जाय | 


धर्म की परा काष्ठा--दशेन 


अचम्भा ते यह है कि मोत्त का खौफ तभी ग़ायब होगा जब मज़हब 
मुकम्मल् होगा, ओर इन्सान कामिल होगा; और तभी, एक मानी में कह 
सकते हैं कि, मजहब भी ग़्रायब हा जायगा; क्योंकि खुदी ग्रायब हे। जायगी 
और सिर खुदा रह जायगा, और ख़ुदा को दूसरे के बताये मज़हब की क्‍या 
ज़रूरत ? सब अच्छे से अच्छे, ऊँचे से ऊंचे, धरम तो आप उस के भीतर 
भरे हैं । 

निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतो को विधिः को निषेधः । 

जिसने पहचान लिया क्रि परमात्मा तीनों गुणों की हरकतों से, 
विकारों से, परे है, उस का दूसरे के कहें विधि निषेधों की, क्रायदे क्ानूनों की, 
आवश्यकता नहीं, वह अपने भीतर से सब उपयुक्त विधि निषेधों के। पाता 
रहता है । ि 

दुःख की निद्ृत्ति की खेज से ही धम उत्पन्न होते हैं, भर दुःख की 
आत्यंतिक निवृत्ति का एक मात्र उपाय यही दर्शन है, परस-इश्वर का दर्शन, 
परमात्म-दशन, जह्य-लाभ, खुदा का खुद में नमूद हे जाना और खुदी का 
ख़ुद से ग़ायब ही जाना। यों ही 'हिड” और “हाट” और “ल्षिम्बज ” का, 
दिल, दिमाग़, ओर हाथ पेर का, ज्ञान-इच्छा-क्रिया का, कगड़ा मिट 
जाता है, और “इन्टेलेक्चुअल, ( थियोरेटिकल ) - इमेशनतल्--ऐकशनल 
( प्रकटिकल ) इंटरेस्टस”, तीनों का समाह्दार हो जाता है। थों ही सिद्ध होता 
है कि धर्म-मज़हब-रिलिजन की पर। काष्ठा का ही नाम दशेन है। परा काष्ठा 
इस लिए कि जैसा पहिले कहा, जो पदार्थ आज काल धमं, मज़हब, रिलिजन 
के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनसे यदि हृदय को संतोष होता है तो मस्तिष्क को 
प्रायः नहीं होता, ओर सांसारिक व्यवहार दोनों से प्रतिकूल पड़ता है; ओर 


आत्म-द्शन ही परम धर्म ०१ 
दर्शन से, यदि सच्चा दशन है, तो सब का सामंजस्य, सब को परस्पर 
अनुकूलता, सब की तुष्टि, पुष्टि, पूर्ति, ओर सोमनस्य हो जाना चादिये। 


पे (१ 
। आत्म-दशन ही परम धमे 
जैसा मनु ओर याज्ञवल्क्य ने कहा है, 
सर्वधामापि चैतेषामात्मशानं पर स्मृतम्‌ | 
तदूह्यग्रय॑ सर्वविद्यानां प्राण्यते हम्रतं ततः ॥ ( मनु, अ० १२ ) 


इज्या-चार-दमा-हिंसा-यज्ञ-स्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अय॑ तु परमो धम्मो यद्‌ योगेनात्मदशनम्‌ || (याशवल्क्य, अऋ० १) 


सब धर्मों का परम अर्थ यही है .सब धर्मों का परम अर्थ यही है कि आत्मदशन हो कि आत्म-दशन हो 
मिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्ंते सबसंशया: | 
क्षीयंते चास्य कर्मारिं तस्मिन्‌ इष्टे परावरे॥| ( मुंडक उपनिषत्‌ ) 


आत्मा के दर्शन होने पर, परमात्मा का स्वरूप ठीक-ठीक विदित हो 
जाने पर, हृदय की, बहुत दिनों की पड़ी हुई, सब गांठें, काम, क्रोध, लोभ 
आदि की अंथियां,' कट जाती हैं, बुद्धि के सब असंख्य संशय उच्छिन्न हो 
जाते हैं, नये सांसारिक बंधन बनाने वाले सब स्वार्थी कमे क्षीण हो जाते 
हैं, क्योंकि भेद-बुद्धि ही, ए्थकू-नजीवन की वासना ही, मै अलग और अन्य 
जीव अलग, मन्‌ दीगरम्‌ तू दीगरी, यह भाव ही, मिट जाता है, सभी 
झपने ही हो जाते हैं, आत्मा ही में मग्न हो जाते हैं । 


यही भाव सूक्रियों ने भी कहा है, 

गोहरे जुज़ खुद-शिनासी नीस्त दर बहरे बुजूद । 
मा बगिदें जबेश मी गर्देम चूं गिर्दाबहा || 
रहे इश्क जुज़ पेच दर पेच नीस्त। 
बरे आरिफ़ां जुज़ खुदा हेच नीस्त ॥ 
चश्म बन्देो गोश बन्दी लब बि बन्द । 
गर न बीनी रूयि हक़ बर मा बिख़ंद ॥ 





3 इन हृदय की अंथियों को पच्छिम में “साइको-पेनाजिटिक” ( 970॥0- 
87५४७ 80700] ) सम्प्रदाय के विद्वानों और गवेषकों ने “कारप् कस”! 
( ०077.]65 ) के नाम से पद्दिचाना है| पर वे, विशेष-विशेष प्ंथियों का निर्मृक्षम, 
उनके विशेष-विशेष स्वरूप और कारण के ज्ञान के द्वारा, करने का यत्र करते हैं; और 
झात्म-विद्या सब अशेष भंधियों का एक साथ निमूज्षन आत्मज्ञान से करती हैं । 


ण्र्‌ दशन का मुख्य प्रयोजन 


अर्थात्‌, भवसागर में आत्म-ज्ञान के सिवा ओर कोई मोती नहीं है। 
जैसे पानी का भैँवर अपने ही चारो तरफ फिरता है, वैसे ही हम सब अपनी 
ही, अपने आत्मा की ही, परिक्रमा करते रहते हैं । प्रेम को राह पेंच के भीतर 
पेंच के सिवा ओर कुछ नहीं है; ज्ञानी के लिये परमात्मा के सिवा ओर कुछ 
कहीं भी नहीं है। आँख, कान, मुंह, बंद करो, परमात्मा अवश्य देख 
पड़ेगा । 

योग सूत्र के शब्दों में 

चित्तवृत्तिनिरोधे द्रष्ट: स्वरूपेड्वस्थानम | 

अथोत्‌ , चित्त की सब वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है, जब 
झानात्मक-इच्छात्मक-क्रियात्मक सब वृत्तियां रोक दी जाती हैं, जब मन सब 
तरफ़ से हट जाता है, तब द्रष्टा, देखनेवाला', सब संसार का साक्षी, आत्मा 
अपने स्वरूप में, “मे” मे, अवस्थित हो जाता है; में, परमात्मा, सब संसार 

का साक्षी, सब का धारक, व्यापक, सब से अन्य, हँ--ऐसी अवस्था, ऐसा 

ज्ञान, ऐसा भाव उदय होता है। 

पैग़म्बर मुहम्मद ने भी कह्दा है, 

मन अरफ़ा नफ़्सहू फ़क्द  अरफ़ा रब्बहू। 

अथोत्‌ आत्मा का, अपने का, ज्ञान और इश्वर का ज्ञान एक ही चीज़ 
है। जिसने अपने को जाना उसने ख़ुदा को जाना | 

खुद-शिनासी, इर्फ़ॉनि.खुदा, हक़-बीनी, दीदार, अद्यज्ञान, आत्म- 
दृशन, अद्वालाभ, आत्मलाभ, “दी विभन आफ़ गाड,” “सेल्फ-नालेज” 
यह सब पर्याय हें, एक ही पदा्थ के विविध नाम हैं, जिसी पदाथे से 
ऐकांतिक आत्यंतिक दु:ख-निवृत्ति होती है, और इंतिद्दाई दवामी लाजवाल 
सुख-शांति का लाभ होता है। 

यही द्शन का ओर दशनशासत्र का मुख्य प्रयोजन है। # 


डे 
अध्याय २ 


दर्शन का गौण प्रयोजन 


दुशन के प्रधान प्रयाजन का वर्णेन किया गया । उसका गुणरूप, 
गुणभूत, गौण, बड़ा गौरवशाली, और भी प्रयोजन है। 
राजविद्या का अर्थ और उसकी उत्पत्ति की कथा 
गीता का उपाख्यान किसको नहीं मालूम ? अजुन को जब किकत्तेठ्य- 
विमूढृता, दीनता, विषण्णता ने घेरा, तब ऋष्ण ने उस बेचैनी को आत्मविद्या 
के उपदेश से दूर किया | ब्रह्मचय की परा काष्ठा से, आत्मनिम्नह, आत्मवशता, 
से, देहय आत्मा पर भी वशित्व" पाये हुये, मृत्यु पर भी बिजय पाये हुए, 
इच्छा-मृत्यु, भीष्म ने, योग से शरीर छोड़ते हुए, जे। कृष्ण की स्तुति की, 
उसमें इसको कहा हे । 
व्यवहितप्ृतनामुख निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमखस्य देषबुद्ध्या । 
कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणंरतिः परमस्य तस्य मेडस्तु ॥ 
शत्रुओं की सेना मे आगे बंधु बांधवों को देख, उनके वध को 
सहापातक मान, विषएण हुए अज्ुन की कुमति को जिसने आत्मविद्या से 
हटाया, उस हरि की सुंदर मूर्ति मेरे मन में, स्नेह से आबृत, सदा बसे । 
इस आत्मविद्या ही का नांम राजविद्या, राजगुश्, है। जैसा स्वयं 
कृष्ण ने अज़ुन से कहा है । 
इदं तु ते गुहश्यतमं प्रवद्याम्यनसूयवे | 
शान विजश्ञानसहितं यज्जात्वा माक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥| 
राजविद्या राजगुहुथ पवित्रमिदमुत्तमं | 
प्रत्येज्षावगर्म॑ धम्ये सुसुर्ख कत्त मव्ययम्‌ ॥ 
आत्मविद्या का नाम राजविद्या क्‍यों पड़ा, इस विषय में, आजकाल, 
कुछ विद्वान, छिछली सरसरी दृष्टि से, थों तके करते हैं कि यह विद्या पहिले 


) 8009809) 8०५ ०7०79 । शाख््रीय सिद्धांत यह है कि नया शरीर, 
नयां प्राण, उत्पन्न करने वाली, “शुक्र अक्ष सनातन?” रूप, शक्ति को जो अपने शरीर 
से झवकीय न होने दे, उस प्राण शक्ति को उसी शरीर के ही पोषण में परिणत 
करता रहे, तो बहुत काज्न तक उस शरीर को स्थिर रख सकता है, जब तक वह स्वयं 
उस शरीर के धारण से खिनन्‍न न हो जाय । आज़ काठ पच्छिम के विद्वानों ने जीण- 
बुद्ध मनुष्य के शरीर को पुनः युवा बना देने का डपाय यद्द निकाला है कि धानर आदि 





५४ दर्शन का गौण प्रयोजन 


ज्षत्रियों में उदित हुईं । पर गहिरी दृष्टि से देखने से इस प्रकार के विचार, 
जालद्यभिमान, वर्ग-प्रशंसिता, आदि ओखे भावों से प्रेरित जान पड़ते हैं; और 
याग वासिष्ठ में जो इसके उत्पात्त की कथां कही है वही मन में सच्ची होकर 
बैठती है। कथा यह है । 

विश्वामित्र द्शरथ के पास आये। “दुजन लोग ( राक्षस ) हमारे 
ऋषिकुत, गुरुकुल, त्रह्माश्रम ( विद्यापीठ ) के सत्कार्यों में विश्न करते हैं । यज्ञ 
का अथ है स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, तपोयज्ञ, यागयज्ञ, द्रव्ययज्ञ आदि, मनुष्यों 
के स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के, देद और बुद्धि के, संस्कार परिष्कार करने 
वाले, और इस संस्कार के द्वारा इहलोक परत्नोक दोनों को सुधारने वाले, 
सब परोपकारी कार्य । राम जी को आज्ञा कीजिये कि मेरे साथ चलें और 
इन दुष्ठों का दमन करें ”। “राम ने ते खाना पीना छोड़ रक्‍खा है, न जाने 
किस चिंता में पड़ गये हैं, किस मोह से मूढ़ हैं, या कोई रोग से रुग्ण हैं; 
आप उसका उपाय कीजिये, ओर ले जाइये” । रांम जी बुज्ञाये गये। ऋषि ने 
पूछा । राम जी ने कहा | बहुत विस्तार से, बहुत सरस, मधुर, ओघषवान , 


जकरनजजममा»»भम5क#धग १७४ करम»म ५ सा+५५७ मत न-+मकनमा नमक. ९५५ह५७+०+.->थ3+++ाक-ाप»»०५+«<७)४+न मानक ++ मम मय ० न पप ७ +ा५क९#फाा३७७५७५ ५४७५० पए+३७»3+०य५4साउअ4भाममका७म ७००७ 


पशुओं के बृषण ( अथवा यदि स्प्री हो तो वानरी भ्रादि के रजःकोष ) उसके शरीर 
में जमा देते हैं। पुराणों में इसकी सूचना इस प्रकार से की है कि इंद्र के अ्ंडकोश 
जब, परदार-गसन के कारण, ऋषि के शाप से, सहखाचता : अथवा उपदंश रोग ) 
से, गिर गये ( या सढ़ गये ), तब उनके स्थान पर स्व के वैद्यों ने मेष के वृषण 
क्ञगा दिये। थद्द प्रकार राजस, तामस, और पापीयान्‌ है; सात्विक नहीं | तो भी, 
उससे भी यददी सिद्ध होता है कि शुक्र धातु के शरीर में बनने और संचित होने से, 
यौवन अर्थात्‌ प्राण, भोजस, तरस्‌, सहस्‌, तेजस, महस्‌, वर्चस आदि सूक्म शरीर 
के गुण, शरीर में उत्पन्न होते हैं। सात्विक मानवीय शुक्र से, सात्विक मानवीय 
झोजस्‌ आदि सब छः, अकह्मचयं द्वारा; रांजस तामस वानरीय शुक्र से, शात्राक्य 
चिकित्ला द्वारा, प्रायः वानरीय ओजस, तरस, भर सहस, ही, किन्तु सूचमतर 
तेजस , महस्‌ , वर्चस नहीं । पश्चिम मे यद आसुरी वाजीकरणन्चिकित्सा कुछ वर्षो” 
तक बहुत चढ्ली; पर अंब अनुभव से निश्चय हो गया है कि उस के परिणाम बहुत 
बुरे होते हैं; इस से इस का प्रचार कम होता जाता है । 
ओजो दि तेजो धातूनां शुक्रांतानां परं स्खतस्‌ | ( वाग्सठ ) 
अंग्रेजी में इस आशय को कहना हो तो स्थात्‌ थों कहा जायगा कि, 


]6 ००08९/ए४००07 0 ४096 00709 प्र 56९0 8०0 38 927०0 97ए॥रं८थं 
60९7९ 40 ४76 0009, 7726980 0६ 078 70 00 €8८४०6 ०प्र४06, ए7॥! 
9707078 (76 '€ ० 2६0 0007 07 27 झंपे:शि7:8 ए९४०096, (६, 6. ०7% 
गरिपएं) 0986 धाबए0 6 प्रछणक, >प 70 €706539, ० ००प्रा56), था 
8 500 $5 78८6 पा80-8४ £ जाती 5प्ाटफए 90802006 (४८९0 7 ८05796 
रण पए6--० 0078 07 ६0, ब्यूव तेक्वीए 70०68 ४78 (३७ ढ7टटा2267068, 
0५९४ बचत 076४ 88५४०, 0 (80 076 00007, 


343/23-ना+ननत-नशनफाक +नप सनक + मनन करन नमन त न + ५५७२-०3» ५»ममम++ ५५.० ५५+++>नन+न-# पहन भ ७७५५५ ३५५०५५७-॥+५००५५४0७/५५७५४७०॥४०न-मेनपासभा७७१५७५०४ननन «नेक > 5००७३» असर 


राजविद्या का अर्थ और उसकी उत्पत्ति की कथा ५० 


वेगवान्‌ , बलवान , हृदय को पकड़ कर खींच ले जाने वाले, शब्दों में, 
संसार की अस्थिरता और दुःखमयता, ओर उसको देखकर अपने चित्त की 
विकलता और खेदपूर्णता, कहा | बुद्ध को भी, रामजी के बहुत वर्षो पीछे. 
यही अनुभव हुआ, और उनके पहिले तथा उनके पीछे, सब काल में, अपने 
अपने समय से, सब जीवों को, मसदुवेदिता और कोमलचित्तता उदय होने 
पर, बैसा ही होता रहा है और होगा। संक्षेप से, जो रामजी ने कहा वह 
“संसार में जो प्रिय से प्रिय, स्थिर से स्थिर, मह।च्‌ से महान, पदार्थे 
हैं, उनकी अनित्यता को देख कर, सब प्राणियों को दुःखी देख कर, मुमे 
भारी व्यथा हो गई है, कुछ अच्छा नहीं लगता; यही मन में फ़िर फिर उठता 
है कि, ऐसे नश्वर शरीर को, अपने आप खाना पीना बंद करके, छोड़ देना 
अच्छा है; यम से नित्य नित्य डरते कांपते हुए, इस अपविन्न मल्लसय रक्त 
मांस अस्थि के सचय को पकड़े रहने का यत्न करना नहीं अच्छा ।”? 
आपातमात्ररमणेषु सुदुस्तरेषु भोगेषु नाहमलिपक्षतिचंचलेषु । 
ब्रह्मन्‌ रमे मरण-रोग-जरादिभीत्या शाम्याम्यहं परमुपैमि पदं प्रयत्ञात्‌ ॥ 
( याग वासिष्ठ; १०२१-३६ ) 
विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुये | दशरथ से कहा, “राम का यह भोह 
परम सात्तविक मोह है। राम को बड़े काम करना है, इस लिये बढ़े ज्ञान की 
इनको आवश्यकता है। नित्य ओर अनित्य, नश्वर ओर अनश्वर, फ़ानी 
ओर बाक़ी, का विवेक जिसको हो, नश्वर से वैराग्य जिसके हृदय में जागे, 
नित्य की खोज में जो सर्व प्राण से पड़ जाय, दिल ओर दिमाग दोनों में 
जिसको इसकी सच्ची लगन लग जाय, उसको महा उदय, अभ्युद्य भी निःश्रे- 
यस भी, देने वाला, नित्य पदाथ का बोध, मिलता ही है। 
विवेकवैराग्यवतो बेध एवं महेदयः । 
छोटे छोटे कामों में तो.कताथेता पाने के लिये ऐसी लगन की आव- 
श्यकता होती ही है, फिर अजर, अमर, अनादि, अनंत पदार्थ पाने के लिये 
क्यों न चाहैगी ! पर जिसको यह घुन लगेगी, कि कार्य वा साधयापि, शरीर 
बा पातयामि', वह कुतार्थ हो हीगा। सो राम को यह उत्तम जिज्ञासा उत्पन्न हुई 
है। इनके कुल के पुरोहित वसिष्ठ जी इसको पूरी करेंगे” । ऐसा विश्वासित्र 
न कहा | 
रे तब बसिष्ठ ने आरंभ किया, ओर आदि में ही कहा कि इस जिज्ञासा 
का पूरी करने बाली त्रह्मविद्या, आत्मविद्या, का नाम राजविद्या, राजगुश्, 
भी है। ओर इसके विवरण के लिये समाजशासत्र ( सेोसियालोजी )* की, 





4 500०0689. 


५६ दर्शन का गौण प्रयाज॑न॑ 


जो भारतबषे के पुराण-इतिहास का एक अंग है, कुछ मूल बातों की चचों 
कर दी । मानव इतिद्दास के आदि काल में मनुष्य पररपर मेल मुहब्बत से, 
कापोतन्याय से,* रहते थे। इस काल को सत्ययुग" का नाम दिया जाता है, 
क्योंकि मनुष्यों को प्रायः असत्य बोलने के योग्य चपञ्ञ बुद्धि ही न था, सीधे 
सादे होते थे । इसको क्ृतयुग भो कहते हैं, क्योंकि वृद्ध कुलपति, जातिपति, 
प्रजापति, * नेता, जो कह देते थे उसको सब लोग बिना पूछ पाछ, बिना 
हुज्जत बहस, कर देते थे | “कृतमेव, न कत्तंव्यं?; बुद्ध के मुंह से उपदेश 
आदेश निकला नहीं कि युवा ने कर दिया; अभी करने को बाक़ी है--ऐसी 
नोबत नहीं आती थी। ऋमश: मनुष्यों में अहंकार, देष, द्रोह, स्पर्धा, ई्यां 
आदि के भाव बढ़े | परस्पर युद्ध होने लगे। कापोतन्याय के स्थान में मात्स्य- 
न्याय प्रवृत्त हुआ | शांति के स्थापन के लिये राजा चुने बनाये गये" । उनकी 
बुद्धि, समाज-रक्षा के कारये में, अक्षम, असमथथे, छुब्घ, किंकत्तेव्य-विमूढ़, होने 
लगी । तब ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न किया, आत्मज्ञान से सम्पन्न किया, 
ओर राजाओं को शिक्षा के लिये नियुक्त किया | तब आत्मविद्या की शिक्षा 
पाकर राजा लोग स्थितग्रज्ञ, स्थितधी:, स्थिरबुद्धि, स्थिरमति, हुए, ओर शांत 
मन से, प्रजा के द्विविध रक्षण का, अर्थात्‌ पालन ओर पोषण का, टिविध 
उपाय से, अर्थात्‌ दुष्टनित्रह और शिष्ट संग्रह से*ं, अपना कत्तेड्य करने के 
योग्य हुए | तभी से यह विद्या राजविद्या 'कहलाई, क्योंकि विद्याओं की राजा 
है, ओर राजाओं की विद्या है, राजाओं के लिये विशेष उपयोगिनी है । 

तेषां दैन्यापनेदार्थ सम्यस्दृष्टिक्रमाय च | 

तताउस्मदादिभिः प्रोक्ता महत्यो ज्ञानदष्टयः || 

अध्यात्मविद्या तेनेयं पूर्व राजसु वर्णिता। 

तदनु प्रसता लेके राजविश्येत्युदाह्मता | 

राजविद्या राजगुद्य॑ अध्यात्मज्ञानमुत्तमम । 

शात्वा राघव राजानः परां निदुं/खतां गताः ॥ 

( यो० वा, २-११-१६, १७, १८ ) 





[69॥6 5६४६४ ० ४०६०7९, “शि8९०7-॥४6 

(०5७७॥ 3४९; (0700व4 6 (ायांदाए0, 

7०५9४ ९८, ह 

ए४३४४ग्र2 ३८४८६ ०६ 02८५/४, “750-86, 

8008 ०८०070790६. 

?:0:8०0४00 बात चप्ापपाठ; ?7767९70४07 06 त5807667 800 270780007॥ 
० ४९0०९४४  एशॉ४ि2, इस विपय का, विस्तार से, “४“राज-शात्र ? की लेख श्रेणी 
में, जो “काशी विद्या पीठ पत्रिका” में प्रकाशित हुई है, लेखक ने प्रतिपादन किया है। 


बी. दी 2८ (५७ #४ 


ब्रह्मा शब्द का अथ ५७ 


इसका उपयोग--इहलोक, परलोक, उभयलोकातीत, सब के बनाने में 

इस रीति से राजविद्या का जो आद्य अवतरण हुआ, उसी का दूसरा 
उदाहरण, नवीकरण, था पुनरवतरण, भगवदूगीता का उपाख्यान और 
उपदेश है । इस पशा विद्या को कृष्ण ने गुहयतम, रहस्यों का रहस्य, राज़ों 
का राज, इल्मि सीना, भी कहा, ओर प्रत्यक्षावगम, अज्ञों से, स्थूल इब्।ियों 
से, देख पड़ती हुईं, भी कहा | जैसा सूक्ियों ने भी कहा है, 

मग्रिबी, आं थि तू श्रश मी तलबी दर ख़लवत्‌ , 
मन्‌ अयां बर सरि कूचः व कू मी बीनम | 

हे पच्छिम वाले, जिस बस्तु को तुम एकांत में ढू ढ़ते हो, इसे मैं 
हर सड़क ओर गलो में देख रहा हूँ । इसका आशय, आशा है कि, भआगे 
खुलेगा | पच्छिस वाले का सम्बोधन अच्छा है | एक पच्छिम वाले ने अपने 
हृदय के उद्गार सें कहा है, जिस इश्वर को में अपने बाहर सर्वत्र देख रहा 
हैं, उसी को अपने भीतर भी देख लूं--यह मेरी सब से उत्कृष्ट इच्छा है।' 
इस प्रकार से, पूव पच्छिम के भावों में साहश्य होते हुए भी, वैद्ृश्य, दक्षिण 
वाम का सा, बिम्ब प्रतिबिम्ब का सा, देख पड़ता है । 

एक बेर इस विद्या के सिद्धांत हृदय में बैठ जायें, तो फिर देख पड़ने 
लगता है कि वे चारो ओर समस्त संसार में व्याप्त हैं। जब “शक्ले इन्सां 
में खुदा है? यह मालूम हो जावे तब, ज़ाहिर है कि, हर कूचो व कू में बही 
खुदा देख पड़ेगा जो खलवत में तत्नाश किया जाता है। चेतन्‍्य सबे- 
व्यापी है, यह निश्चय जब हो जाय तब उसके नियम, परमारु में भी और 
सौर सम्प्रदायों में भी, अणोरणीयान्‌ में भी और महतो महीयाब्‌ में भी, 
एक से काम करते हुए, समदर्शी के देख पड़ेंगे। 

ह प्रह्मा शब्द का अथ 

योग वासिष्ठ की कथा में ब्रह्मा का नाम आया। पौराणिक रूपक 
में यह नाम उस पदाथे का है जिस के सांख्य में महतत्व और बुद्धितत्त्व भी 
कहते हैं 
हु हिरएयगभो भगवान्‌ एप बुद्धिरिति स्मृतः। 
महान्‌ इति च योगेषु विरिंचिरिति चाप्यज:॥ 
साख्ये च पख्यते शास्त्र नामभिबेहुधात्मकः। 
विचित्ररूपो विश्वात्मा एकानक्षर इति स्मृतः | 


वे “७०७ 87650 एा5ं 45 ६0 ॥70 शा, 78 (00 ७0% ! #त6॑ 
8ए९४ए-ण्68४ जा४700; &6छा0, तृपष०६त0 9 ॥. छू. 500४, ०7 (6 
प९-००६४९ रण कंड फधयार्डधपरंता 0 54कीजलए[९: सबाबरं2००१६ ८० ४१४ 
72757079 ० /2/8/05०//9, 
० 


ध्ष द्शन का गोण प्रयोजन 


दृत॑ नेकात्मक॑ येन कृत॑ ज्ेलाक्यमात्मना। 
तथैव बहुरूपत्वादू विश्वरूप इति स्मृतः || 
सबंतः पाशिपादं॑ तत्‌ सबतो5क्षिशिरामख्त | 
सवंतः श्रतिमल लोके सबमाइत्य तिष्ठति। 


(म० भा०, शांति, अ० ३०८ ) 


मनो महान्‌ मतिन्रज्ञा पूलुद्धिः ख्यातिरीश्वरः | 
प्रज्ञा चितिः स्मृति: सविद्‌ विपुरं चोच्यते बुचेः || 


( वायु० पु, पूर्वाच, अ० ४ ) 


अव्यक्त; पावनोडचिंत्य; सहर्ांशु$ हिरएमयः | 
महानात्मा मतिब्रक्षा विष्णु: शंभरुः स्वयंभवः ॥ 
आप संवित्‌ ९३ कक 
बुद्धि: प्रशोपलब्धिश्च संवित्‌ ख्यातिधूतिः स्मृति: | 
पर्यायववाचकः. शब्देमंहानात्मा विभाव्यते ॥ 
( अनुगीता, अ० २६ ) 


ब्रह्म की, परमात्मा, परम पुरुष, की, प्रकृति का पहिला आविर्भाव 
ब्रह्मा । जैसे, 
सष्टा प्रजापतिर्बेधा धाता वेदनिधिविधिः। (अमर काश ) 
अपारे ब्रह्मणि ब्रह्मा स्वभाववशतः स्वय॑। 
जात;ः:. स्पंदभयो निवत्यमूमिरंबुनिधाविव ॥ 
( योग वासिष्ट ) 


समुद्र में लहदर। आत्मा का पहिला रूप बुद्धि, जैसे सूर्य का पहिला 
रूप ज्योति । इसी पदाथ को, सूकी इस्तिलाह में, अहद का पहिला इजहार 
बाहिदीयत, अक्नलि-अव्बल्न, अक्ल्ति-कुल, रूहि-कुल, लोहिं-महफ़ज, उम्मुल- 
किताब, हक़ीक़ति मुहम्मदी, इत्यादि नाम से कहते हैं। पीस देश के दाशें 
लिकों ने मूस, डीमियर्गांस, आदि नाम इसी को दिये हैं। ईसाई मिस्टिक 
ओर ग्नास्टिक * सम्प्रदाय के विद्वानों ने, होली गोस्ट, क्राइस्टास, ओवर- 
सोल 3 आदि । पच्छिम के दाशनिकों ने इसी के विविध पक्षों के ऐनिमा 
मंडी, यूनिवस ल रीज़न, दी अन॒कान्शस, अवकान्शस-विल्न-ऐणड-इमेजिनेशन, 








१3 ०४७, 70670४77203. 
है (०5063, (:705805, 
3 [त0]9 (७098६, (75003, 00ए७४5० पं, 


ज्ह्मा शब्द का अर्थ ५९ 


कारिमिक ऐडियेशन, मैस-माइंड, कलेकटिव इंटेलिजेन्स, डिक््यूज़ड इंटेलि- 
जेन्स', प्रश्नति नामों से कहा हे । 

संस्क्षत के कुछ नाम, इसी पदाथ के, उद्धृत श्लोकों में दिये हैं। इन के 
सवा और भी बहुत हैं, सूह्रम सूक्ष्म गुणों, पक्षों, रूपों, लक्षणों के भेद से । 
अधिक प्सिद्ध पोराणिक नाम, बक्या-विष्णु-शिव हैं, ओर दाशनिक नाम 
सहत्‌ , बुद्धि, विद्याउविद्या रूपिणी माया, शक्ति, आदि। बृहयति जगत 
शिति ब्रह्मा, जगत्‌ को जो बढ़ावे, फैलावे । विसिनोति सबोन प्राशिन$, विशति 
वा सर्वेषु प्राणिषु, इति विष्णु), जो सब के भीतर पेठ कर सब को एक 
दूसरे से बांधे रहे। शेते स्वंभूतेषु इति शिवः, सब में साया हुआ है। 
वसति सर्वेषु, स्ववासनया वासयति सर्वमनांसि इति, वासुदेवः, सब 
हृदयों में बला है, सब के अपनी वासना से वासित करता है । इसी से 
लोकमत, पढिज़्क ओपिनियन, बल्डे-ओपिनियन*, भें इतना बल है, कि बड़े- 
बड़े युद्ध-प्रिय मानव-हिंसक देश-बिजेता सेनाधिप भी, उसके सशख्ास्त्र 
सेनाओं से अधिक प्रबल मानते रहे हैं, ओर उस से डरते रहे हैं। जब वासु- 
देव-विश्वात्मा-ओवरसेल-ऐनिमामंडी-रूहिकुल की राय बदलती हे तब 
बड़े बड़े राष्ट्रों के रूप तत्काल बदल जाते हैं। सब शाखसत्न्‍र, सब अनंत 
ज्ञान विज्ञान, इसी में भरे पड़े हैं, इसी से निकलते हैं, ओर इसी में फिर 
लीन हो जाते हैं। किसी मनुष्य का कोई नई बात पाना, नये शास्त्र का 
आरंभ और प्रवर्तन करना, नया आविष्कार, इजाद, उपज्ष, करना, मानों इसी 
समुद्र में ग़्रोता लगा कर एक सोती ले आना है, उस छोटे अंश में अपनी 
अक़ल को, बुद्धि को, अक्नलि-कुल से, महा बुद्धि से, अनंत बुद्धि से, मह- 
त्त्त मदहानात्मा से, मित्ा देना है । 


" स सर्वधीबृत्यनुभूतसर्व: । 
भद्धत्स्वाननुभूताउ्थे। न मनः स्पष्डुमहति || (भागवत) 
विद्यते सच सबस्मिन्‌ सब तस्मिंश्च विद्यते | 
कृत्स्त॑ च बिंदते ज्ञानं तस्मात्संविन्महान्‌ स्मृतः | 
बत्त मानान्‍्यतीतानि तथा चानागतानपि | 
स्मरते सबंकार्यांणि तेनासौ स्मृतिरुच्यते || 


(िलगमनदकररमागाकक्का2>ञ०+ या धरमंप राधा ०२५2१ ० ० मम भाभाभपना३।नााक धान ५०७ कान क०० था» ००१०५ हाफकक्‍७७५०१॥०३ाक कमान 


१ 80778 (प्रा, एकरएलाडश रे०३३००,. 706 7०079800 ८६, 
एम्र८075०००४-फ॥ बघ0-[98708007, (०४४४८ 0686007, (६8४8-77770ं 
(०९८४ए९ 770608870९, ॥)775९0 [7६७[86९7०6, 

है एप्प ०ञंग्र००, ऐ०7० 0[४ंप्रंएण, - 


रै 


६० दर्शन का गौण प्रयोजन 


शानादीनि चर रूपाणि क्रतुकम फलानि च। 
चिनेति यस्माद्‌ भोगार्थ तेनासों चिंतिरुच्यते । 
( सर्वभूत-भवदू-मव्य-भाव-संच यनात्तथा ) । 
दंद्वानां विपुलीभावाद्‌ विपुरं चाच्यते बुधेः | (वायु पु०) 


भूत, भवद्‌, भविष्य, सब ज्ञान, सब अनुभव, सब भाष, सब पद्ाथ 
इसी में हैं। सब का इस के सदा स्मरण रहता है, इस से इसका नाम स्मृति 
है; सब का संचय है, इस लिये चिति ; इत्य।दि । सूफियों ने भी कहा है । 
जो इल्मे हिकमत का वो है दाना 
ते इल्मे हिकमत के हम हैं मूजिद । 
है अपने सीने में उस से ज़ायद 
जो बात वाएज़ किताब में है ॥ 
लौहि-महफ़्ज़त्त दर मानी दिलत। 
हर सि भी ज़्याही शवद जू हासिलत || 
दर हकीकत खुद तु ई उम्मल किताब । 
ख़ुद ज़े ख़ुद आयाति ख़ुद रा बाज़ याब ॥ 
आवाज़-" खल्क नक़्कार-इ खुदा। 


अपने दिल में, समाज के हृदय में, बुद्धि में, सूत्रात्मा में, सब कुछ 
भरा है । जिस विषय की तीज्र आकांक्षा समाज में उपजती है, उस विषय 
का ज्ञान भी शीघ्र ही उपजता ( उपज्ञात होता ) है। इजाद, उपज्ञा, को 
गहिरा स्मरण ही सममना चाहिये। ओर न्याय सूत्र में कहा है, “स्मरण तु 
आत्मनो शस्वाभाव्यात”, परम-आत्मा ज्ञानमय है, उसका स्वभाव ही ज्ञातृत्व 
सर्वेश्ञत्व है, इसी लिये जीव-आत्मा को स्मरण होता है । 

तो पौराशिक रूपक ठीक है कि ब्रक्षा ने ऋषियों के उत्पन्न करके 
उनको ज्ञान दिया, ओर उन्होंने राजाओं के सिखाया। आज भी यह रूपक 
प्रत्यक्ष चरितार्थ है। नयी “सायंटिफक डिस्कवरी”,' वैज्ञानिक आविष्कार, 
विज्ञानाचार्य करते हैं; तदनुसार शासक वर्ग धर्म कानून बनाता है। इसी 
प्रकार से, पुराकाल मे, जब आत्मविद्या की समाज में तीत्र आवश्यकता 
ओर इच्छा हुई, तब वह प्रकटो, समाज के योग्यतम मनुष्यों की 
बुद्धि में उसने अवतार लिया, ओर उसका उपयोग, अयेग, मनुष्यों के 
वैयक्तिक ओर सामाजिक जीवन के अंगों के नियमन, शोधन, प्रसादन 
के लिये, किया गया। 





3 छएाल्पप00 0[800ए६५, 


ब्रह्द और धर्म | राजविद्या और राजधम ६१ 


ब्रह्म और धर्म । राजविद्या और राजपमें 


इतिहास-पुराणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह विद्या, भारतवर्ष की 
उत्कृष्टावस्था में, कभी भी केवल संन्‍्यासेपयोगिनी ही नहीं, प्रत्युत समग्र सांसा- 
रिक व्यवहार की शोधिनी भी, सम की गई । धमम-जिज्ञासा, ब्रद्म-जिज्ञासा, दोनों 
ही दर्शन की विषय हैं | प्रसिद्ध छः दशनों में वेशेषिक आदिम, और वेदांत 
अंतिम, समझा जाता है । वैशेषिक में प्रायः बहिमुख दृष्टि के पदार्थी' के विशेष 
विशेष धर्मों) का विशेषतः, और मनुष्य के कत्तेठ्य कम विशेष रूपी धर्मों) का 
सामान्यतः और आपाततः, विचार किया है । वेदांत में प्रायः अंतमुंख और 
फिर सर्वतोमुख दृष्टि से ब्रह्म का दर्शन किया गया है, जिसी के रव-भाव 
से सब धरम निकलते हैं, जिसी की प्रकृति पर सब धर्म प्रतिष्ठित हैं, जिस 
ब्रद्मतस्‍्व के ज्ञान के बिना धर्मतत्त्व का अश्ञांत ज्ञान असम्भाव्य है, जिस त्ह्म 
के अनुभव करने वाली अवस्था का एक नाम इसी हेतु से, योग दर्शन में, धर्म- 
मेघ समाधि कहा है। धर्मान्‌, संसारचक्र नियमान्‌, विधीन, मेहति, वर्षति, 
प्रकटी-करोति, उत्पाद्यति च ज्ञापयति च, इति धर्ममेघः। संसार-चक्र के 
नियम वा विधि रूपी धर्म * और उनका ज्ञान, जिससे उत्पन्न होते हैं, उस 
ब्रह्मावस्था का नाम धर्ममेघ ओर धर्ममेध समाधि है। 


ब्रह्म और धर्म, वेदांत और मीमांसा, ज्ञान और कम, वेद और लेक 
(इतिद्दास-पुराण), शाक्ष ओर व्यवहार, सिद्धांत ओर प्रयोग, राजविद्या और 
राजधर्म, नय और चार, सायंस ओर ऐसिकेशन, थियरी और प्रैक्टिस, 
मेटाफिजिक्सओर एथिक्स-डोमेस्टिक्स-पेडागोजिक्स-ईकोनामिक्स-से।| सियेना- 
मिक्‍्स-पाल्िटिक्स,* इल्म और अमल, का पद पद्‌ पर संबंध है। बिना एक 
के दूसरा सधता ही नहीं। मनु का आदेश है, 
ध्यानिक॑ सवमेबैतद्‌ यदू एतदू-श्रमिशब्दितम | 
न ह्नध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुते || 
सैनापत्य॑ च राज्यं च दंडनेतृत्मेव च।| 
सर्वलेकाधिपत्य॑ वा वेदशास््रविदर्हति || 
एकेाडपि वेदविद्धम य॑ व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः | 
स विशेयः परो धमो नाउशानाम॒दिताअ्युतैः ॥| 





१ ए6 ],8७93 07 '०७(प४/९, ६०6 4,8ए99 0० ६४6 ७००:।१-(0:06४ 

३ 56706 थाते बाए#०४४००७; ६7607 बात 978९८४९९; 77९(४॥ए808 
ध्ाते. €0ट8--007785008--0602802703--९८००7०7008--४००४०३०- 
घ0०8०-20॥0 08, 


६२ दशन का गौण प्रयोजन 


याज्षवल्‍क्य ने भी कहा हे , 


चत्वारो वेदधर्मज्ा पर्षत चेविद्योव वा। 
सा जूते य॑ स धमः स्थादेके वाउध्यात्मवित्तम: ॥| 


वैयक्तिक ओर सामाजिक, वेयश्टिक ओर सामष्टिक, प्रात्यकिक और 
सामूहिक" मानव जीवन के किसी भी अंग का ठीक ठीऊ प्रबंध, ऐसा मनुष्य 
कैसे कर सकेगा, जिसके यह ज्ञान नहीं है कि मनुष्य क्या है, उसकी आत्मा 
का स्वरूप क्‍या है, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव,उसका चित्त, और विच्त की 
संस्क्रिया विक्रिया, क्या है, उसके शरीर की बनावट और घर्म और गुण दोष 
ध्यारोग्य सारोग्य क्या है, उसके जीवन का तत्व क्या है, जीना मरना क्या है, 
जीवन के देतु ओर उसके लक्षण क्या हैं ? ऐसी बातों का जिसको ज्ञान हो, 
जो अध्यात्मवित्‌ है, उसी के धर्म के व्यवसान ओर धर्म के प्रवरतेन के प्रभावी 
ओर बिशाल कारये सोंपने चाहियें। एक भी मनुष्य, यदि सचमुच अध्यात्म- 
वित्तम है तो, जो नि्ंय कर दे वह घर्मे ठीक ही होगा। भारतीय समाज का 
सब प्राचीन श्रबंध, इसी हेतु से, अध्यात्मविद्या की नीबी पर, फ्िल्ासे।फ़ी 
ओर साइकालो जी* की बुनियाद पर, बाँधा गया था । 

इस देश के प्राचीन विचार में धर्म ओर ब्रह्म का केसा निकट संबंध 
था, कैसा इनके बीच में प्राश-संबंध, योन-संबंध, माना जाता था, इसका 
उदाहरण मनु के श्लोक में देख पड़ता है, यथा, 

जाय॑ते दुर्विवादेषु ब्रह्मघमंद्विप: सुताः॥ ( ३--४१ ) 

अनमेल, बेजोड़, अनुचित, दुःशील, दुष्ट भाव से प्रेरित, दुविवाहों से, 
ब्रद्द और धर्म का, सज्ञान ओर सदाचार का, द्रोह करने बाली सनन्‍्तान 
उत्पन्न होती है| यह एक गम्भीर बात अध्यात्मविद्या की, सैको-फ्रिजिक्स ३ 
की, है। जो अध्यात्मविद्या, राजविद्या, दुःख के मूल का, भूल दुःख का, 
आध्यात्मिक मानस दुःख का, मूलोच्छेद करने का उपाय बताती है, बह उस 
मुल् दुःख के सांसारिक, आधिभोतिक, आधिदेविक, शाखा पल्लव रूप 
दुःखों को भी काटने, छाँटने, कम करने का उपाय, निश्चयेन, राजधम के 
द्वारा, बताती है । 

राजधमं के, जिसो के दूसरे नाम राजशालख, राजनीति, दंडनीति, 
नीति शास्त्र, आदि हैं, प्रंथों में, (धर्म-परिकल्पक ब्ाह्यण और) धर्म-प्रवर्तेक 
ज्षत्रिय अर्थात्‌ शासक के लिए, आन्वीज्षिक्री विद्या के ज्ञान की आवश्यकता 
सब से पहिले रक्खी गई है। 


हु लाभ ाा॥ाभभभभ+ 2 ७ा७७७७७७७७७७ए७राशशआआणाााा भा“ शा अल तल ३३ आज़ बल नाललअ आज 


3 वशवाशंतप 3900 50528), 599876 १४४ 00०॥6०४२६, 
5 ए050979 ध्यूवत ?ए४३ए८70027. 
3 98ए0०7०-7॥एश्ल०५ ; 67 €प९९ए7०७, 


ब्रह्म और धर्म | राजविद्या और राजधमे ६३ 


मनु की सब शासकों, राजाओं, अधिकारियों के लिए आज्ञा है। 
तेम्ये (वृद्धेम्यों) डघिगच्छेद्विनयं बिनीतात्मापि नित्यशः | 
बहवेडविनयान्नष्टठा: राजानः सपरिच्छुदाः ॥ 
त्ैविद्येभ्यस्नयीं विद्यां दंडनीतिं च शाश्वतीम्‌ | 
आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्वे लाकतः ॥ 
इंद्रियाणां जये यागं समातिष्ठेद्वानिशं । 
जितेंद्रियो हि शक्तोति वशे स्थापयितु' प्रजा) ॥ 
( ७--३६, ४०; ४३, ४४ ) 


जिसके शासन कां, प्रजा के पालन का, काय करना है, ( ओर याद 
रखने की बात है कि सभी ग्ृहर्थ, सभी व्यवहारी, अपने ग्रह और उ्यवहार 
के मंडल के शासक, राजा, अधिकारी होते हैं ), उसके सुविनीतात्मा होना 
चाहिये, और नित्य नित्य बृद्धों से, विद्वानों से, अधिकाधिक विद्या ओर विनय 
सीख़ते रहना चाहिये । बहुतेरे राजा, अपने परिच्छुद परिवार सहित, अविनय 
के, उहंडता, उच्छ खलता, स्वच्छंद्ता के फारण, नष्ट दो गये। इसलिये 
वेदों के, विविध शाख्रों के, जानने वालों से, त्रयी विद्या के, वेदों, बेदांगों 
मीमांसा, ध्मशाख्र, और पुराणों के, तथा शाश्वत काल में, सदा, द्वित करने 
वाली दंडनीति को, तथा आन्वी ज्षिकी के, सीखे; ओर वार्ता-शाल्र, अर्थ-शाद्र 
का, स्वयं साज्ञात्‌ लोक के व्यवहार के देखकर सीखे, और अपनी इन्द्रियों 
के वश में रखने का यत्न दिन रात करता रहै। जिसकी इ द्वियां बश में हैं 
वही प्रजा के भी अपने वश में रख सकता है; जो स्वयं सन्‍्माग पर चलता 
है, वही उनके सनन्‍्मागे पर चला सकता है ; जो अपना सच्चा कल्याण करना 
जानता है, वही उनका भी सच्चा कल्याण कर सकता है। जो आत्मज्ञानी 
नहां है बह, इंद्रिय-सेबवी, मिथ्या-स्वार्थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरादि से 
अंध होकर, कूट नीति से, * धम के विरुद्ध दु्नीति से, काम लेकर, पहिले 
प्रजा का पीड़ा देगा फिर आप रवबय॑ नष्ट हो जायगा । 


शुक्र प्रश्नति दूसरे नीति शाब्षकारों ने भी यही अथ कहा है 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिश्व शाश्वती। 





3 विशेषेश नयने, [090708, 2००08, ६धंग्रए8, 47० 5960. ०9५: 
ठ5९००0॥76: 

* झंगानि वेदौश्चवोरों मीसांसा व्यायविस्तर!। धर्मशास्श्रपुरायानि त्रगीद॑ 
सबेमुच्यते ॥ (शुक्रनोति १--१५५) 

3 (३८१ए९॥5%, पगएआ॥लंए४१ ब्यूत संज्०0७5 9०7८५, 


६४ दर्शन का गौर प्रयोज॑नें 


विद्याशवतस एवैता अमभ्यसेन्द्रपतिः सदा॥ 
आन्वीक्षिक्यां तकशाम््र॑ वेदांताद्य प्रतिष्ठि तम्‌ । 
आन्वीजलिक्यात्मविद्या स्थादीक्षणात्सुखहुःखयोः ॥ 
ईज्षमाणस्तया तत््वं इषशोंकों ब्युदस्यति | (शुक्रनीति, १-१४२) 


राजा के, शासनाधिकारी को, जिसके मनुष्यों का पालन रक्षण करना 
है, इन्हों चार विद्याओं का अभ्यास करना चाहिये। आन्वीक्षिकी का अथ 
है सत्तक सदनुमान करने का शास्त्र, न्याय-शासत्र, तथा वेदांत, आत्म-विद्या । 
यह नाम, आन्वीक्षिकी, इस विद्या का इस हेतु से पड़ा है कि, इससे सुख ओर 
:ख के स्वरूप ओर कारणों का अन्वीज्ञण, परीक्षण, किया जाता है, और 
इस इच्चण का, दशन का, सुख दुशख के तत्त्व की पहिचान का, फल यह होता 
है कि, हर्ष के ओद्धत्य ओर शोक के विषाद का व्युदास निरास करके 
अधिकारी सज्जन, शांत स्वस्थ निष्पक्षपात चित्त स, अपन्ता कक्तव्य कर 
सकता है ओर करता हे । 


कोटल्य ने अथशाझ्र में कहा हे, 


श्रान्वीज्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिश्चेति विद्या:। सांख्य॑ योगो लोकायत॑ 
चेत्यान्वीक्षिकी | बलाबले चैतासां ( अन्यविद्यानां ) हेतुमिरन्वीक्षमाणा ले।कस्यो- 
पकरोति, ब्यसने<भ्युदये च बुद्धि मवस्थापयति, प्रज्ञा-वाक्य-वैशारद््य च करोति, 


प्रदीप: सबविद्यानां उपाय: स्वकर्मणाम । 
आश्रयः स्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता॥ 


विद्या-विनय-हेतुरिन्द्रियन यः काम-क्रोध-लोभ-मान-मद-हर्षत्यागात्‌ कार्य: । 
कुत्स्नं हि शास्त्रमिंद्रियनयः | तद्विरद्धवृत्ति; चातुरंताडपि राजा सो विनश्यति। 
( कोटल्यकृत अथंशास्त्र, अधि० १, अ० २; अर० ६ ) 


राजा के सीखने की चार विद्याओं में आन्वीज्षिकी विद्या के अंतर्गत 
साँख्य, योग, और लोकायत अथोत चार्वाकमतव भी है। लोकायत मत यह है 
कि लोक ही, दृश्य ही, इंद्रिय का विषय ही, मुख्य है, सब कुछ है। इससे 
आरंभ करके जीव, क्रम से, इसके अत्यंत विपरीत, विबत्ते, तथ्य को प्राप्त करता 
है, कि द्रष्टा ही, इेक्षिता ही, चेतन, आत्मा, "में? ही, मुख्य है, सब कुछ है 
ओर दृश्य ऐन्द्रिय लोक सब इसके अधीन, इसके लिए, इसी का रचा हुआ, है। 
जब इस तथ्य को अनुभव करके 'तथागत” हो जाता हे, तब आन्वीज्षिकी विद्या 
परिनिष्पन्न होतो है ओर बुद्धि स्थिर होती है। इस विद्या से, अन्य सब अवांत्तर 
सुख-साधक दुःख-निवारक शास्त्रों विद्याओं का बलांबल, तारतम्य, जान 


६६ दशन का गाण प्रयोजन 


“तत्त्वबुभूषया वाद्‌ः', तत्त्व जानने की सच्ची इच्छा से जो उत्तर प्रत्युत्तर 
किया जाय, ऐसा श्रेष्ठ वाद में हूँ, जल्प वितंडा आदि नहीं हूँ । अर्थात्‌ आत्मा 
की सत्ता, सत्यता, उसी उक्ति प्रत्युक्ति में हे जो सत्य के जानने की सच्ची कामना 
से भावित प्रेरित है। ओर ऐसे बाद के द्वारा अध्यात्मविद्या सिद्ध होती है, 
जो ही विद्या, सब विद्याओं में, में हूँ, अर्थात्‌ इसी विद्या में मेरा, परमोत्मा का, 
तात्विक स्वरूप देख पड़ता है। वह स्वरूप क्‍या है? तो समस्त असंख्य 
सृष्टियों, संसारों, विश्वों, सौरादि सम्प्रदायों, का आदि मध्य और अंत भी है; 
सब विश्व इसी में जनमते, ठदरते, लीन होते हैं; सब चेतना के भीतर ही हैं । 
तथा इस अध्यात्मविद्या के तत्व को जानने वाला मनुष्य दु:ख में उद्विग्न नहीं 
होता, राग हेष भय आदि को दूर कर के स्थितधी स्थितप्रज्ञ रहता है । कोटल्य 
के शब्द गीता के इन्हीं शब्दों के अनुवाद हैं । 

योग-वासिष्ठ शुद्ध वेदाँत का ग्रथ सममभा जाता है। वेदांती मंडल में 
उसके विषय में यहाँ तक प्रसिद्ध है, कि अन्य सब वेदाँत के ग्रचल्षित ग्र'थ, 
ब्ह्मसूत्र, भाष्य समेत, ओर ( “वात्तिकांता त्रह्मविद्या? ) सुरेश्वर-क्ृत 
बहदारण्यक-वार्त्तिक सहित, सब साधनावस्था के ग्रंथ हैं, ओर योग-बासिष्ठ 
सिद्धावस्थां का भ्रंथ है। सो उस योग-वासिष्ठ में नीचे लिखे हुए, तथा उसके 
समान, श्लोक स्थान स्थान पर मिलते हैं, जो दिखाते हैं कि, वेदांत शोस्त्र 
केवल स्वप्न-दर्शियों का मानस लूता-तंतु-जाल नहीं है, प्रत्युत नितांत 
व्यावहारिक, व्यवहार का शोधक, शास्त्र है । 
ककटी के उपाख्यान में कहा है, 
राजा चादों विवेकेन योजनीयः सुमंत्रिणा । 
तेनाय॑तासुपायाति, यथा राजा तथा प्रजा; ॥ 
समस्तगु णजालानामध्यात्मजश्ञानमुत्तमम्‌ | 
तद्विद्‌ राजा भवेद्‌ राजा तदूबिन्‌ मंत्री च मंत्रवित्‌ ॥ 
प्रभुत्व॑ समदर्शित्व॑, तच्च स्थाद्‌ राजविद्यया । 
तामेव यो न जानाति नासोौ मंत्री न सोडधिप;॥ 
( प्र० २, अ० ७णन ) 
यदि राजा को स्वयं विषेक न हो तो मंत्री का, मंत्र, सलाह, देने वाले 
का, पहिला कर्तव्य यह है कि राजा को विवेक सिखावे, तब राजा आये बनेगा; 
ओर जेसा राजा होता है वैसी दी प्रजा भी होती है। सब शुणों के समूहों में 
सब से उत्तम आत्म-ज्ञान है। उसका जानने वाला राजा राजा, और उसका 
जानने वाल! मंत्री मंत्री । प्रभुता का तत्व समदर्शिता । प्रभु के, शासक को, 
निष्पक्ष, समदर्शी, रागह्घ से रहित, होना चाहिये। जो समदर्शी है, उसी के 


है 


ब्रह्म ओर धर्म, राजविद्या ओर राजधम ६७ 


प्रभुत्व को जनता हृदय से स्व्रीकार करती है, उसी का प्रभाव मानती है। 
बह समदर्शिता राजविद्या से, वेदान्त से, वेद के, ज्ञान के, अंत से, इतिहा से, 
परा काष्ठा से, ही मिलती है । जो ऐसी राजविद्या को नहीं जानता वह न 
सच्चा राजा हे न मंत्री । 

इशोपनिषत्‌ के (जिसकी विशेषता यह है कि वह यजुर्वेद के संहिता 
भाग का अंतिम, चालीसवाँ, अध्याय भी है, और उपनिषत्‌ भी है, अन्य कोई 
उपनिषत्‌ किसी वेद के संद्दिता भाग में अंतर्गत नहीं है) प्रायः प्रत्येक 
श्लोक में ब्रह्म और धम, ज्ञान और कम, का समन्वय किया है । 

इस प्रकार से सिद्ध होता है कि पश्चिम में चाहे जो कुछ विचार इस 
विषय में हो, कि फ़लसफ़ा निया मन बहलाब है, ओर ,फुरसतवालों का बेकार 
बेसूद खेल है, पूर्व में तो फ्रिलासोफ्ती, |थियोरेटिकल नहीं बल्कि बड़ी 
प्रेकटिकल,* मारत के उन्नति काल में, समझी गई है; और इसका सुख्य 
प्रयोजन मानस शांति, मानस दुःख की निवृत्ति होकर, उसी का गोण, गुण- 
भूत, और शुब थे प्रयोजन सांसारिक व्यवहार का संशोधन-नियमन, और ग्रह 
काय, समाज काय, राज कार्य आदि का, तज्जनित स्थिरबुद्धि से, संचालन, 
ओर, यथासम्भव, व्यावहारिक दुःखों का निवर्ततन और व्यावहारिक 
सुखों का वर्धन भी हे । 

पश्चिम में भी उक्त भाव, फ्िलासेफी के अनादर का, कुछ ही काल 
तक, बीच में, ओर विशेष संडलियों में ही, रहा है। पुराने समय में ऐसा 
नहीं था, ओर अब फिर हवा बदल रही है। ग्रीस देश के झेटो नामक विद्वान 
का मत पश्चिम देश के विद्वानों में प्रसिद्ध है, कि शासक के फ़िलासेफ़र, 
दाशनिक, भी होना चाहिये ।* 


१ए0507977 ; (97९०:९४८० : 7780६ ८४, 

हछ, (5, (7एछांटाए 40 ४06 ?#९४०६९6 ६0 738 2728 22/25562० . ०7 /670 
(97प०., 4920) 82ए8 096 #98 प5९त (76 एछ/डड6ए ए7(९०४४ 7786 <६4४४८९ ०/ 
५2647 ((क्रांडद/2098 0/ 7:26 (६०05 ०7 2/422, ९5०८९0५5ए९ए 77 (१6 2७४९४ 
रशु०८०73, +800 शिफाइटॉई 3995 स॥ 20 22227४2८2, 90.498 फिाष्टींशी प्रक्या7४8 ४07 
0ए ]096६५ 7079. 4888):--47 का इ०छ6 ठ7लं2ए टॉफार जाएाी 8 दिए 
जज थाएं ए2९ए०फत 6फा 60, 96 एछाबटाट्डाों ?2॥0509767 45, 07 785 
096७०, 07 877 96, ९००४7एशथीडत ४छ9ए 8७ ४8प6८०0४ 90ण6४ ६0 8०8 ४८ 
लाए 04 ६96 50808, (678) ६ग5 0पा ८०07४/प४0४ 88 2667.  शाते 8 
थ्यात शा 96.” 

प्ेटों के समय में रोम, औस, मिख, अरब, ईरान, और भारत में, रोज्ञगार 
व्यापार के लिये, इतना परस्पर आना जाना था, कि धायः निश्चय समझना चाहिये 
कि क्षेयों के मनु के आध्यात्मिक वर्णाश्रम धर्म और राज्यप्रबंध की कुछ हटी फूरी 
खबर मिली, और उसी के अनुसार, विकल्षित रूप से, शुद्ध और सकक्ष नहीं, कुछ 


कल्पना अपने “रिप्लिका? नामक पंथ में उसने क्षिख दी । 


क्ष्प दर्शन का गोण प्रयोजन 


न इस मत की ओर आधुनिक विद्वान भी कुक रहे हैं, इसका उदाहरण 
खये । 


पश्चिम में आत्मविदा की ओर बढ़ता क्लुकाव 
._.. इंग्लिस्तान के एक पसिद्ध विज्ञान शाखी, जे० आथर टामसन, ने 
जो लिखा है, ; ) उसका आशय यह है। “ेमिस्ट्री, जिसके अधिभूत शाख्तर* 
कह सकते हैं, फिजिक्स, जिसको अधिदेव शाद्र3 कह सकते हैं, और 





१“पव्र चांड ८ग००६९४ जढ 209 06९७४ एा४77९0९००४४७ ४०० ?ए20५, 
(6 कैबाताए. 5९एशा्०68.. इटंथाए28 6 ०४६९४ धात छालाएए, भारत 
शछक्र पएज़गातड ६70४० 8002ए, ४6 82670०९ ० 078०५75775, 
६० 75707002979 870 502000299 पढ 92ठ67००6 07 ७7०. ॥76 5६ वृष्४८:९7 
०4 पी परध्यतंरएी टल्ाप्ाए.. 788. 26९7... साथ्यटलते ऐए. ४ 8४४ 
९ांप्रआऔं85० 407 ज्ञ४६ 7870 06 2४९० एू& उसंढा्0 उ5फ्ठए ० और, 
2700 58706 727 45. €छघधाप््वोए 8 50 0४०7ॉ57, (75 50प0ए 285 
(80, 85 0706 6 4608 ८०0706807635, 3 ९०020 00% ० ६४96 06€८९5आ५ए 07 
900०0089ए, ६7९ 270ज़प्ञंणर 5टा९४2८९... ०७४६ 85 66 ८087 06 70 (7ए6 #( 
० श(९ताटांग्रढ. एता0प 0पा0०0४6०ग5 ॥ ?27एआ0099, 50 ६967९ ८७7 28 
70 #प6 760०8, लंफीलदा ग्रगपठानों 0: 47607, परत ६7७ 287७ 
लिष्ातब०75 47 500002ए, 5९०फ/९ए ० ब्याते श्यापिएि ऐफोए ०0: 
77०० अआखलाय्रशि 2शढ785, ए० 7, >27.423--446 ८0, #झए), ५४४७४ 
506706 ८७॥ 00 007 (४०, (9७०. 4923). 

* तरवों, महाभूतों, “एलिमेंट्स'?, का शास्त्र | साठ व पहिले तक यूरोप 
में साठ सत्तर तत्व माने जाते थे। रूसी केमिस्ट वैज्ञानिक मेन्डेलेफ़ की उपज्ञाओं के 
बाद यह विश्वास दिन दिन दृढ़ होता जाता है कि सब तत्त्व क्रशः एक ही मूल 
प्रकंति की परिणाम रूप विकृृतियां हैं। मारतीय दार्शनिक दृष्टि से, इन विक्ृतियों 
में, पंच ज्ञानेन्दियों के अनुसार, पाँच विकृतियाँ, अर्थात्‌ पाँच महाभूत, आकाश, 
वायु, अग्नि, जक्न, पृथ्वी, मुख्य हैं | क्‍यों पाँच ही ज्ञानेन्द्रिय, पाँच दी कमेंन्द्िय, 
पाँच ही तन्मात्र, पाँच ही महाभूत, इत्यादि हैं, इस विषय पर अखिद्ध संस्कृत 
अंथों में विचार नहीं मिलता। 

... अशक्तियों, प्राणों, देवों, का शास्त्र | पश्चिम में, इस शास्त्र में अब तक 
अधिक तर “सोंड” अरथात्त्‌ शब्द शक्ति, 'ल्वैट! अर्थात्‌ ज्योतिः शक्ति, 'हीट” डच्णता, 
ताप, अथवा अग्नि शक्ति, 'इलेकट्रिसिटी अर्थात्‌ विद्युत्‌ शक्ति, “मैग्नेटिज़्म' अर्थात्‌ 
आकष ण शक्ति का अन्वेषण किया गया है । अब “एक्स-रे” आदि का आविष्कार 
दोने छगा है । 


पच्छिम में आत्मविद्या की ओर प्रवृत्ति ६५९ 


बायात्ोजी, साइकालोजी, और सोशियालोजी, तीन जीव-शाख, जो अ्रध्यात्म 
शासत्र के अंग कहे जा सकते हैं, इन्हीं के शास्त्रों में प्रधान कहना चाहिये। 
इनमें भी सोशिया्नोजी, समाज शासत्र, मानव शाखत्र, शिरोमणि है। व्यक्ति 
के, व्यष्टि के, अध्यात्म का विवरण, अंतःकरण बहि:करण का वणुन, 
यदि साइकालोजी है, तो समाज की, ।मानवसमष्टि को, साइकालोजी ही 
सोशियालोजी है । यदि एक ग्रात्येकिक, वेयथ्टिक, आतिस्विक, वेयक्तिक 
पर्सनल? 'इनूडिविड्य अल?, अध्यात्म-शासत्र है, तो दूसरा सामूहिक, सामष्टिक, 
सावस्विक, जातीयक, “'कलेकटिव', सोशल”, अध्यात्म-शासत्र है। ओर बिना 
सच्ची समाज-शास्ष रूपी नीव के, सच्ची, सुफल, दृढ़ राजनीति की इमारत 
बन नहीं सकता। जैसे, बिना शारार-स्थान के, अथात्‌ शरीर के सब अवयवों 
के, उत्तम ज्ञान के, सच्चा चिकित्सा-शास्र असंभमाव्य है ।” 


इन्ही विद्वान ने एक दूसरे ग्र'थ में इस आशय से लिखा है,'* 


“यद्यपि वक्त पाँच मुख्य शासतरों में साशियालोजी, समाज शास्त्र, को 
प्रधान कहा, पर इन पांचों के रूपर मेटाफिजिक अथांत बत्रह्मविद्या, आत्म 
विद्या, का स्थान है। क्योंकि इन पाँचों का समन्वय करना, ज्ञान-समूह में 


भारतीय ज्ञान इस विषय का सब लुप्त गुप्त होरहा है | इज्जित भात्र मिलते हैं, कि 
वेद मंत्रों को शक्ति उनके शब्द और स्वर (सोंड) में बसती है, भुस्थानी देवता अग्नि 
(दीट), शैतरिक्षस्थानी विद्युत्‌ (इलेक्ट्रिसिदी), थुस्थानी सौर ज्योतिः (लैट) हैं 
जैसे पाँच मुख्य इन्द्रियों के विषय-भूत तत्त्व आर उनके गुण हैं, वेसे ही एक एक 
तत्व के साथ एक एक विशेष शक्ति का प्रकार (अभिमानी देवता, अ।ण) होना चाढ़िये' 
ओर इनके अवांतर भेद बहुत हैं, यथा उनचास भेद मरुत्‌ (वायु) के, उनचास अपिनि 
के; इत्यादि । 

3“.गह गए8७ 876०६ पिएतेबपाशाएश। 5स87085 ४४९ ([) 50०0०0०ए५, 

(2) ?$7८00089, (3) 800897--० ४6 थ्यां)०४८४ 07667, (4) 7?॥75805, ७70 
(9) (#९फांड#ए-+्ण 6 एलन 0प67, , . - - .7॥06 #ाएा ० 5ट2706 
क्‍8 (76 दं४४८/६४४8०7% 0६ 909 ; 06 का ण श॥050009, धाशं/ इ#ई2/:272/4- 
72०2, 7क्‍276 48 पाप) 7660 707 ॥(6४७0797909 ४0 पि7८६४०४ 8७ 9 5प3]776 
7,02970, ६6508 ६४308 ०070776:९7685 ध्ादे 00709850600ए7 ०6 इलढगा70९ 
त&82४0007 , « - « «« ॥/9 पाए88 #शुए0967 . . - « » «8 70 70767  तृुप6४- 
-.. घर60 97 566706; 40 506 9प7689 38 . . + 6००० (१९ए हु०००7 , ७ » « 5 29 
क्‍5 076 ०प्रञआं7९३७ ० /(९६७०४७३४९8 . - + - 50९706 438 40% 4.]/6, 700 [/[8 [90% 
5९606; ###0बं८700 ४0. 3८828८८ (ले. ए, 2, 5678७), 970. 47, 406, 
466-7, 287, 


पु ड 
७० दृशंन का गौण प्रयोजन 


अथौोत्‌ समग्र ज्ञान-पुरुष के काय-ब्यूह में, अंगलेन इनका यथा-स्थान 
समावेश करना," उनके तारतम्य, बलाबल, ओर उचित प्रयोग, का निर्णय 
करना, इनके अन्तगंत वस्तुओं के बरणोनों की समीक्षा परीक्षा करके, उन 
वर्णनों के परस्पर विरोधों को दूर करना, और उनकी त्र॒ुटियों की पृत्ति 
करना--यह काम बत्ह्य विद्या ही कर सकती है। 


सायंस, विज्ञान, तो “हाउ”?,“कथम्‌”, अथोत्‌ केसे--इतना ही बतलाता 
है, बस्तु-स्थिति का बणन मात्र कर देता है। उसका अथ लगाना, अभिप्राय 
बताना, क्‍यों, “ह्वाइ”, का निणंय करना, यह सेटाफिजिक, प्रज्ञान, का काम 
है। अर्थ का, अभिप्राय का, प्रयोजन का, “किसर्थे”, “कस्मात्‌”, क्‍यों, किस 
लिये, किस के लिये--इन प्रश्नों का आधार तो चेतन, “लाइफ”, है। ओर 
सायंस-विज्ञान चेतन का किकर है, चेतन सायंस-विज्ञान का किंकर नहीं | 


यूरोप के बड़े यशस्वी, जगदूविख्यात , विज्ञान ओर पज्ञान के 
आचाय, हबेट स्पेन्सर महोदय, ने भी इसी आशय के वाक्य इनसे पहिले 
कहे थे। ये सज्जन, ज्ञान के संग्रह की अनन्य भक्ति के कारण, उसके लिये 
नैष्लिक ब्रह्मचय, तथा विविध प्रकार के अन्य त्याग और तपस्या के हेतु से 
सच्चे ऋषि-कल्प हुए । इन्होंने लिखा हे , 

“अध्यात्म शासत्र का अधिकार अन्य सब शास्त्रों से ऊंचा है । यह तो 
एक स्वलक्षण, विलक्षण, शास्त्र है, अद्वितीय हे। इसके समान, इसका 
सजातीय, कोई दूसरा शास्त्र नहीं । यह दोहरा शासत्र है। इसका संबंध ज्ञाता 
से भी ओर ज्ञय से भी है, अचेतन शरीर से भी ओर चेतन शरीरी से भी 
विषय से भी विषयी से भो । अन्य शाम््रों का संबंध केवल विषयों से हे, 
एकहरे शास््र हैं। यदि हम से पूछा जाय कि मानस पदाथो' का अनुवाद 
शारीर शब्दों में करना श्रच्छा हे, या शारीर का मानस में, “तो हमको. 
दूसरा ही विकल्प, अथोत्‌ शारीर पदार्थों का मानस पदाथों में अनुवाद 
करना ही, अधिक उचित जान पड़ेगा ।”$ 


5यथा-छुंदः पादी तु वेद्र्य, इस्तः कलए्पो5थ पतव्यते, इत्यादि । 
नजठ्ज; ४४४०; 7/6; 826९7०९; ॥/९८७०7ए०५८, 
डलगल टाग्राज ० ?3ए८7००४४-०-४:४००००४०६४००० ४०02]6४ 000 8722४८८॥ 
पिगा 8086 64 ग्यज ०067 8टांडा06**--0 8 8 द0प06 इलंटएट९ 70, 
88 2 जा06, 338 तर्पा.& 384 €४४८४285 ०५. - (०४९४ ज९ ०070726१ ६0 ८0098 
9९६श९९० ४76 शपशाग90788 एाि फथ्ाड20गष्ट. (() 77670७ 4700 77ए४0४], 
07 (2) 97799087 7000 ए7७०९४/, 90967077678, 708 98६8४- ४0४७४7४07ए९8 ए०ए० 


58670 (76 ए्7078  ३००९७०६४०४ ० 6 एज0 7 2. 3268८९४, 4४672 725. शी 
/9८४०४22&9, 7, 444. 


गणित ओर ग्रज्ञान ७२ 


श्री टामसन के वाक्यों में, शाखों का राशीकरण, पांच मुख्य शाख्रों में 
और छठे' मेटफिजिक में, कहां गया; इसके आरंभक प्रायः स्पेन्सर 
महोदय ही हैं। इन्‍्हों ने मेशाफिजिक, तथा बायालोजी, साइकालोजी, और 
से।शियालोजी पर बड़े बड़े और सबंमान्य अति प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हैं! । 
ओर इनकी इच्छा केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐस्ट्रानामी (खगोल शाखत्र), और जीया- 
लोजी* ( भूगोल-भूगभे-शास्त्र ) पर भी अंध लिख कर चेतनाचेतन जगत्‌ का 
सम्पूरों चित्र खींचने की थी | पर यह इच्छा पूरी न हो सकी। यदि भारतीय 
दार्शनिक और पोरारशिक शब्दों में कहना हो तो थों कहेंगे, कि केमिस्ट्री और 
फिजिक्स में, “अबुद्धिपूर्व: सगोडियम्‌?३, क्रमशः पंच महाभूतों और उनकी 
शक्तियों, गुणों, का, तथा अवांतर भेदों का, आविभाव दिखाया जाता है ; फिर 
ऐस्द्रोनोमी में मह् विराट का, ब्रह्म के अंडों, त्रद्मांडों, से पूणं समस्त जगत्तू 
खगोल का, वर्णन होता है; फिर जियालोजी में प्ृथ्वी-गोल रूपी मध्य विराट 
का; फिर अन्य तीन में छुद्र विराट का; तथा सेाशियालोजी में “सहस्रशीषो 
पुरुष:” आदि मानव-समाजांत्मक विराट का, विविध-वर्गे-बर्णात्मक विराट 
का, वणुन होता है; और ब्रह्म विद्या इन सब की सग्राहक व्यवस्थापक है । 
“ब्रद्मविद्या सर्वे-विद्या-प्रतिष्ठा” । 


गणित ओर प्रज्ञान 
“मैथेमेटिक्स,” ५ गणित, का सच्चा रहस्य भी तब खुलेगा जब वह 
ब्रह्म विद्या के गुप्त लुप्त अंश के प्रकाश में जांची ओर जानी जांयगी । यथा, 
रेखागणित ( उक़ले दस ) के पहिले साध्य का चित्र हँ--परस्पर गुथे हुए 


४५ 


दो बृत्त, ओर उत्तके बीच में एक समबाहु त्रिभुज | ऐसा चित्र आदि में 


:7॥#४४ प्ंहद; 228 4 27967 9775 ० 277789, 2 2०77, 2/#८77/28 ०4 
८39८८०४०८४७, 2 27०५१... 2डश्रटद#22४.. ०7 ,90०22०72०02%, 2 ४०४४ इनके सिवा 
2#४४८228/25.. »/ 827/2८5, 2 ००४४, लिखा हे, जिसको अंशतः #2/52 4277#८६/9/०.४ 


अर्थात्‌ ॥060800ए57८ का और अंशतः ?87070089 तथा 50०0029 का अंग 
समझता जा सकता है। 

ह (6गश509 ; ?॥ए208 | 080070777; (६००४४. 

उच्चर्थात्‌ ए7००75९०प३ 707एथा० फेए०॑पश०फ, 


अर्थात्‌ 0:29877० एए०फ079, ०एा 072०गांडाए5 67 वात[जातिप&(ं६85 6 
एथा0प9 50865--अंतेढ&४ 89308709, 80]08८  8378087008, 5729७ 6४०९ 
0709, (808८8 बाते 987608 ९६८,),ए६४ 07827578 09९58 0०7776४९ 0793, 
(8003, 27888, 70670, #77043, ए९४९६७०]९७, 7077067०/3, €६०.), 7270705९00[90 
0782॥78779 [एाए8 | 800 07 ४6 2८6६४ ब्यात ध55प९४ ०0 (९5९ 
एक 07एवप्रं5775, €(९०,, 64 7/44#77%758५ 

+ /(०७(७70०0 0५. 


७२ दर्शन का गौण प्रयोजन 


ही क्यों दिया? क्योंकि, श्रीयंत्र आदि के ऐसा, यह यंत्र बहुत गरभीर अथ 
का द्योतक है। इसमें आत्मविद्या का, वेदान्त का, सार दिखा दिया है। दो 
धृत्त', आश्वन्तहीन, अनादि और अनन्त, पुरुष और प्रकृति, चेतन और जड़, 
द्रष्ट ओर दृश्य, आत्मा और अनात्मा हैं; अभेद्य सम्बन्ध से परस्पर बद्ध भी 
हैं; अलग भी हैं; इनके बीच, इस सम्बन्ध से, चित्त-देह-मय, तीन तुल्य बल- 
वाले गुणों से बना, त्रिगुणात्मक जीव उत्पन्न होता हे; इत्यादि । 
भगवद्गीता का श्लोक है, 
यदा भूतपृथग्मावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पाद्मते तदा ॥ 


जगत्‌ की, दृश्य पदाथी। की, विषयों की, असंख्य अनेकता के जब 

एकस्थ, एक में, द्रष्टा में, विषयी में, स्थित, प्रतिष्ठित, देख ले, और उस एक से 
इस अनेक के बिस्तार के प्रकार को भी जब जान ले, तब जीव का ब्रह्म अर्थात्‌ 
ज्ञान सम्पन्न होता है; तब जीव ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न, अज्ञान ओर विज्ञान 
दोनों से पूर्ण, होता है; तथा, तब जीव स्वयं त्रह्म पदाथ, त्रह्ममय, हो जाता है । 
इस सम्पूर्ण ज्ञान का पहिला अधे तो श्रज्ञान, मेटाफ्रिज्ञिक, फ्रिलासोफ़ी, है; 
दूसरा अंश, विज्ञान, सायंस है । पहिला शांति शास्त्र, मोक्ष शाज्र है; दूसरा 
शक्ति शास्त्र, योग शास्त्र, है। इस शक्ति शा्र का मम गणित शास्त्र जान पड़ता 
है । योग शास्त्र, शक्ति शात्र, का अति अल्पांश रूप, व्यावहारिक प्रक्रिया 
शा्ष, विज्ञान, प्रचलित हे; उसमें संख्या, अनुपात, मात्रा" ( जो सब गणित 
फा अंग हे ) अत्यंत आवश्यक है । यदि रसायन-कीमिया में, एंजिनियरिज्नः- 
कमीत में, मेडिसिन-चिकित्सा में, प्रयोजनीय द्रव्यों की संख्या, मात्रा, अलु- 
पात, पर ध्यान न रकखा जाय तो काय बिगड़ जाय। इस लिये गणित के, 
एक रीति से, ग्रज्ञान ओर विज्ञान को, जीव ओर देह को, परस्पर बांधने की 
रशना, रस्सी, सम कना चाहिये | पर इस “सांयस आफ नम्बस ”,* यथातथ 
“सांख्य” ( संख्या, सम्यकू-ख्यान ), के रहस्य का ज्ञान अभी लौकिक मानव 
जगत्‌ ,को नहीं मिला है। “तह्मा”” के “वेद” में गूढ़ है। हो सकता है कि उस 
वेद्‌ के ताक्त्विक ज्ञाता, “बेदद्रष्टाट,"मंत्र-दृष्टा” और “मंत्र-कृत्‌”, ऋषियों के, 
तप:-सिद्धों को हो, और साम्थ्रत मानव जातियों को काम क्रोध लोभादि से 
अंध प्रकृति को, देखते हुए, वे उन रहस्यों को इनक्री बुद्धि में आने देना 
उचित नहीं सममते । जितना जान गये हैं उसी से प्रबल. जातियों के प्रबल 
बर्ये, दुबलों की कोटियों का विनाशन और यमयातन कर रहे हैं | इस लिये 





व सिएा0878 | 9700079075 : ठ68878७8 ७70 तुपक्षग796५, 
+ 50[6६४0०७ 0 प्रप7706:5. 


अध्यात्म विद्या की शाखा-प्रशांखां ७ई 


ऐसी तीज उम्र शक्ति के देने वाले ज्ञान का तब तक प्रचार न होना ही अच्छा 
है जब तक मनुष्य मनुष्य नहीं हैं, राग द्वेष के विषय में पशुओं से भी 
अझधिक पतित हो रहे हैं*। अस्तु। प्रसंगवशात्‌, शास्त्रों के वर्गीकरण 
के संबंध मे, गणित शास्र की और उसके स्थान की चर्चा आ गई। 


अध्यात्म विद्या की शाखा-प्रशाखा 

प्रस्तुत विषय यह है कि पश्चिम में भी अध्यात्म विद्या का आदर होने 
लगा है | अर्थात्‌, यों तो इस विषय पर गंथ यूरोप में भी बहुतेरे, प्रत्येक 
शताब्दी में, लिखे जाते ही रहे है,ओर उनका अध्ययन अध्यापन भी होता दी 
रहा है, पर अब, विशेष कर के उन वैज्ञानिक मंडलियों में भी जिनमें इसका 
तिरस्कार हो चला था, कि यह अनुपयोगी जल्प विवाद मात्र का भंडार है, 
इसकी व्यावहारिक उपयोगिता में विश्वास, ओर इसकी शाखा ग्रशाखानों 
का अन्वेषण, ओर उनका अध्ययन, और मानस विकारों की चिकित्सा में, 
तथा व्यापारों सें ( जिनमें इसके प्रयोग की संभावना भी नहीं की जाती थी ), 
इसके प्रयोग का पक्षपात, दिन दिन बढ़ रहा है । 

इसका एक सीधा प्रमाण यह है, कि इधर तीस चालीस व के 
भीतर, साइकालोजी आफ सेक्‍स ( ख्री-पुं-मेद, काम, मेथुन्य, की 
अध्यात्म विद्या ), साइकालोजी आफ़ रिलिजन ( उपासना की), साइकालो जी 
आफ़ आट ( ललित कल्ना की ) या इस्थेटिक्स, साइकालोजी आफ़ इ इस्ट्री 
(व्यापार की), साइकालोजी इन पालिटिक्स (शासन नीति की), साइकालोजी 
आफ़ एविडेन्स ( साज्षिता की ), एक्सपेरिमेंटल साइकालोजी ( अंतःकरण 
वहिष्करण के संबंध की परीक्षा के लिये “योग्या” अर्थात्‌ आज्माइश 
की ) साइकालोजी आफ़ एड्यूकेशन ( शिक्षा की ), साइकालोजी 
आफ़ टाइम (काल, समय, की ), साइकालोजी आफ़ रीज़्निड ( तके, 
अनुमान, की ), साइकांलोजी आकर लाफ़टर (हास की ), साइकालोजी 
आफ़ इमेशन (९ क्षोभ, संरम्भ, राग-ह्ष, की ), साइकालोज़ी आफ 
इन्सैनिटी ( उनन्‍्माद की ), साइकालोजी आफ़ कैरेक्टर ( स्वभाव, प्रकृति, की ) 
सोशल साइकालोजी ( समाजकी ), फ्रिलासोफ़ी आफ़ म्युज़िक ( संगीत की), 
साइकालोजी आफ़ कलर ( रंग की ), साइकालोजी आफ लेैंग्बेज (भाषा की), 
चाइल्ड-साइकालो जी ( बालकों की ), ऐनिमल साइकालोजी ८ पशुओं की ), 
साइकालोजी आफ़ कन्वशेन ( हृद्य-विवत्तं, भाव-परिवत्ते, की), साइकालोजी 
आफ़ दी सोशल इन्सेक्ट्स ( संधजीबी कीट, यथा पि पीलिका, मधु- 
मक्षिका, आदि की ), साइकोलोजी-पाथोज्ञोजी (मानस रोग चिकित्सा ), 


4 “/9/96८७ 487078708 49 0]39,'035 [09 ६० 96 छ56/ 


१७५ 


७छ दर्शन का गोण प्रयोजन 


साइकालोजी आफ़ रिवोल्यूशन ( राष्ट्र-विज्ञव की), साइकालोजी आफ़ दी 
क्रौड ( जन-संकुल की ), साइकाल्ोजी आफ़ लीडरशिप ( नेतृत्व की), साइको- 
अनालिसिस ( मानस रोग निदान ), साइको-फ़िज़िक्स ( चित्त-देह संबंध ), 
साइकिएऐट्री ( विकृृत चित्त की वृत्तियां ),* इत्यादि नामों की सैकड़ों अच्छी 
अच्छी ज्ञानवधेक, विचारोद्मेधक, तथा चिन्ताजनक, अमकारक, ओर भयावह 
भी, पुस्तकें छपी हैं 


इन नामों से ही विद्ित हो जाता है कि मानव जीवन के सभी अंगों 


पर साइकालोजी का प्रभाव पश्चिम में माना जाने लगा है। अंग्रेज़ी कवि 
की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, 


मानव के अध्ययन को उचित विषय है आप | 


“जो दाइ संल्फ़?”, अपने को जानो, यह ग्रीस देश के “सप्नर्षियों?३ सें से 
जिनका काल ईसा से छः सात सो वर्ष पूत्र मांना जाता है, एक, काइलोन, का 
प्रवाद था। ओर हाल में “नो दाइ सेल्फ” नाम से एक ग्रंथ इटली देश के 
एक विद्वान ने लिखा है, जिसका अनवाद अंग्रज़ो “लाइब्रेरी आफ़ 
फिल्ञासोफी” नाम की भंथ-माल्षा में छपा है । 


आत्म-विद्या और चित्त-विद्या । 


. इस स्थान पर यह कह देना चाहिये कि पश्चिम में अब कुछ दिनों से 
मेटाफिज़िक को साइकालोजी से अलग करने की चाल चल्ञ पड़ी है। यह 
रविश एक दृष्टि से ठीक भी है। “अर॒रपि विशेष: अध्यवसायकर:”। सूक्ष्म 
सूच््म विशेषों का विवेक करने से ज्ञान का विस्ताग, ओर निश्चय भी, बढ़ता 
है। विशेष ओर व्यक्त, सामान्य और अव्यक्त, प्रायः प्र्यायवत्‌ हैं। जितनी 





) 78707008ए ०7 565 ; 78ए०7००४ए ० रिथा४07 ; ?, 6 27६ 07 
425फ्ालसंट5 ; 9, ७ 700599 ; है, 70 20865 ; क, ० &ण॑0९0००९ ; छिड6४१- 
76708] ?85ए2700029; 957770027ए7 ० ऊऋ#086८०४६४07 | क, 67 7796 ; 7, 6 
६९४३०7ण ९ # 9. 0 7,28प8706४ ; ?, 0 &700070 ; +. 07एरडश्णाप ; क, 0 
(०४०४०८९३ | 502० ?5ए70707029 ; ?0/7050[707ए 07 0(प३४८; ?, ० (००प ; 
2. एण ्याए्प्रथ्8० ; (0-25ए०0089 $ 2प/0४ 05ए070]02ए ; 238ए०॥०- 
[0४2४ ० (70प्रएट79807 ; 7, 06 06 502८४ ॥79600 ; 7?8900-70०20/00]089 ; 
287000]0897 0+ हि९ए०प्रा6ठओ ; 9. एण ४6 (7090 ; है, ० 7.,680675779 ; 
ए?8ए९70-27%/एश8 ; 2 8ए070-79/फएशं25 ;  5ए2८079079 ; ४६८, 

२ “एए6 ऊ70०967 50009 6 #थ्यात्ंएत 45 शिव, 

3 “एुप0एछ ४6०ए-४९! ; 776 5०ए७॥ 8888४ ० 7९९०७; 


आत्म-विद्या और चित्त-विद्या ७५ 


अधिक विशेषता, उतनी अधिक व्यक्ति, इ'डविडियुऐलिटी" । जितनी अधिक 
समानता, उतनी अधिक अव्यक्ति, युनिवर्सेलिटो' । पर, “अति सबच्र 
बजयेत्‌ ,” इसका भी ध्यान रखना चाहिये। इतना विवेक करने का यत्न न 
करना चाहिये, कि विविक्तों में अनुस्यूत, अविवेकी, सब पदाथों के अभेद्य 
संबंध का हेतु, एकता का सूत्र, ही दृट जाय। दृट सकता ही नहीं। एकता 
ओर अनेक॒ता, सामान्य और विशेष, जाति और व्यक्ति, प्रथक्‌ ही नहीं 
की जा सकते; इनका समवाय-सम्बन्ध हे | 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अव्यक्तनिधनान्येब तत्र॒ का परिदेवना३ | (भगवद्गीता) 

सवंदा सवभावानां सामान्य बृद्धिकारणम | 


हासदहेतुः विशेषश्च प्रवृत्तिर्भयस्य तु ॥ 


सामान्यमेकत्वकरं विशेषस्तु प्थक्त्वकृत्‌ । 
तुल्याथंता त सामान्‍य विशेषस्तु विपर्यय: || ( चरक, आ० १ ) 


सब भूतों, सब पदार्थ, का मध्य मात्र व्यक्त है, जाहिर है; आदि अंत 
अव्यक्त हैं, बातिन हैं। सामान्य पर अधिक ध्यान देने से सब भावों को वृद्धि 
होती है; विशेष से ह्ास; सामान्य से एकता, विशेष से पार्थक््य | जिन्स पर, 
तजनीस पर, जोर देने से हम-जिन्सियत ज़ोर पकड़ती है, इत्तिहाद, इत्तिफ्राक्त, 
इत्तिसाल, यगानगी, दिल में पेबस्त होती है; शख्स पर, तशख्ीस पर, ग़ोर 
करने से शख्सियत बढ़ती है, खुसूसियत, शेरियत, बेगानगी, इम्तियाज़, 
इन्फ़िराक्र, की तरफ़ दिल रुजू होता है। में फुल्लोँ शख्स हूँ--एक मूठी हाड़ 
माँस से वसल हुआ, बाक्की सब आदमियों से फ़स्ल हुआ; में .फुलां क्रोम 
या मज़हब का हूँ--उस क्ोम या मज़हब वाले सब आदमियों से मेल हुआ, 
बाकी सब क्ोसों मज़हबों से तन्नाब; में इन्सान हँ--सब इन्सानों से वहदृत 
हो गई मगर ग्ेर-इन्स,नों से ग़ेरियत रही; में चेतन हूँ--सब चेतन जीव मेरे 
ही, में ही, हो गये । 
जगतू में इन दोनों भावों की प्रवृत्ति सदा होती रहती है, इनका भी 
च्छेय अभेय इंढ है| मेटाफिज़िक-तद्मविद्या, का तो बड़ा काम ही यह है 


3 [ाठंणतपर्ाए, शिब्एपंटणो 8209, 50787270, 596049]0ए. 

| [पाए८४347:7, (४९॥६/०)६ए, 

3 "एघ० धरा 0०णड ? २09७ (7९४ (7९०८ 702९० ६० ४ ४००६ 0९६७ 
76 8०068 | ; ॥&ग7एड07, 7706 एप्/कक786४६, ४36 773७॥7768, (76 एंग्रट0पमम- 
820प5, 75 09 000 8068 07 +88 7067070९, (96९ ((9780८003, ४९ (904 688. 


७ दर्शन का गौण प्रयोजन 


कि इस सब्वव्यापी, सर्वेस॑ग्रद्दी, सब संबंधकारी सूत्र को दृढ़ करे, सिद्ध करे, 
चित्त में बैठा दे, कि 
सव॑ सर्वेण सम्बद्ध, नेव भेदोंडस्ति कुत्नचित्‌ । 

सेंटल ओर फ़िज़िकल फ़रेनामेना का,' बौद्ध ओर भोतिक विकारों 
का, चित्त-वृतियों ओर शरीरावस्थाओं का, परस्परानुबाद्‌ करना, इसके सबे- 
संग्रह के कार्यो में एक कार्य है। 

ययैव भेदोउस्ति न कर्मदेइयोस्तवैव भेदोडस्ति न देहचित्तयों: । 

यैयेव भेदोइस्ति न देहचित्तयोस्तयैव भेदोइस्ति न चित्तजीवयोाः || 

यथेब भेदो5स्ति न चित्तजीवयेास्तयैव भेदोइस्ति न जीवब्रह्मणोः । 

यथेव भेदोडस्ति न जीवब्रह्म णैस्तथेब भेदोडइस्ति न अह्मकर्मणों; | 

(योग वासिष्ठ) 

कर्म ओर देह में भेद नहीं, देह ओर चित्त में भेद नहीं, चित्त और 
ज्ञीव में भेद नहीं, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं, ब्रह्म ओर कर्ममय संसरण- 
समष्टि में भेद नहों। समुद्र और बीची तरह्ढ लहरी बुद्बुद स्पंद में भेद नहीं । 
ब्रह्म-सूत्र पर जो भाष्य शंकराचार्य ने रचा उसका नाम शारीरक भाष्य 
रक्खा है। शरीरे भव, शरीरेण व्यज्यते, इति शारीर:, शरीरबान्‌ ब्रह्म। 
अणोरणीयान्‌ , महतोमहीयान्‌ , छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अनंत असंख्य 
जंगम्यमान जगत्‌ पदार्थो' का रूप घरे, अमृत्ते होते हुए भी मूर्त त्रह्ष 
परमात्मा के विषय में जो भाषण किया जाय वह शारीरक भाष्य | क्‍यों कि 
अमूत्ते ब्रद्य का व्याख्यान तो मौन से ही होता है । 


गुरोस्तु मोनं व्याख्यान शिष्यास्तूब्छिन्नसंशया: । 


निष्कर्ष यह कि मेटाफ्रिज्िक और साइकालोजी में विवेक करते हुए 
भी उनके घनिष्ठ संबंध के सदा याद रखना चाहिये। स्यात्‌ अच्छा हो यदि 
यह संकेत स्थिर कर लिया जाय कि ब्ह्मविद्या का अंग्रेजी पयोय मेटाफ़िज़िक, 
ओर अध्यात्मविद्या का साइकालोजी है; तथा आत्मविद्या शब्द दोनों का 
संग्राहक माना जाय। ग्रीक भाषा में मेटा का अर्थ परे है, ओर फ़िज़िका का, 
द्रव्य, मात्रा, स्थूलेंद्रियों का समस्त विषय; जो ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष से परे है, अर्थात्‌ 
परम-आत्मा, ब्रह्म, उसकी विद्या त्रह्म विद्या, मेटाफिज़िक । साइकी का अथे 
चित्त, मनस्‌ , जीव, ओर लोगास का अथे शब्द, व्याख्यान, शास्त्र; जीव का, 
चित्त का, अंतःकरण का शासत्र अध्यात्मविद्या, साइकालोजी। गीता में कहा 





१ ०7६४३ 804 छाए भं९। 0670077९78, 


आझात्मविद्या के अवांतर विभाग ७७ 


है, “स्व॒मावो5ध्यात्ममुच्यते”; इसका अर्थ एक यद्द भी हो सकता हे कि, 
आत्मा का जो त्रिगुशात्मक स्वभाव है, जिसी को प्रकृति, जीव, चित्त, 
अंतःकरण आदि नामों से, सूह्म सूक्ष्म भेदों से. पुकारते हैं, वढ्दी अध्यात्म है; 
उसकी विद्या अध्यात्मविद्या हे । समष्टयव्रस्था का नाम ब्रह्म; व्यष्टधवस्था का 
नाम ब्रह्मा; एक बह्म-अंड का अधिकारी । अव्यक्त आकार का नाम चित्त्‌ 
चिति, चेतन, चैतन्य ; व्यक्त रूप का नाम चित्त। सावेस्विक, यूनिवसल/, 
दशा का नाम परमात्मा, प्रातिस्रिक, इसूडिविड्युअल”, दशा का नाम 
जीवात्मा | आत्मा शब्द परम का भी, चरम का भी, दोनों का संग्राहक । 


आत्मविद्या के अवांतर विभाग 
ऐसी सृक्रम विवेक को दृष्टि से अब फ़िलासाक्ी में, पश्चिम में, कई 
पृथक्‌ २ अंग माने जाने लगे हैं। (१) मेदाफ़िज्िक अथवा फ़िलासोफी प्रापर, 
(२) साइकाल्लोजी, (३) लाजिक, (४) एथिक्स, (०) इंस्थेटिक्स* प्रभुति | कुछ 
दशाबदी पूृष, हिस्टरी आफ़ फिलासोफी भी इन्हीं के साथ एक और अंग 
सममभा जाता था, ओर इस विषय के ग्रंथों में अन्य सब अंगों के विकास 
ओर विकासकों का इतिवृत्त लिखा जाता था | पर अब अलग अलग हिस्टरी 
आफ़ एथिक्स, हिस्टरी आफ़ लाजिक, हिस्टरी आफ़ ईस्थेटिक्स, ओर हिस्टरी 
आफ साइकालोजी पर प्रथ लिखे ओर छापे जाने लगे हैं। गीता में कहा 
है, “नास्यन्तो विस्तरस्यथ मे”, अर्थात्‌ मेरी, मै” की, मुझ परमात्मा की, 
विभूतियों का, विशेषों का, बिस्तर ( डीटेल्स ) का, अन्त नहीं है; कहां तक 
खोजोगे ; मुख्य मुख्य सामान्यों से, अनुगमो, निभरमों, नियमों, लक्षणों से, 
सब विशेषों, विस्तरों, का भ्हण करके संतोष करो। यही अथ मनु ने भी 
दूसरे प्रसंग में, कहा है, “विस्तरं तु न कारयेत्‌” । 
स्थूत्न रीति से कह सकते हैं कि सब से अधिक व्यापक अनुगमों के, 
जगदूव्यापी नियमों के, स भ्रह का, शास्त्र के, मेटाफिजिक था फ़िलासेफ़ी 
प्रापर कहते हैं। अंतःकरण की, चित्त की, बनावट ओर बृत्तियों के शास्त्र 
को साइकालोजी, दी साय॑स आफ़ माइंड। अश्ञांत, सत्य, तके और अनु- 
समान के प्रकार के शास्त्र को लाजिक, दी सायंस आफ रीजनिडः। सद्‌ 
आचार के शास्त्र के एथिक्स, या मारल्स, दी सायंस आफ़ कांडक्‍क्ट। उत्तम 
ललित कलाओं ओर उत्कृष्ट ऐे'द्रिय सुखों के शास्त्र के इस्थेटिक्स,' दी 


3 (९६४७४एआ० 67 फि्रो०5००४ए छ70967, ५6 560०९ 6६ 3०08, 
०7 रिटथा७, 07 एप ; ऐ5एटा0089, ४76 52007०6 0 !॥70 ; 7.02870, ४३8 
50006 0 &९०४४०ए०708 07 ॥णंंगड ; 705, 07 'शैठ5:६४७, ६76 
अिटांशाट6 09 (एग्ातंपट; 2506९6९७ , प।6 50वा06 0 08. 57 87 
रि९ग्प४0 $6:85प0च७ श]९88प7९, 


धर द्शेन का गोण प्रयोजन 


सायंस आफ़ फ़ाइन आठ एंड रिफ्राइन्ड सेन्सुअस प्ेमार | इन सब का कसा 
घनिष्ठ संबंध है, यह उनके लक्षणों के सूचक नामो से ही विद्दित हो जाता है। 
इतना और ध्यान कर लिया जाय तो भारतीय दशनों का, विशेष कर षड़ 
दशनों का, और यूरोपीय दर्शनों का, समन्वय देख पड़ने लगेगा-- 
यथा, अतःकरण आर बह्ष्करण का अविच्छेश सबंध है; अतः 
इकालोजी ओर फ़िज्ियालोजी, चित्त शास्त्र और शरीर शास्त्र, नितरां 
अलग नहीं किये जा सकते, केवल अपेक्षया, वेशेष्यातू, अलग किये।जाते 
हैं। तथा फ्रिजियाल्ोजी का बायात्ोजी ( जन्तु शास्त्र ) से, उसका केमिस्ट्री 
( रसायन अथवा महाभत शास्त्र ) स, उसका फिज़िक्स (अधिदेव शास्त्र) से 
टूट सबंध है।इस लिये सभी शास्त्रों के विषय सभी शास्त्रों में 
न्यूनाधिक, उपनिपतित हैं, ओर सभी का सभी से सबंध हे। जैसो सुश्रुत में 
कहा ही हे 
अन्यशात्विषयोपपन्नानां चाथानामिह उपनिषतितानामू अथवशात्‌ 
तद्दिद्येम्य एवं व्याख्यानमनुश्रोतव्यं, कस्मान्‌, न हां कस्मिन्‌ शासत्रे शक््यः स्व- 
शास्त्राणामवरोधः कत म्‌ | 
एक शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छासखत्रनिश्चयम | 
तस्मादू बहुभ्रुतः शा््रं विजानीयात्‌ चिकित्सकः || 
( सूत्रस्थान, अ० ५ ) 


किसी भी शाद्घ में, जब दसरे शास्त्रों के विशेष विषय, प्रसंग बश से 
आ जाते हैं, क्योंकि सबका संबंध सामान्यतः सब से है, तब उन २ शाज्तों के 
विशेषज्ञों से उन २ विषयों के जान लेना चाहिये। एक ही पंथ में सब शाख्रों 
के विषय विस्तार से नहीं बंद किये जा सकते हैं, और बिना बहुश्रत हुए 
कोई भी शास्त्र ठीक ठीके नहीं जाना जाता। यहां तक कि “एकमेव शा्ं 
जानान: न किंबिदपि शा्षं जानाति?, एक ही शासत्र के जानने वाला कुछ 
भी शाख्र नहीं जानता । अग्रेज़ी में भी कहावत है कि सुशिक्षितता, शिष्टता, 
कल चर, का अथे यह है फि किसो एक विषय का सब कुछ ओर सब अन्य 
विषयों का कुछ कुछ जाने" । दशन शास्त्र का प्रधान शुण यह है कि इसमें 
सभी शास्त्रों के मूल अनु॒गमों, सिद्धांतों, का संग्रह और परीक्षण देख पड़ता 
हैः । जैत्ा उपर कहा, एक कोटि पर चित्त अतःकरण बहिष्करण आदि, दूसरी 


१ 0 ४श0०एछ 6ए९कए (शंणएड 0 830:60708, ४०० 507677706 0। ०५९८४ 
४702 49 ८०१६८७४९ 
+ इसी से फ़िज्ञासोफ्ती आफ़ ज्ञा ( धरम -क़ानून ), फ्रिल्लासोफ्ती झआाफ़ आंट 
(-जलित कक्ा ), फ़िल्यासोफ़्ी आफ़ दिस्ट्रो ( इतिद्वास ), इत्यादि नाम से भी अंथ 
प्रकाशित हुए हैं। 


वेद-पुरुष के अंगोपांग ७९ 


कोटि पर महाभत और उनके गुण, एक ओर साइकालोजी-फ़िजियालोजी 
दसरी ओर केमिस्टी-फ्रिजिक्स; दोनों का संग्रह करने वाली मेटाफ़िजिक | 
बही योग वासिष्ठ की बात, जीव ओर कमे दोनों का स'गह अह्म परमात्मा में । 
यदि सामूहिक रुप से सब को दश न शास्त्र कहें तो, अ्रंथों के विशेष 
विषयों की दरष्टि से, ब्रद्मविद्या, आत्मविद्या, परा विद्या, का पयाव अंग्रज़ी 
भाषा में मेटाक्रिज्िक हो सकता है। तथा अध्यात्मविद्या, चिक्तविद्या, 
अन्तःकरण शात्र का साइकालोजी; तक शास्त्र अथवा न्याय का लाजिक; 
आचार शास्त्र बा धर्म मीमाँसा का एथिक ; कला शास्त्र का इस्थेटिक ।* 


वेद-पुरुष के अंगोंपांग 

कुछ दशाब्दियों तक यूरोप में विशेष विशेष शास्त्रों के जिकासकों में 
वैयक्तिक बुद्धिमत्ता के अभिमान से, अहंयुता से, तथा देशीय जातीय 
अभिमान से*, यह भाष कुछ कुछ था, कि सेरा शास्त्र स्य और उत्तम तथा 
अन्य शास्त्र बृथा और मिथ्या3 | संग्रह पर आग्रह नहीं, विग्नह पर बहुत: 
समन्वय का भाव नहीं, विपयय का बहुत; सम्मेलन, आश्टेषण, संयोजन, 
मंडन, रंजन की इच्छा नहों, दृष्टि नहीं, विभेदन, विश्लेषण, वियोजन, 
खंडन, भंजन की बहुत ; इत्तिहाद, इत्तिसाज्न, इन्तिबाक को ख्वाहिश 
नहों, नोयत नहीं, इन्फिराक्, इन्फिसाल, इम्तियाज़ की बहुत । पर 
अब ज्ञान के विघ्तार के साथ साथ इस का प्रतिपक्षी भाव भी 
फेल्ञता जाता है,कि “दो सायंप्तेजञ्ञ ओर मेनी, सायंस इज़वन” ९, विशेष विशेष 





) अब हिंदी साहित्य में “मनोविज्ञान” नाम साइकालोजी के किये क्षिखा 
जाने लगा है । छुरा नहीं हे, शब्दतः अर्थत: ठीक भी हैं, पर शास्त्रांत या विद्यांत बम 
भारतीय प*िपादे और संस्कृत भाषा को शैज्ञी के अधिक झनुकून होता है। ऊपर इस 
शारत्र के ज़िये अध्याध्मविद्या नाम सिखा गया है और आत्मविद्या वा बह्मविद्या 
मेटाफ़िज़िक के अथ' में | पर प्रायः प्रचक्षित संस्कृत श्रथों में अ्र्प्रात्मविद्या और 
आत्मविद्या में विवेक भचहीं किया जाता, दोनों का अथ' बअह्यविद्या समझा जाता 
है, क्योंकि दोनों के विषय मिले हैं । 

+ 55लापी० 0॥25पए्रणाअं570, यह एक आँग्ल वैज्ञानिक का ही शब्द है। 

3 जैसा भारत में, शैव, शाक्त, वैष्ब, आदि, देती, अद्वेती, विशिष्टाह्षैती 
शद्धाद्वती, द ताद्वेती आदि, नेय्यायिक, मीमांसक, वेदान्ती, पांचरात्र आदि, में अब 
भी देख पढ़ता है । 

3 व॥0ए३ इलं०7९९४ 276 07079, 50ं0१०९ 43 ०7९... समन्वय” नाम 
अंध अप विषयों पर विभिन्न सतों के विरोध का परिहार करने का यश्त मैंने 
किया हे । 


छै० दर्शन का गौण प्रयोजन 


शात्र चाहे अनेक हों पर शांस्त्रसामान्य एक ही है, अथात्‌ सब शास्त्र .एक दी 
महाशास्त्र के, वेद के, अज्ञोपांग शाखा-प्रशाखां है । पूर्वाध्याय में सांख्य मत के 
संबंध में जैसा कहा, “एकमेब दशनम्‌ ख्यातिरेव दर्शनम्‌”। प्रत्यक्ष है, जब 
प्रकृति, नेचर, एक है, लो उसका वर्ण क शासत्र भी एक ही होगा। संसार के 
एक एक विशेष अंश, अंग, पहलू, पाश्व अवस्था को अलग अलग 
लेकर, उनका वर्णन अलग अलग ग्रथों में कर देने से, प्रकृति में, 
ओर उसके शास्त्र में, आभ्यंतर आत्यंतिक भेद तो उत्पन्न हो 
नहीं जायगा; केवल “विशेष्यात्ु तद्दादस्तद्वाद:”, यही बअह्म-सूत्र पुन- 
रपि चरितथ और उदाहत होगा । किसी विशेष अंश पर विशेष 
दृष्टिहोने से विशेष नाम पड़ जाता है,। जैसे, भिस वस्तु से लिख 
रहा हूँ कई द्रव्यों से बनी है, पर नाम उसका लेखनी पड़ा है । क्‍योंकि 
उसके सुख्य प्रयोजन ओर कार्य लिखने पर ही दृष्टि है। अन्यथा, सब शास्त्र 
एक ही शास्त्र के अद्ग हैं।* 
भांरत की तो पुरानी प्रथा है, 'एक एवं पुरा वेद” ओर सब विद्या 

उसी के उपवेद ओर अद्ञोपांग हैं। इसको दिखाने के लिए समग्र ज्ञान-शरीर 
का रूपक भी बांध दिया है | 

छुंदः पादो तु वेदस्य हस्तः कल्पोड्थ पण्यते | 

मुख व्याकरण प्रोक्त निरुक्त श्रोत्रमच्यते ॥ 

शिक्षा च नासिका तस्य ज्योतिष॑ नयन॑ स्मृतम || 

इसमें कुछ ओर पाद जोड़ दिये जाय तो तस्वीर स्यातू पूरी हो 

जाय, यथा, 

आयुर्वेदोडस्य नाभिस्तु गांधव कंढ ईयते। 

धनुवेदस्तु बाहुः स्याद्थशास्त्रं तथोदरम्‌ || 

शिल्पमुरुस्तथा मध्यं कामशास्त्रं तु कथ्यते। 

आधिभौतिकशाज्राणि देहनिर्मातृधातवः । 

तथाबिदेविकान्यस्य प्राणाः स्पंदनहेतव: ॥ 

हृद्‌ राजघर्मः सर्वेषां घारक॑ प्रेरक तथा। 

अध्यात्मशास्त्र॑ भूर्धा चाप्यखिलानां नियामकम।। 


जिस रीति से फ्रिल्ासाफ़ी के भीतर पांच शास्त्रों का विचेक पाश्चात्य 
बिचार में किया है, ठीक उस रीति से भारतोय विचार में नहीं किया है । पाररूय 





+ हस विषय पर, “'पुरुषार्थ” भाम के अ्रंथ के प्रथम अ्रध्याय में, और विशेष 
कर पृष्ठ ६०.६५ में, मेंने विस्तार से बिचार करने का यश्न किया है । 


सायंस-फ़िलासोफ़ी, विज्ञान-प्रज्ञान पर 


दर्शन शास्त्र में सब प्रायः एक साथ बंधे मिलते हैं | तो भी प्राधान्यतः 
केमिस्ट्री ओर फिजिक्स के दार्शनिक अंश की विशेष रूप से चर्चा 
वैशेषिक सूत्रों में; लाजिक की न्याय सूत्रों में; साइकालोजी की सांख्य 
ओर योग सूत्रों में; एथिक्तत की पूथ (घम) मीमांसा में; मेटाफिज़िक 
की उत्तर ( ब्रह्म ) मीमांसा में, की है । इस्थेटिक का विषय साहित्य शास्त्र 
ओर कामशास्त्र में रख दिया गया है। मेटाफिजिक को पहले 
पच्छिम मे आंटालोजी भी कहा करते थे, पर अब इस शब्द का व्यवहार 
कम हा गया हे। जैसा पहिले कहा, मेटा शब्द का अथ ग्रीक भाषा 
में पीछे, परे, का है, और फ़िज़िस, प्रकृति, दृश्य । जो दृश्य प्रकृति से 
अतीत है, परे है, उसके प्रतिपादक शास्त्र का नाम मेटाक्िजिक । 
ब्रह्मविद्या का यह पयोय ठीक ही है। पश्चिम में सायंस अर्थात्‌ 
शास्त्र पदाथ के प्रायः दो लक्षण प्रथित हैं; एक तो, “सायंस इज़ 
आग्रेनाइज़डू सिस्टेमाटाइज़ड्‌ नालेज”१, ज्ञान के खंडों का, खड-ज्ञानों का, 
परस्पर संग्रथित, काय-कारण की परम्परा के सूत्र से सम्बद्ध, व्यूह, 
“-यह शाखत्र है ; दूसरा, “सायंस इज़ दी सीइड आफ सिमिलारिटी इन 
डाइवसिटी”, विविध पदार्थों में, वैदश्य के साथ साहश्य, वैधम्य के 
साथ साधम्य, व्यक्ति के साथ जाति, विशेष के साथ सामान्य, के। देखना 
--यह शाञ्र है। यह कथा यदि आधिभौतिक शास्त्रों की है, जो परिमित, 
सादि, सान्‍्त, काल-देश-निमित्ताबच्छिन्न, नश्वर पदाथों को चर्चा करते 
है, “दी स'यंपज्ञ आफ दी फाइनाइट”3, तो अध्यात्म शास्त्र का, जो अनादि 
अनंत अपरिमित देशकाल्ावस्थाइ्ब्तीत नित्य पदाथ का प्रतिपादन करता है, 
लक्षण यों करना उचित होगा, कि, वह “'कम्पूलीदली यूनिफाइड नालेज” और 
“सीइडः आफ यूनिटी इन मल्टिसिसिटी” * हे, अथोत्‌ समस्त। ज्ञानों का एक 





१ 52८९४८९ 48 072277860, 375६९फाथाइ560, 0९१26 ; अधथित; 
ए 

अन्यः, कारण और काय के सम्बन्ध रूपी, हेतु ग्योर फल के सम्बन्ध रूपी, सूत्र से 
विचारों का अन्थन, तथा लिखित पत्रों का सूत्र से अन्थन, जिप्तमें किया जौय, वहू 
अन्थ | 

९ 52067८6 45 ६98 5९९४72 ० छाए ल्‍7 4)ए७:50ए. 

साधर्य-वै वर््याम्यां तस्वज्ञानात्‌ । वेशेषिक सूत्र, १-१-४. 

3 [॥6 52८600९४ ०६ ४36 #्र॥(४. 

3४ (6फ्रफ़ांगलंए. पगगल्त दात्जशांठ26 फी४ 5९९०ंग्रउ ० ए7७ 
[9 िपा0८(ए. 

११ 


पर दर्शन का गौण प्रयोजन 


सूत्र में संग्रथन, एक व्यूह्‌ में व्यूहन, अथ च सब अनेकों में एकता का 
दश न, है। इसी अथ के भगवदूगीता का पू्वोद्श्वत श्लोक प्रकट करता 
है, अर्थात्‌ भूतों के गणनातीत प्रथकृत्व के एकस्थ, और उसी एक से 
संख्यातीत प्रथगू भूतों का विस्तार, जब जीव पहिचानता है तब ब्रक्ष 
सम्पन्न हो जाता है। 

ऐसे विचारों की ज्यों ज्यों यूरोप में वृद्धि होती जाती हैं, स्यों त्यों फिज्ा- 
साफ़ी ओर सायंस में जो संबंध का सबेथा विच्छेद होने लग गया था, वह 
क्रमश: मिटता जाता है, ओर इनका परस्पर संबंध अधिकाधिक माना जाने 
लगा है । ढाई तीन सो वर्ष पहिले, न्‍्यूटन, लामाक, आदि विद्वानों ने, अपने 
गणित, ज्योतिष, जन्तु शासत्र, आदि के प्रंथों के नेचुरल फ़िलासेाफ़ी, 
जूओलाजिकल फ़िलासाफ़ी*, के नाम से पुकारा, और पचीस तीस वर्ष 
पहिले तक नेचुरल फ़िलासाफी नाम का एक प्रथ, फरांसीसी विद्वान 
डेशानल का, उन विषयों पर जिनके लिये अब फिज़िक्स शब्द 
कहा जाता है, विद्यालयों में पढ़ाया जाता था । अब ऐसे शाम्रों के 
लिये सायंस शब्द प्रयोग क्रिया जाता है, जिस शब्द का प्रत्यक्ष रूप 
तथा मूल, लेटिन भाषा का धातु, संस्कृत शास, शंस्‌, से मिलता है। 
और साथ ही साथ, फिलांसेफी का लक्षण, उसकी परिभाषा, ऐसे शब्दों में 
फी जाने लगी है, यथा) शास्त्रों का शास्त्र, सबसंग्राहक शास्त्र, सर्वेग्यापक 
शास्त्र, स्व-समन्वय, सवशाखसार, व्यापकतम शासत्र, और विशेष कर 
मानव जीवन संबंधी प्रश्नों का शास्त्र, इत्यादि ।* 


मुख्य ओर गोण प्रयोजनों का संबंध 
ऐसे विचारों से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि दशन के उप- 
प्रयोजन क्या हैं, ओर उनका प्रधान प्रयोजन से संबंध क्‍या है । 
दुःख का समूल नाश केसे हो, परमानंद कैसे मिले, इसकी खोज 
में दुःख ओर सुख्ल के स्वरूप का, और उनके कारण का, पता लगाना 
पड़ता है। आत्म-वशता ही सुख, और परवशता ही दुःख, थह जाना । 
परवशत्ता का हेतु क्या है ? द्रष्टा का, आत्मा का, दृश्य से, प्रकृति से, देह से, 


3 पिद्ञापाओों छ]050979 200090०४ 97[090[/9. 

२१४४९ 8०60०५९ ०९ ४6 500९70९४; ६6 5इप७ ० शी ४96 5९0९४७९८९५: 
पऋआारए278० 826९726; (068 58ए7776७४9 ०0 था. 3267065; ६06 (2प०0855270९ 
०४] 5567८९९७; (6 567९९ ० ९ जांवेड5। 9700[6778 47 | 76९05; 
गाते 6 ६05९ जरली बर्ि९षट: औग्गॉयंएए य्राठ5: 2652९ए:.. #०ज5था067 
छकल्कलए, 278 20970777789 2 2/0/757०282०5, 97, 9, 0, 4, 72, 43, 
( 90. 4929 ). 


मुख्य और गोण प्रयोजनों का सम्बन्ध प्पडे 


बासना-क्ृत, अज्ञान-कृत, संयोग । यह संयोग कैसे मिटे ? द्रष्टा ओर 
दृश्य का ठीक ठीक तात्ष्विक स्वरूप जाननेसे | दृश्य के अन्वीक्षण में 
अनित्य. पदाथ संबंधी सब शासत्र, जिनका सामूहिक, सामान्य, नाम 
आअपरा विद्या है,आ गये । इन सब की जड़ ' गहिरी जाकर परा विद्या 
में ही मिलती हे । काई भी शास्त्र ले लीजिये । रेखा गणित का 
आरंभ इस परिभाष! से होता है कि बिंदु वह पदार्थ है जिप्तका 
स्थान तो है छिंतु परिमाण नहीं। ऐसा पदाथ कभी किसी ने चममचन्लु से 
तो देखा नहीं । इसका तत्त्व क्‍या है, इसका पता रेखा गणित से नहीं 
लगेगा, किंतु आन्वीक्षिकी से ; जीव, अहं, मे, ही ऐसा पदाथ है जिसका 
स्थान तो है, जहाँ ही 'में हूँ? वहाँ ही है, लेकिन इस “मे” का परिमाण नहीं 
ही नापा जा सकता। अंक गणित का आरंभ “एक” संख्या से है; कभी 
किसी ने शुद्ध “एक” को देखा नहीं। यह मकान जिसके भोतर बैठ कर 
लिख रहा हूँ, एक तो है, पर साथ ही अनेक भी है, लाखों इ'ट, सैकड़ों पत्थर, 
बीसियों दरवाज़े खिरको, बीसियों लोहे की धरने, वग्रेरा बग्गेरा मिल्न कऋर 
बना है। तो इसको एक कहना ठीक है या अनेक ? इसका तत्त्व, क्रि 
संख्या क्या पदाथे है, अंक गणित नहीं बताता, दशेन शास्त्र बताता है; 
अहं, मै, ही तो सदा एक है, नञ-द्वेत है, ला-सानी है; अनहं, एतत्‌, 
“यह” ही अनेक है । शक्ति गणित, डाइनामिक्स', का भुख्य पदाथ 
शक्ति है, पर शक्ति कया है, क्‍यों हे, कैसे है, इसका हाल वह शाख्र स्वयं 
कुछ नहीं बताता, आत्मविद्या बताती है कि “इच्छा” ही “शक्ति” है | रसायन 
शास्त्र, केमिस्ट्री', के मूल पदाथ परमाणु, अरशु. छूयणुक, तसरेणु, 
आदि हैं, पर अगु क्‍या हे, क्यों है, कैसे है, इसका हाल ब्रह्मविद्या से ही 
पूछना पड़ता, है । जंतु शाख्र, शरीर शाञ्झ, बायालोजी, फिसियालोजी2 में 
प्राण पदाथ क्या है, क्‍यों इतने जीव जंतुओं के भेद होते हैं, इत्यादि प्रश्नों का 
उत्तर परा विद्या में ही है। सृष्टि में आरोह-अवारोह, विकास-संकोच, मानव 
जाति के इतिहास में जातियों का उद्य-अस्त, मनुष्य जीवन में जन्म-वृद्धि- 
ड्रास-मरण, क्यों होते हैं, इसका उत्तर अध्यात्मविद्या से ही मिलता है। 
नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र में, पुण्य पाप का वर्णन है, पर क्‍यों पुर्य का फन्न 
सुख ओर पाप का दुःख, यह तह्मविद्या ही कहती है। वित्तशासत्र में यह 
वर्णन तो किया जाता है कि चित्त की वृत्तियाँ ऐसी ऐसी होती हैं, पर क्यों 
ज्ञान-इच्छा-क्रिया होती हैं. क्‍यों राग-द्वंब होते हैं, क्यों सुख-दुःख होते हैं, 
इसका उत्तर आत्म-विद्या से ही मिलता है। अनुमान का रूप और प्रकार 





१ एज्ाश0ं08, + (6%509. 3 .30]089, 7?॥ए५४0]099 


प्छ दर्शन का गोण प्रयोजन 


तो न्याय बताता है। पर व्याप्तिग्रह क्‍यों होता है, इसके रहस्य की पता 
वेदांत से ही चलता है । काव्य साहित्य में रस पदार्थ, अलंकार पदाथ, आनन्द 
पदार्थ का तत्त्व क्या है, यह आत्म बिद्या ही बतलाती है । 


ज्योतिष में, बासूटो मनुष्य के ओर वेदिक ऋषि के प्रश्न का उत्तर, 
कि किसने इन तारों को आकाश में चपकाया, प्रज्ञान से ही मिलता है, विज्ञान 
से नहीं । बासूटो मनुष्य का अनुभव हम लोग देख चुके हैं; अपने मन में 
उठते हुए प्रश्नों का उत्तर न दे सकने के कारण वह विषाद में पड़ गया 
उसको अपनी निरबेत्रता का अनुभव होने लगा । अंधकार में भय होता छे, न 
जाने क्या जोखिम छिपी हो । जिसी अंश का ज्ञान नहीं, उसी अंश में 
विवशता, परतंत्रता, भय । बिना संपूर्ण के ज्ञान के किसी एक अंश का 
भी ठीक ज्ञान नहीं, ओर बिना सब अंशों के ज्ञान के सम्पूर्ण का ज्ञान नहीं; 
ऐसा अन्योउन्याश्रय परा विद्या और अपरा विद्या का, दी सांयस आफ दी 
इनफ्रिनिट और दी सायंसेज आफ दी फाइनाइट * का, है । जैसे अनंत में 
सभी सान्‍्त अंतर्गत है, वैसे ही परा विद्या में सभी अपरा विद्या अंतभू त हैं। 
कारण कारणानां का ग्रतिपादक शासत्र भी शास्र' शाब्वाणां, अध्यात्मविद्या 
विद्यानाम्‌ , है। इस एक के जानने से सब कुछ, मूलतः, तत्त्वतः, जाना जाता 
है, जैसा उप|नषदू्‌ के ऋषि ने कहा | साथ ही इसके यह भी हे, कि जब अन्य 
सब कुछ, सामान्यतः, जान ले, तभी इस एक के जानने का अधिकारी भी 
ज्ञात इच्छ भी ओर ज्ञात शक्त मी होता है | यह अनन्‍्योउन्याश्रय है। 
इस भन्थ के आदि में उपानषत्‌ की कथा कही है, कि समग्र अपरा विद्या 
जान कर तब नारद ने सनत्‌कुमार से परा विद्या सीखी। एक से अनेक 
जाना जाता है और अनेक से एक। कसरत दर वहदत और बह॒दूत दर 
कस्रत, दोनों का तअरु फू हो, तब मारिफृत, इफ़ोन, हक़, मुकस्मल हो, ब्रह्म 
सम्पन्न हां । इसी लिये गीता में, अज्जु न को केवल इतना समझा देने के लिये 
कि “युध्यस्व”, कृष्ण को, “तस्मात्‌” सिद्ध करने के लिये सभी शाझ्ों की 
बातें संक्षेप से कहना पड़ गया । तुम्हारा कत्तज्य धर्म यह है; क्‍योंकि मानव 
समाज में तुम्हारा स्थान और दूसरों के साथ आदेय-देय संबंध, परस्पर 
कत्तंव्य सम्बन्ध, ऐसा है; क्‍योंकि साम्प्रत मानव समाज, पुरुष की 
प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से प्रभत चत्रिगुयों के अनुसार कर्म का 
विभाग करने से, चातुवेग्यामक ओर चातुराश्रम्यात्मक है, ओर तुम 
अमुक वण और आश्रम में हो; क्‍योंकि यह मानव समाज, सृष्टि के 
क्रम में, पुराण इतिहास में वर्शित व्यवस्था से, ऐसी ऐसी भन्वंतर ओर 


१ १॥6 52७॥८९ ०04 ७6 [77702; (॥९ 50682८९$ 06 ४96 #५प्रॉ६९, 


सब शाख्लों का सम्बन्धन और व्यूहन प्‌ 


बंशानुचरित की भूमि, कक्षा, काष्ठा, ( स्टेज आफ़ इवोल्यूशन)' पर पहुँचा 
है; क्योंकि सृष्टि का स्वरूप ऐसा ऐसा संचर-प्रतिसंचर, .प्रसब-प्रतिश्नसव, 
के आकार प्रकार का है; क्‍योंकि परम आत्मा, परम पुरुष, की प्रकृति का रूप 
ही ऐसा है | बिना जड़ मूल तक, आखिरी तह तक, पहुँचे, बिना “गोइडः टु 
दी रूट आफ़ दी मैटरः”, बिना कारण कारणानां के जाने, कुछ भी स्थिर रूप 
से जाना नहीं जाता, निश्चित नहीं होता। किसी एक भी जुज्व का मकसद 
जानने के लिये कुज्ष का मतलब जानना लाज़िमी है ; ऐसे ही छुल का 
मतलब समभने के लिये हर एक जुज्व का मक़्सद जानना जरूरी है |३ 
निष्कर्ष यह है कि दर्शन शाख्र, आत्मविद्या, आन्वीज्षिकी, सब शास्त्रों 

का शास्त्र, सब विद्याओं का प्रदीप, सब व्यावहारिक सत्कर्मी! का भी उपाय, 
दुष्कर्मी का अपाय, और नैष्कर्म्य अर्थात्‌ अफल-अप्सु कर्म का साधक, 
ओर इसी कारण से सब सदूधरमों का आश्रय, और अंततः समूल दुःख से 
मोक्ष देने वाली है--क्योंकि सब पदाथों के मूल हेतु को, आत्मा के स्वभाव 
को, पुरुष की प्रकृति को, बताती है, ओर आत्मा का, जीवात्मा का, परमात्मा 
का, तथा दोनो की एकता का, तौहोद का. दर्शन कराती है। 

प्रदीप: सवविद्यानामुपायः स्वकमंणां। 

आश्रय: सवधमार्णा शर्वदान्वीजिंकी मता ॥ 

'ब्ज्ना देवानां प्रथम: सम्बभूब विश्वस्य कत्त सम्बभूब विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 

स॒ ब्रह्मविद्यां सबंविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्नाय प्राह ॥ 


हे विद्ये वेदितव्ये, परा चेवापरा च | तत्नापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदोड 
यववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त॑ छुंदो ज्योतिषमिति | अथ परा यया तदत्षर- 


मधिगम्यते | ( यस्मिन्‌ ) विज्ञाते सबमिदं विज्ञातं भवति । ( मुंडक-उपनिषत्‌ ) 
* विद्रां चाविद्यां च यस्तद्दे दोभय स ह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्व्वा विद्ययाउमृतमश्नुते ॥ ( ईश ) 


यदा भूतपृथग्मावमेकस्थमनुपश्यति | 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सम्पद्मयते तदा ॥ 

ही क्र क्र 4 के क्र 
नांतोडस्ति मम दिव्यानां विभतीनां परंतप | 
'पराारनइाअकमाकककापकाउाकधाउाउक का पसामभपसामाशा ५७९५७ १०० ३७३५७५०॥५५४० पद टि+०७७७७७/ाााफांपपकाकासाकानता" ७ पाकाशाभकजाकनेक 





१ 5६886 ० €ए०प66%, ५ (008 ६० (86 700६ 06॥॥96 ४0०((९६४ . 


3 घृ० घ३े---८४७ पर सूचित विषथों का विस्तार अंश्रेज्ञी भाषा में लिखे मेरे 
अन्धों में किया हे; विशेष करके, /76 50९7९८8 ० 7६३०९, 796९ $506४८९ ० ६४७ 


&प7200075, 706 5९67९९ 04 50 2०ंबं 0/2०75०0०7४ में; संक्षेप से, हिन्दी भाषा 
में लिखे “समन्वय”'में । 


<६ दर्शन का गोण प्रयोजन 


एप तूद्ेशतः प्रोक्तो विभूतेबिस्तरो मया | 
प्राधान्यतः, कुरुभ्रेष्ठ, नास्त्यंतो विस्तरस्य मे ॥ 
(गीता ) 


आत्मा और अनात्मा ओर उनके ( निषेधात्मक, “न इति”, “ 

इति” ) सम्बन्ध के सम्यग॒दशंन से, सम्यकज्ञान से, ही, चारो पुरुषार्थे उचित 
रोति से सम्पन्न हो सकते हैं। धरम-अर्थ-का म, तीन पुरुषार्थ सांसारिक प्रवृत्ति 
भागे के; मोक्ष, परम पुरुषा्, संसारातीत निवृत्ति माग का । ऋषिऋण-पिठ्‌ 
ऋण-देव-ऋण., तीन ऋणों को, क्रमश: तोन आश्रमो में, ब्रह्म चये-गाहुस्थ्य- 
वानशस्थ्य में, अध्ययन-अपत्यपालन-दानयजन के छारा चुकाकर, और साथ 
साथ घम्म-अथे-काम को साधकर, चोथे आश्रम, संन्यास, में, मोज्ञ को सिद्ध 
करे | अन्यथा, बिना ऋण चुकाये, मोक्ष की इच्छा करने से, अधिक बंधन 
में पड़ता है; ऊपर उठने के स्थान में नीचे गिरता है। चोथे आश्रम में आत्मा 
की सबव्यापकता ठीक ठीक पदिचानी जाती है। ऐसे सम्यगदशेन से सब 
स्वार्थी वासना और कमे क्षीण हो जाते हैं, और मनुष्य, आत्मा को सब में 
आर सब को आत्मा में, पहिचान कर, सच्चे स्वाराज्य को पाता है। 


ऋणानि त्रीश्यगक्ृत्य मनो मोजक्षे निवेशयेत्‌। 
अनपाकृत्य तान्येव भोक्षमिच्छुन्‌ू वजत्यघः ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुश यामकृतात्मभिः | 
ध्यानयोगेन सम्पश्येद.. गतिमस्यांतरात्मनः ॥ 
विप्रयोगं प्रियैश्चेव संयोगं॑ व तथाउप्रियैः | 
चितंयेच्च गति सूदमामात्मनः स्वदेहिषु ॥ 


; सम्यग्दशनसम्पन्तः कर्ममिन _ निंध्यते। करममिन॑ निब॑ध्यते। 


दशनेन विहीनस्तु संसार प्रतिपयते ॥| 
स्वभूतंपु . चात्मानं . स्वभूतानि  चात्मनि। 


सम॑ सपयन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छ॒ति ॥ 
( मनु ) 


॥ ३० ॥ 


कक, 


अध्याय ३ 
दर्शन की सामाजिक विश्वजनीनता 


सांसारिक-दु/ख-बाधघन ओर सांसारिक-सुख-साधन 


( कास्युनिस्ट ) साम्यवाद और (साइको-आनालिटिक) कामीयवाद 
का अध्यात्मवाद से परिमाजन 


यह पहले कहा जा चुका है कि वेदांत शास्त्र खाली ओर बेकार वक्त का 
खेल नहीं हे; केवल विरक्त सन्‍्यासी, त्यागी, तारिकुद नियाँ, गोशानशीन 
फ्रकीर ही के काम की चीज़ नहीं है; केवल त्रह्मानंद का, लज्ज़तुल, इलाहिया 
का, ही साधक नहीं हे; बल्कि दुनियावी मामित्रात में भी निहायत ज़रूरी 
मदद देता है; दुनिया और आक़बत, इहलोक और परलोक, दोनों के बनाने 
का तरीक़ा बतल्लाता है; इन्सान की ज़िन्दगी की सब तकलीफों के दूर करने, 
सब मुनासिच आरासों को हासिल करने, सब मसलों के! हल करने, सब 
प्रश्नों का उत्तर देने, का रास्ता दिखाता है । 
इस मज़मून (विषय ) पर, तफसील ( विस्तार ) से लिखने का 
मौका ( अवसर ) यहाँ नहीं है । थोड़े में सिफ़रे इशारा ( सूचना ) कर देना 
काफ़ी ( पर्याप्त ) होगा । 
पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्मा की प्रकृति, ( इन्सान यानी रूह- 
रूहुलरूदद की फ़ित्रत ), में तीन गुण ( सिफ्ात ) हँँ--सक्त्य, रजस, तमस 
( इल्म, बुजूद, शुहृद )। इन्हीं के रूपांतर नामांतर (दूसरी शक्त्ष और नाम) 
ज्ञान-क्रिया-इच्छा ( इल्म-फेल-रूवाहिश) हैं | इन तीन से तीन क्ित्रतें आद- 
मियों में देख पड़ती हैं, ओर एक चोथी क्रित्रत वह जिसमें तीन में से 
कोई एक फ़ित्रत खास तौर से नुमायाँ ( विकसित, व्यक्त ) नहीं हुईं हैं। इन 
चार इन्सानी क्विस्मों, तबीयतों, की बिना ( नीवी, बुनियाद ) पर चार बण्णों 
पेशों, की व्यवस्था ( तचजीम ) भारतबष में की गई। जैसा गीता में कह्दा है, 
चातुवंण्य मया सृष्टं गुणशकमंविभागशः । 


कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगुंणे 


८८ दर्शन की सामाजिक विश्वजनीनता 


इन चार वो के नाम संकत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र कहे हैं। 
ब्रह्म, वेद, ज्ञान का धारण करने वाला, ज्ञानप्रधान जीव, त्राक्षण ; क्षत से, 
चोट से, दुबलों का त्राण, रक्षा, करने वाला, क्रियाग्रधान जीब, ज्ञत्रिय ; 
विशति भूमो, विश: च घारयति, भूमि की खेती करने कराने वालां ओर धन 
का रखनवाला, इच्छाप्रधान जीव, वैश्य ; आशु द्रवति, बड़ों की आज्ञा से 
दौड़ कर तुरत काम कर देने वाला, अव्यक्तबुद्धि जीब, शूद्र । स्थात्‌ अच्छा 
हो कि नये नामों का अधिक प्रयोग किया जाय, यथा, ज्ञानी, शूर, दानो, 
सहायक ; ज्ञावा, त्राता, दाता, सहेता ; शिक्षक, रक्षक, पाषक, सेचक ; शास्त्री, 
शख्त्री, धनी, श्रमो ; या ऐसे ही कोई आर अर्थपूण (मानीदार नाम, प्रत्येक 
मनुष्य की विशेष प्रकृति के द्योतक ( ,जाहिर करने वाल ) | अरबी फ़ारसी 
मे, आलिम, आमिल, ताजिर, मज़दूर; या हकीस, हाक्रिस, मालवर, 
मिहनत-कश, वरगगेरह । नये नामों की इस लिये ज़रूरत है फ्रि पुरान नाम 
निहायत बा-सानो ( अथे-गर्भ ) होते हुए भी अब बे-मानी (अथ-शून्य ), 
बल्कि बदसानी ( अनथकारी ), हो रहे हे। चारो तरफ़ जीणोड्धार और 
नवीऋरण (मरम्मत व तजददद ) की जरूरत है। 


ऐसे ही, मनुष्य की आयु ( उमर ) के चार विभाग ( हिस्से ) निसर्गतः 
( कुद्रतन ) होते हैं। पहिले में, अपनी योग्यता ( लियाक़त ) के अनुसार 
( मुताबिक ) ज्ञान ओर सदाचार (इल्म व तहजीब ) सीखना चाहिए। 
तन्‌ और मन को बलवान्‌ मजबूत बनाना चाहिए । दूसरे में, ग्रहस्थी (ख्ाना- 
दारी ) और रोजगार ( जीविका कम ) करना चाहिए। तोसरे में, रोजगार 
से कनाराकशी ओर बिला मुआविज्ञा, बेगरज़ ( निष्काम, बिना फलाकांक्षा ), 
ख्रिद्मते खल्क़ ( लोकसेवा) करना चाहिए; अन्तकाल तक हिर्सी, लोभी , बना 
रहना नहीं चाहिए। चोथे में, जब जिस्म और दमाग दोनों बहुत थक्कें, तब 
स्वेथा ( बिल्कुल ) संन्यासी फक्नीर होकर, परमात्मा के ध्यान में, सब का 
भल्ता मनाने में, ओर केवल शारीर कम में (ऐन जुरूरी हाजाते जिस्मानी के 
रफ़ा में) सारा समय बिताना चाहिए, जब तक शरीर के बनन्‍्धन ( असीरी ) 
से मोक्ष ( नजात ) न पावे | इस व्यवस्था. ( नज्म ) को चतुराश्रम-व्यवस्था 
कहते हैं । 

इन चार बणों ओर चार आश्रमों में, सब मनुष्यों के सब क्म-धर्म , 
अधिकार-कत्तव्य, हुक़॒क़-फ्रायज काम-दाम, मिहनत-आरास, अध्यात्मा 
विद्या (इल्मि रूह ) के सिद्धांतों ( उसूल ) के अनुसार ( मुताबिक़ ) प्राचीन 
समय में, भारत ( हिन्दुस्तान ) में, बॉँट दिये गए थे। ओर ऐसा कर देने 
से वह सब ग्रश्न.( सवाल, मसले ) शिक्षा, रक्षा, भिक्ता ( तालीम, तहफ्फुज, 
तआम ) के सम्बन्ध (तझअल्लुक़ ) में, उत्तीण (हल ) हो जाते थे, 


.. सौम्यचाद ओर कामीयवाद का शोधन पे 


जो आज़ सारे मानव संसार (इन्सानी दुनियां ) को व्याकुल ओर उहिम्न 
कर रहे हैं, और सिर्फ इस वजह ( हेतु ) से हैरान व परीशान कर रहे हैं कि 
अध्यात्म विद्या के उन सिद्धांतों को विद्वानों और शासकों ने, इकीमो' और 
हाकिमें ने, शाल्षियों और शक्तियों ने,आलिमें। ओर आमिलें ने, भुला दिया है, 
ओर उनसे काम नहीं लेते, बल्कि दुनियाबी हिसे व तमा के खुद गुलाम हा 
कर उन उसूल के ख़िलाफ़ काम करते हैं, ओर अवाम ( साधारण जनता ) 
को भारी ईज़ा और नुक्सान ( पीड़ा और हानि ) पहुँचा रहे हैं, ओर उनको 
अपना गुलाम बना रहे हैं । 

आजकाल पश्चिम मग्निब में दो विचारधाराओं ( ख्याल के 
दरियाओं ) का प्रवाह (बहाव ) बहुत बलवान (ज़ोरबार ) हो 
रहा है, इसलिए उनकी चर्चा (ज़िक्र) यहाँ कर देना, और 
उनकी जांच सरसरी तौर पर (आपातत+) वबेदांव की दृष्ठि 
( निगाह ) से कर देना, मुनासिब ( उचित ) जान पड़ता है। एक खयाल का 
सिलसिला माक्स और उनके अनुयायियों का है, जिसके सोशलिज्म- 
कम्युनिज्म, समाजवाद-साम्यवाद, कहते हैं, ओर जिसमें अवांतर मतभेद 
बहुत हैं; दूसरी विचारधारा, ,फ्राइड और उनके पैरवो' की है, जिसको सेके- 
आनालिसिस कहते हैं, जिसमें भी ज़िम्‌नी इखितज्ञाफ़ात बहुत हैं। इन दोनों 
की ओर जनता की प्रवृत्ति ( रुकान ) इस लिए है, कि माक्से आदि के विचार 
यह आशा दिलाते हैं कि यदि इस इस प्रकार से समाज्ञ का प्रबंध (बन्दोबस्त ) 
किया जाय तो सब आदमियों के आवश्यक अन्न वस्ध ओर परिग्रह ( जरूरी 
खाना कपड़ा व माल-मता ) मिल सकता है; और फ्राइड वरग्ेरह के खुयाल 
यह उम्मीद दिल्लाते हैं कि अगर यह यह तरीक़े बचें जाये तो दाम्पत्य-संबंधी, 
मेधुन्य-विषयक, कामीय (शहबत या इश्क़ से मुतअल्लिक ) इच्छा के 
व्याघात ( ख्वाहिशों की शिकस्त ) से जो दुःख ओर रोग पैदा होते हैं वह 
पैदा न हों, या दूर हो जायें, या कम से कम हल्के हो जाय। “साइको- 
आनालिसिस” शब्द का, व्युत्पत्ति से अथे, योगिक अथ, घात्वथ ( मसदरी 
मानी ), तो “चित्त-वृत्ति-विवेचन” ( इम्तियाज़ि-हरकाति-तबअ ) है । पर 
इसके उपज्ञाता (मुजिद) फ्राइड ने जो रूप इसको दिया है, जैसा ऊपर कहा, 
उसके विचार ( लिहाज ) से, “कामीयवाद” शब्द इसके लिये दिँदुस्तानी 
भाषा में उचित ( मोजूँ ) जान पड़ता है। 

स्पष्ट ( जाहिर ) है कि आदमी की तीन एषणा, वासना, तृष्णा (हिसे, 
तमझ ) मुख्य ( खास, अछ्ा ) हैं, लोकेषणा वा आहारेच्छा, वित्तेषणा वा 
| बेच दायर रण था रदीच्ला, £ मन को ने की ख्वाहिश” जिससे गिला 
हासिल होती है, ज़र की, ज़न की) । इन्सानी जिन्दगी को जितनी 

श्र 





९० द्शन की सामाजिक विश्वजनीनतों - 


कठिनाइयाँ ( मुश्किलें ) हैं, वह सब इन्हीं तीन के सम्बन्ध में पेश होती 
हैं । गृूहन, गोपन, छिपाव रहस्य ( पोशीदगी, एस्रका, राजदारी, 
“सोक्रोटिवनेस”” ) इन्ही के सम्बन्ध में होता है। इनका सहल 
( सरल ) करने का उपाय जो बताबे, उसकी ओर ख्वाहमखूवाह लोग 
झुकेंगे । 

लेकिन इंन दोनों दलों ( तबक़ों ) ने, ऊपर कही इन्सान की चार 
फ़ित्रतों और किस्मों को, नहीं जाना माना है; अपने अपने स्कीम, सिस्टेम, 
नज़्म, व्यवस्था में उनका लिहांज़ नहीं क्रिया है; न ज़िन्दगी के चार हिस्सों से 
ही काम लिया है| इसका नतीजा यह है कि दोनों में से हर एक के अंदर 
बहुत विवाद, तनाज़ा, खड़ा हो गया है; ओर दोनों के दो मूजिदों ने, उपज्ञा- 
ताओं ने, यानी माक्से और फ्राथड ने, जो उम्मीदें बाँधी थीं बह पूरी नहीं 
हो रही हैं । प्रत्युत ( बर अक्स इसके ), भारत में हजारों व्ष से चातुबेण्य 
और चातुराश्रम्य की व्यवस्था चत्नी आ रही है, क्योंकि इनके आध्यात्मिक 
सिद्धांतों की नीवी पर अब भी कुछ न कुछ ध्यान बना है, यद्यपि ( अगरचि) 
वह ध्यान बहुत अस्त व्यस्त ( मुन्तशिर ) हो गया है, ओर इस हेतु (वजह ) 
से भारी दोष, दुदेशा, परवशतता ( नुक््स, फ़ज्जीहत, गुलामी ) यहाँ उत्पन्न हो 
गई हैं। यदि उन सिद्धान्तों पर उचित रीति से ध्यान दिया जाय, ओर 
सात्तिक-रा जस-तामस प्रकृतियों के भेद ( तफ्रीक्ृ, तमीज ) के अनुसार तीन 
प्रकार के आहार ( रिज्ञा ) का ( जो गीता में कहे हैं ), चार तरह की जीवि- 
काओं ( मआशों ) का (जो मनुस्मति में कही हैं ), तथा आठ प्रकार के 
विवाहों ( निकाहों, इज़द्वाजों ) का ( जो भी मलुस्सति में कहे हैं ) प्रबन्ध 
किया जाय, ओर विशेष दशाओं ( खास सूरतों ) में, कामशासत्र में और 
आयुर्वेद में ( जो भी वेद के अ्रज्ञ हैं) कहे हुए उपायों से काम लिया 
जाय, तो अन्न-बस्र॒ सम्बन्धी, परिप्रह सम्बन्धी, तथा कामवासना 
सम्बन्धी, सभी क्ल्ेशों ( दिक्‍क्रतों) की चिकित्सा (इलाज ) ठीक- 
ठीक, जहाँ तक मलुष्य का वश ( इन्सान का क्राबू ) चल सकता है, 
हो जाय । 

आइड आदि का शुरू से कहना था कि, नाड़ी सम्प्रदाय ( नवस 
सिस्टेम ) के बहुतेरे विकार ( न्यूरोसिस ) क्रिसो न किसी प्रकार के काम- 
सन्‍्ताप से उत्पन्न होते हैं; रोगी उस कारण ( सबब ) के अपनी संज्ञा (होश, 
कान्शसनेस”) से दवा, हटा, भुला देता है, क्योंकि उनकी स्मृति (याद) पीड़ा- 
जनक ( तकलीफदिह ) होती है; बीमारी के कारण के कुछ दूसरा ही सम- 
भाने मानने लगता हे, पर यद्‌ चिकित्सक (तबीब) मित्र भाव से, बरस दो 
बरस तक उससे रोजाना बात करता है, पारस्परिक श्रद्धा और स्नेह (बाहमी 


, साम्यवाद ओर कामीयवाद का शोधन ९१ 


एतबार व मुहब्बत )5 उत्पन्न करे, ओर विविध रीतियों ( ख्रास तरीकों ) से 
( जिस टेकनीक! को फ्राइड ने ईजाद किया है ) उस भूली दबी स्थृति को 


१ इस सम्बन्ध में साइको आनाकदिसिस के शाद्धियों ने [7978/2720०८ भौर 
ए6४6००६ ९४४00प्0, [0९7स्‍6८६ 0प5(, शब्दों का प्रयोग किया है । 
धूल ६6 ९०प्राइ९ 07 गार्धाएट८४ 8६४६7767४ . ५ ० « * 06 98276 पछा)- 
2८०7्5०४०००४ए ६8757703, (० 6. ध्यर्भज४:-एजअंसंश7, ४768 ९€7708075 76 
988 6६ 47 ६7763 [038६ 407 ६79 07 ६08४ (27807 प्‌ धा78 एड 2९207765 
0 पाए (768 480067, ६6 85060, (36 [0767, ४76 7५८७6 ; शाएे 57 6 0 फाण 
$3 970]००९४० ६6 98४९:६४४ ०07765907ठ 08 7700व 0 7809९00, ॥770800प, 
पगरडबध5460 0697०, ]०४०प०४०७, एंग्रात-आार०.- त6९ध्यावेध्व2४ धावें. 06. ॥६8. 
॥99 ३8 (6 0६0967670०९, ६0 ४76 27298 एात प58035॥60 ९7४0007 [6६ 
०ए ४०7 3006 €2८6# €96श्ा८७ | 220. 7९38670-08ए घार003 6 
बाग एंड 87० (/2९ए 0०7८०४ा60 जश्ञां0 ब्/थाएडआं॥ए बाते खाधगाहए. ०00: 
80005 ६96 छथ्ाार्श278708 48९[; (708060,.. /7&€व ढक्व॑ 427572/8 25979" 
८०९४, 0. 50 ; 86९ ४50 मिल्पत, (8 (॥/7808742/#८67 57४49, 9-79, श१0 
867० 4427/07%9 /2८/॥/2८४ ०८ 2259८/०-6&2847फ73575, 90. 360, 374 
गुरुशिष्य भाव में ये सब अन्तर्गत हैं। इस भाव के गुण भी और दोष भी 
जानकारों को मालूम हैं। 
प्रायशों गुवो, मित्र १, शिष्यवित्तापदहारकाः । 
विरलाः गुरवस्ते ये शिष्यसन्तापद्ारका: ।। 
फ़ारसी में भी कह है, 
चूँ. बसा इबक्ीस आदम-रूप अ्रस्त | 
पस बहर दस्ते न बायद दाद दस्त ॥ 
तथा, स्वमेंव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेंव । 
स्वमेव विद्या द्वियं स्वमेव त्वमेव सर्व मस देवदेव' ॥ 
प्रायः अरब इसी देतु से साइको-आनाकिसिस के सभी भ्रवांतर भदों के 
विश्वासी और अकारों के भ्भ्यासी समझने और कहने लग गये हैं कि 099070-879- 
00 6४7 8६ 48 0९3६ 45 3 97006९85 0 #४-८८४८००:/०%5, 
अर्थात्‌ सानस-चिकित्सा का उत्तम रूप “पुनः संस्कार” है, जिससे रोगी 
चित्त मानो नया हो जाता है, “प्रणवी-भवति””, उसकी दृष्टि नई हो जाती है, और 
इस किए सारी दुनिया उसके लिये नई हो जाती है। इस प्रकार का द्वितीय जम्म, 
जीणं शीर्ण का पराकाष्टा का प्रणवी-करण, विषादी का प्रसादी-करण, म्यं का अमर- 
पक डिक हक का जम: परवश का आत्मवश-करयणा, जौचास्मा, का 
ब्क से द्‌ू 
पा श३कापल २१७३; शनि जेकूकल पा कप. किलर 
ता ह। तभी “नष्टो मोदः स्मृतित्नब्धा”, यह बात सक्य होठी है । 


९२ दर्शन की सामाजिक विश्वजनीनता 


फिर से उद्बुद्ध करे, जगावै, असम्प्रज्ञातावस्था ( बेहोशी की हालत ) से 
सम्प्रज्ञातावस्था ( होश को हांलत ) में लावे, ओर उस छिपी कामवासना 
(शहब॒त) की पूर्त्ति, शब्दों के द्वारा बणन कर देने से ही, करा दे, तो वह रोग 
मिट जाता है । लेकिन अब न्यूरोसिस” की इस ग्रकार की चिकित्सा (इलाज) 
करने वालों को अनुभव (तजबा) अधिकाधिक (ज्यादा-ज़्यादा) होता जाता है 
कि ऐसी चिकित्सा में कई बड़े अपरिहाय दोष ( ल|इलाज खराबियां ) हैं; 
जे। अपनी या दूसरे की, उत्पथ कामवासना ( नाजायज्ञ शहबत ) और उस 
की वजह से अपने को पहुँची हुईं तकलीफू, सदसा, शम , समाज के भय से, 
या किसी दूसरे हेतु से, दबाई ओर भुलाई गई थी, वह जब चिकित्सा की 
सहायता ( मदद ) से निभेय ( बेखोफ ) होकर जागी, तब मनुष्य को, खत्री था 
पुरुष को, उच्छुड्डल बना कर, समाजविरोधी कुत्सित मार्गों ( जमाअत के 
मुखालिफ़ मातूब राहों ) में ले जाती है, यद्यपि बह विशेष 'न्‍्युरोख्िसि! रोग 
दूर हो जाता है; और यदि उन कुत्सित मार्गों में, समाज के भय से, या अन्य 
हेतु से, मनुष्य न जा सका, ओर वासना को उन मार्गो' से तृप्त न कर सका, 
न उसके भीतर रवय॑ इतना आत्मबल ( रूहानी कूषत ) ओर धम्म-भाव 
( अक़्ले सलीम, नेक नीयत) उत्पन्न हुआ, कि वह आप ही उस दुर्वासना को 
चित्त से बुद्धिपूर्वक दूर कर दे; तो अन्य घोर विकार उत्पन्न होते हैं-- 
इत्यादि । 
फ्राइड आदि की गवेषणा ( तफ़्तीश ) और लेखों से निश्चयेन (यक्री- 
नन्‌ ) बहुत सी ऐसी बातों की मालूमात ( ज्ञान) साम्प्रत काल ( इस ज़माने ) 
में पुननंव ( ताज़ा ) हुई', ओर जनता ( अवाभ ) में बढ़ीं ओर फेलीं, जिन 
पर पहले बहुत कुछ पर्दा डाला रहता था, ओर जे मालूमात कुछ थोड़े से दी 
अनुभवियों ( तजबाकारों ) शाख्तरियों ( आलिमें। ) और बैद्यों ( मुआलिजों ) 
के द्र पर्दा ( गोपनीय भाव से ) रहस्य ( राज ) के तौर पर पुश्त दर पुश्त 
_ $आंब्; (अक्सर) विदित ( मालूम ) हुआ करंती थीं, और वह भी असम्बद्ध 
रूप (बेसिलसिला, ला नज्म, शक्ल ) से | इस प्रकार के ज्ञान के पूर्वापर 
फंस्बद्ध ( मुसल्सल ) शाक्त के रूप में प्रसार होने से, निश्चयेन, कुछ लाभ 
( फ्ॉजिंदा ) हे। पर, जब शास्त्र सम्पूर्णा नहीं, सवागशुद्ध सवोगसम्पन्न 
€ सहीहव मुछझृम्मल ) नहीं, शाल्षाभास ( नक़ली इल्म ) की ही अवस्था 
( हालत ) है कब उससे, अगर कुछ लाभ है, तो हानि ( नुकुसान ) अधिक 
«* ज्यादा ऊैहै।.. 
है ही 






८ .#. # ३८ है ९ 


नीम हकीम ख़तरदइ जान ॥ 





साम्थवाद और कामीयवाद का शोधन ५९३ 


,फ्राइड आदि के विचारों में जे। कुछ तथ्य ( सचाई ) की छाया वा 
थाभास ( साय३, झलक ) या अंश; जुज्ब) है, उसका ताक््विक और पूण 
रूप सब आत्मविद्या में ही मिलता है। काम के विग्रल्नम्भ से दस दशा जा 
उलज् होती हैं, जिनमें सम्पलाप, उन्मोद, व्याथि, जड़ा, और मरण' तक 
शामित्र है, उनकी चचा। उनकी चर्चा साहित्य शाल्र में ( जो भी सम बेद्‌ का अंग है ) 

' की है। भत हरि ने भी कहा हे, 
४७७७ एण | 


:4+६(४ आचरव' 4४ +7०२/३(॥क॥अल रै+-*जनरूपलञाका 4१७१९ 


ते कामेन निहत्य निंद यतरं नग्नीकृता: मुण्डिताः 
केचित्‌ पंचशिखीकृताश्च जदिलाः कापालिकाश्चापरे। 


अर्थात्‌, कामदेव की निर्दय मार से घायल ( जख्मी ) बेचारे तरह 
तरह के फकीरी पन्‍थों मे शामिल हो कर कोई तो नग्न (बरहना) फिरते हैं, 
कोई सिर मंंडाये रहते हैं, कोई पाँच शिखा रख लेते हैं, कोई जदा बढ़ा लेते 
हैं, कोई कपाल लिये फिरते हैं; यह सब निशान कामदेव की मार के ही है । 


रवयं वेद का वाक्य है-- काममय एवायं पुरुष:” | फ्राश्ड आदि ने 
जे सामग्री बड़े परिश्रम से एकन्न की है, उससे ऐसी ग्राचीन उक्कियों के कई 
अंशों की अच्छी व्याख्या होती है। पर सब अंशों का, और गंभीर तत्व का, 
उनके पता नहीं है। स्ली-पुरुष का भेद ही क्‍यों हे, इसका अन्वेषण उन्होंने नहीं 
किया । काम ( इश्क़, शहवत ) का तत्व क्या है ; काम का रूप एक ही है, या 
कई, ओर कोन मुख्य रूप हैं, ओर क्यों; इसका निर्णय उन्होंने नहीं किया। 
किसी रोगी पुरुष वा सतत्री के चित्त में लुप्त स्मृति के जगाने का फल अच्छा, 
किसी में बुरा, क्यो' होता है; एक ही प्रकार के काम के व्याघात से, मिन्न 
व्यक्तियाँ के भिन्न अकार के रोग क्‍्यो' होते हैं; भिन्न प्रकृतियाँ क्यो हैं, और 
के हैं; इन बातो' के नहीं निश्चय किया | विस्मृति से विशेष प्रकार के रोग 
क्यो' होते हैं, स्मृति से क्‍यों अच्छे हा जाते हैं, इसका तत्व नहीं पहिचाना | 
यह सब तत्व आत्मविद्या से विद्त हे।ता है* । 


3 कछड्थाप्य्यांग्रतेंदत॑ ब्णते ४०077... वी ; प790०, 7780४॥79, 
06९ प्रश्॑005, ॥#[पटं?4४003, सपरं०75 ; [ए/॥एडॉ28 04528829 0६ ५०७४0प5 
8075 ; 99007, 85ए7९0[0९, 7०/०४/५०५४; 062४7, 


२ इन बातों पर प्राचीन आत्मविशा के विचार, मैंने, ए० ८४ के फुटनोट में 
कहे, अनन्‍्थों में दिखाने का यरन किया है। साक्स झादि की विचार-घारा की विशेष 
समीक्षा परीच्ा .4700876 ए8, 2(०वैं७० 500697ग्ग6 50997879 नामक भ्थ 
में मैंने की है। तथा फ्राइड आदि की, 47067॥ 8. (06७7 ?8ए0॥० 
:0099]ए28 नाम की पुस्तक में, जो अभी छुपी नहीं है । 


९४ दर्शन की सामाजिक विश्वजनीनता 


मूल विस्मृति ( फ्रामोशी ) यह है कि आत्मा अपने को भूल जाय; 
परमात्मा अपने के शरोर में बद्ध जीवात्सा समझने लगे; यह भूल ही, यह 
अविद्या,अज्ञान, ही, काम, वासना, रृष्णा,अस्मिता, का बीज है। उस अस्मिता 
( खुदी) के तीन क्रम ( दर्ज ) हैं; अहं स्याम्‌ (लोकैषणा, में बना रहूँ), अहं 
बहु स्थाम्‌ (वित्तेषणा, में बहुत बड़ा दोऊँ), अहं बहुधा स्याम्‌ ( दार-सुतैषणा, 
में बहुतो' पर प्रभाववान्‌, बहुरूपी होऊ, अपने ऐसे बहुतों के पेदा करूँ 
ओर ब मेरी भक्ति करे ओर आज्ञा मानें )। दार-सुतैषणा, मैथुन्य काम, 
यह काम की घारतम अवस्था, परा काष्ठा, है। “सर्वेषां(सांसारिकाणां)आनंदानां 
उपस्थ एजैकायनम!?” (बृहद्‌ उपनिषत्‌ ) जैसे आँख सब दृश्य रूपो' का कंन्‍्द्र हे, वेसे 
ही।प्रजनन इन्द्रिय सब सासारिक आनन्दों का एकायन केन्द्र हे। फ्राइड ने इस 
तथ्य का आभास प्लेमर-प्रिसिपल्ष!* के नाम से पाया और दिखाया है। पर, 


यश्च अ्रकामहतः एघ एवं परम आनन्दः, एको द्रष्टा अद्वेतो भवति, 
एतस्यैवानंदस्थान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवंति | ( बृहद्‌ उपनिषद्‌ ) 


इस अत अहन्ता के, इस ल्ञा-तश्रीक, ला-सानी, ,खुदाई के, 
इस सा-सिवा अल्लाह की, कि “ मेरे सिवा ओर कोई कुछ कहीं है ही 
नहीं ”, ला-इन्तिहां ख़ुदी के, परम आनन्द के, जिसकी छाया मात्र सब 
हेतभाव की अस्मिता के आनन्द हैं, उन्हें-ने स्वप्न में भी, दूर से भी, 
नहीं देखा; इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। जिस वस्तु के फ्राइड ने (रियालिटी 
प्रिन्सिपल””” का अति ऋत्रिस ( मस्नूई ) और अ्रमावह ( ग़लत ) नौम दिया 
है, जिससे अथ प्रकट ( मुनकशिफ ) दोने के बदले ( एव ) छिप जाता है, 
उसको उपनिषदो में “भय” के नाम से कहा है , संसार हंद्वमय है, “कुल्ले- 
शयीन्‌ ज्लौजैन्‌ व जिदेन्‌” ; आनंद का विरोधी भय है; दोनो ही तुल्यरूप से 
(रीयल? वास्तविक हैं, या दोनों ही 'अन्‌-रीयल” मिथ्या हैं; “तस्थ भयाद्वायुर्वाति 
तस्य भयात्‌ सूयस्तपति” एक तरफ़; दूसरी तरक्र, “आनदाद्‌ क्षेव जातानि 
जीवंति, आनन्द प्रयन्त्यमिसंविशन्ति” ; उसी के खाफ़ से हवा चलती रहती 
है, ओर सूरज तपता रहता है, ओर उसी के सुरूरे ज्ञाबेदानी, शादमानी, 
मस्ती से सब आलम, सब रहें, सब जाने', पैदा होती हैं, और उसी में जा 
सेती हैं। दोनों की, खैफ और मसरंत की, भय और आनंद की, दवाम! 
तहरीक ( सतत प्रेरणा ) से संसार चक्र ( चर्खि दहर ) घूम रहा है । 





एछ६४४प/९-२ ४ एठां06; ऐेलशा५ए-एलंग्टाए6; 776प0,. /#/॥/०वं४८707%#  7.८६- 
मिल्‍ड8 28 265267#7-4842/ 85 9. 299, (979 ; 4933), 


दर्शन से सब क्लेशों की चिकित्सो ९५ 
इस चकर के दुःख से आदमी छुटकारा चाहे तो उसके इसके सुख के 


९. शि में ३ 
भी छोड़ देने पर कमर बांधना होगा, और यह याद करना पड़ेगा कि में तो 
हाड़ माँस नहीं”, “में आत्मविश्वास ही”। 


विशेष प्रकार के नाड़ी रोग, न्यूरोसिस, खास किस्म को याद जगाने 
से दूर हो जाते हैं, यह ठीक है; लेकिन अक्सर नहीं भी होते, क्योंकि स्व्राहु 
( खुश जायका ) भोज्य पदार्थों (खाने क्राबिल चीजों ) की याद करने से ही 
भूख नहीं मिटती, “मन मेदक नहिं भूख बुताई”, बल्कि कभी तो और जोर 
पकड़ती है ; और बीमारी के फिर से उभरने का डर भी सवथा (कुल्लन) नहां 
मिटता । इसलिए जे मनुष्य “स्मृतिल्लाभ” (याद की बाजयाबी) के गुणों (नक्रो) 
को ठीक-ठीक जानना और अनुभव करना चाहे, दुःख के जड़ मूल का 
ऐकान्तिक आत्यंतिक ( क़त्तई व दवामी ) नाश ( दफा, इज़ाल ) चाहे, उसके 
आत्मविद्या की ही शरण लेना ( इल्मिरूह, इलाहीयात, तसव्वुफ, पर ही तब- 
क्कुल करना) पड़ेगा, और नीचे लिखे श्लोकों पर ध्यान देना होगा, जिन के दी 
अर्थ के व्याख्यान का अति दुबंल अयल्न इस अंथ में यहां तक किया 
गया है । ४ 

थोड़े में, इन श्लोकों का आशय यह है | आत्मा की स्घृति ज्यों ज्यों 
उज्ज्वल होती है, त्यों वयों मोह नष्ट होता है; सब सन्‍्देह दूर हो जाते हैं; 
हृदय मे चिरकाल से गठी अस्मिता, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, भय, ईष्यों 
आदि की गांठे कट जाती हैं ; मत्य मनुष्य अमर हो जाता है, निश्चय से 
जान जाता है कि मैं अमर हूँ। विशिष्ट उत्तम ज्ञान, ओर वासना का क्षय, 
और भेद्‌ भावात्मक मन का नाश-यह तीन साथ साथ चलते हैं, यही हृदय 
की गांठों का कटना, उल्नकनों का छुलमाव, है | विषयों का ध्यान करने से 
उनमें आसक्ति, उससे काम, उससे क्रोध, उससे मोह, उससे स्मृति का अंश, 
उससे बुद्धिनाश, उससे आत्मनाश होता है। राग ह्व ष ज्यों ज्यों कमर होते 
हैं दों त्यों चित्त मे प्रसाद होता है, बुद्धि स्थिर होती है, दुःख मिदते हैं । 
यतियों का परम कर्चव्य हे कि काम-बासना की जटाओं को, हृदय की गांठों 
के, आत्म विद्या के अभ्यास से काठें, और आत्मा की स्मृति का, आत्मा के 
ज्ञान का, लाभ करे, ओर सब प्रकार के भयें से, अन्तक यम के, स॒त्यु के; 
भय से भी, स्वयं मुक्त हां, ओर दूसरों के मुक्त कराबें। आत्मा का अवसाद 
भो, आत्मा की अहंकारात्मक संभावना भी, दोनें ही पतन के द्वेतु हैं ; दोनों 
'से बचना चाहिये | आहार की शुद्धि से सत्त्व को शुद्धि, उससे स्मृति का 
त्वास, उससे सत्र हृद्य की प्रथियां का मेकक्षण होता है । तब राग द्वेष से मुक्त 
जीव के भगवान्‌ सनत्‌ कुमार, जो परमांत्मा की विभूति ही हैं, सब हृदयों मे 
स्थित हैं, तस स्‌ के परे आत्म-ज्योति को दर्शन कराते हैं।॥ 55॥ 


4६ दर्शन कौ सामाजिक विश्व॑जनीनता 


नश्टो मोह, स्घतिलंब्धा', ल्वत्पसादान्मयाब्च्युत | 
स्थितोडस्मि_ गतसन्देहः, करिष्ये बचन॑ तब ॥ (गीता ) 
भिद्यते .. हृदयग्रथि:', . छिलेते सर्वसशवाए |” २, छिद्यते संवंसशया:* | 

क्षीयंते चाउस्थ कर्माणि तस्मिन्‌ इृष्टे परावरे | (मुंडकोपनिषत्‌) 
यदा सवे प्रमिद्ंते दृदयस्येह अंथयः* । 

यदा सर्वे प्रमुच्यंत कामा" येडस्य हृदि श्रिताः | 

अथ मरत्येड्मतो भवति, अन्र ब्रह्म समक्ष ते। (कढोपनिषत्‌) 
वासनाज्षय-विज्ञान-मनानाशै: महामते । 

विभेद्यंत चिराम्यस्तें: . द्वदयग्रंथयो इढ़ाःः ॥(मक्तिकेपनिषत्‌) 
ध्यायतीं विषयान्‌. पुंसः  संगस्तेषुपजायते । 
संगात्संजायते. काम:,  कामात्रोघेडमिजायते ॥| 

क्रोधाद्‌ भवति संमोह:3, संमोहात्‌ स्मृतिविश्वमः5 । 
स्मृतिश्र शाद <बुद्धिनाशो," बुद्धिनाशातू प्रणेश्यति ॥ 
रागद्वेपवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रि यैश्चरन्‌ । 

आत्मवश्यैविं धेयात्मा प्रसाद६ मधिगच्छुति ॥ 

प्रसन्नचेततीा!। हथाशु बुद्धिः पयंवतिष्ठते* ॥ ( गीता ) 
यदि न समुद्धरन्ति यतये हृदि कामजदाःे 
दुरधिगमोइसतां दहृदि. गतोडस्मृत*कंठमणिः। 


असुतृपयागिनामुमयताडपि भय॑ भगवन्‌ 
अनपगतान्तकादनधिरूढ़पदादू भवतः ॥ (मागवत) 
उद्ध रेदात्मनाड5त्मानं, नाउत्मानमवसादयेत्‌< | 


आत्मैव हृथ्यात्मनो बंधुरात्मैव. रिपुरात्मनः || 
आदये5डमिजनवानस्मि केउन्येडस्ति सहशो मया | 
ईश्वरोड़्मह भागी, इत्यज्ञानविमेहिताः || 
झात्मसंभाविता:ः स्तब्धा: धनमानमदान्विता: | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतंति नरकेज्शुचो ॥ ( गीता ) 


आहारशुद्धो सत्त्तशुद्धि;, सत्वशुद्दौ भुवा स्मृति, स्मृतिलम्मे१ ७ सर्वग्रन्थीनां १ 
विप्रमोक्ष १ * । तस्मे स्द्तिकपायाय तमससस्‍्पार दर्शयति भगवान्‌ सनत्‌ कुमारः ॥#*॥ 
ल्‍र९ट0ए2४ए 00 एषा7677, + (०07 6०5९३ 3 [00090, . वेंशप075, 
पशप्रिला।भं।009,.. पंग्राड,. ४छापिशआंता 0 माला0ए. +.,055 . ० 
पप्तेढाअब्ातंगए,.. | शॉग्टंताए,. पलंताए, १5६6४०0ए चा06:5:४7078, 
5झात्मावसादअंधि: फव्किए्ताए,... 60४ए76०5,. * * झत्मसस्भावन-अंथिः, 
580७6४०४६७० ०07067७ * 86078 ६९७ ; 50ए7४2, ।8-809702, 07880ए7४ 
0६ ४6 6077९5९७; ।005867708, प्र/५772, ० ४९४ 7९४:६४-६४०(४8. 


अध्याय ७४ 


“द्र्शना-शब्द; 'दशेना-वस्तु; दर्शन'-प्रयोग 
॥ ० ॥ हदिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 
तत्व॑ पूषन्नपावृगु सत्यधर्माय दृष्ये! ॥ ४० ॥ 
( ईशोपनिषत्‌ ) 

“सोने के पात्र से सत्य का मुख ढेंका है। हे पूषन्‌ ! सब जगत 
का पोषण करने वाह परमात्मन ! अन्तरात्मन ! उस ढकने को हटाइये, कि 
सत्य अर्थात्‌ ब्रह्म का, परमात्मा का, आप का, ओर सनातन ब्रह्म परमात्मा 
पर प्रतिष्ठित धर्म का, कत्तंव्य का, आत्मज्ञानानुकूल, आत्मविश्वासम्मत, 
कर्तव्य धरम का, 'दशन' हम को हो !” 


जी 
दशन -शब्द 
दर्शन! शब्द का प्रयोग, प्रस्तुत अथ में, यथा 'घड़द्शनः, 'सर्ब-वृशन- 
संग्रह', कब से आरंभ हुआ, इस का निश्चय करना कठिन है। इंशोपनिषत्‌ 
का जो श्लोक ऊपर उद्ध्षत किया है, उस में “हृष्टये” शब्द आया है। प्रसिद्ध 
है कि इंशोपनिषत्‌ , शुक्तयजुर्वेद संहिता का अंतिम, अर्थात्‌ चालीसवबां 
अध्याय हे | स्थात्‌ 'हश* शब्द का इस अथ में श्रयोग यही पहिला हो 
दशन' की शक्ति का लाभ करने के रहस्य योगमार्गीय उपाय 
इस ओपनिषदी ऋच! का अर्थ 'रहस्यः है--ऐसा अभ्यासी बिरकों से 
सुनने में आया है। 'मुंडक” उपनिषत्‌ में कहा है कि, “शिरोत्रत॑ बिधि- 
बशस्तु चीण”, जिन्होंने (शिरोत्रतः का विधि से अभ्यास किया है, थे ही 
सत्य-दश न, आत्म-दशन, ब्रह्म-दशन, तथा सनातन आत्मा पर प्रतिश्वित सत्य 
सनातन धर्म का दशन, करने की शक्ति पाते है | 'शिरोत्रतः का वणन देंगी 
भागवत के ग्यारहवें रकंघ में किया है । यम-नियमादि से शरीर और चित्त को 
पवित्र करके, एक. प्रकार के विशेष ध्यान द्वारा, सिर के, मस्तिष्क के, भीतर 
वत्तमान “चक्रों,, पद्मों', 'पीठों?, 'कन्दों' ( 'लतायफ़ि-सित्ता' ५ का उज्जीवन 
उत्तेजन, संचालन करने का अभ्यास करना--यह 'शिरोत्रत” जान पहुता है । 
अंग्रेज्ी में इन कंदों' ( 7लडज़' प्लेक्ससेज! 'गांग्लिया? ) को “पिठुइंदरी 
93 


९८ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


बाडी,” 'पाइनीयल ग्लेंड', आदि के नाम से कहते हैं '। 'पाइनीयल स्लेंड' में 
कुछ पीले अगा रहते हैं; स्थात्‌ इसलिये 'हिरण्मय! कहा है; इस को संस्कृत में 
दिवाक्ष' 'दिव्यचक्षु” 'ठृतीय नेत्र आदि भी कहते हैं *। अपवित्र अशुद्ध मन 
ओर देह से अभ्यास करने से घोर आधि-व्याधि उत्पन्न हो जाती हैं । वेदों के 
अन्य संत्र ऐसे 'रहस्यों' का इशारा कहते हैं । यथा, 
क्रचो अक्षरे परमे व्योमन्‌; तस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति; य इद्विदुस्तत्त इमे समासते ॥ 
शंकराचार्य ने, इस का अथ, श्वेत।श्वरोपनिषत्‌ के भाष्य में, इतना ही 
किया है कि “आकाश-सदृश अक्षर परम ब्रह्म में, सब देव आश्रित होकर 
अधिष्ठित हैं; उस परमात्मा को जो नहीं जानगा, वह ऋचाओं से क्‍या 
करेगा ? जो उसे जानते हैं, वे ये कृतार्थ होफर बैठे पर अभ्याण्ियों से 
सुनने में आया है कि 'व्योम' शब्द का अथे, ऐसे प्रसंगों में, प्राय: शिरः 
कपांलांतगंत आकाश होता है; तथा ऋचः, दिवा:, आदि का अथथे, मस्तिष्क 
ओर पृष्ठबंश में स्थित, विविध ज्ञान-क्मेंद्रियादि से संबंध रखनेवाकी 
विविध नाड़ियों ओर नाडिप्रंथियों, चक्रों, का होता है । इन के पोषण और 
उपोह्वत्तन से सूचंम पदार्थों के 'दर्शन!, दिव्य भावों के 'ज्ञान!, की शक्ति 
बढ़ती हे । 
दशन-वस्तु ह 
आत्म-दरशेन', आत्म-ज्ञानः, ही, भगवदुगीत 'गुद्य?, गुल्याद्‌ गुह्ातरः 
गुहातम?, परम गुह्य', 'सवेगुल्यतम', 'शास्ष” का, वेद-वेदांत का, मुध्य 
ओर अभिम्रेत है| 
मां विधत्तेडभिधत्ते मां, विकल्प्यापोद्मते त्वहम्‌। 
एतावान्‌ सबवेदाथ:; शब्द, आस्थाय मां, भिदाम्‌ | 
मायामात्रमनद्यडान्ते प्रतिषिध्य, प्रसीदति ॥ ( भागवत ) 


“मां! अर्थात्‌ आत्मा, परमात्मा, को ही, तरह तरह से कहना; अहम! 
पदार्थ, आत्मा), 'परमात्मा”-पदार्थ, के विषय में, विविध प्रकार के 
विकल्पों ( क़यासों ) को उठाकर, उन का अपोहन, खंडन, निरसन, प्रतिषेध, 
( इनक़रिता ) करना; 'मां! परमात्मा को, ही, सब शब्दों से, तर्कों' से, आस्थित 





१ (9209, [स्‍02५868; ए0प४/ए 0009, 97768] 86॥0 
* पु, ?, छा8ए8४८ए, 72% “6० 00796, (2.4ए9/' 660,) 
ए० 5, 99.480, ०; 5९५., में इन चक्कों के विषय में, पाठकों को, यदि वे खोज 
करें, तो कुछ इशारे मित्न सकते हैं । 


दर्शन बस्तु ९९ 


प्रतिष्ठित करना; और सब भेदों को 'मायामात्र', धोखा, ( जाल, कितना), हे 
सिद्ध करना; यही समग्र वेद का, समस्त विद्या का, अर्थ दे, उद्देश्य है, 
एकमात्र अभीष्ट लक्ष्य है ।” 

'दर्शना-शब्द का ध्यवहार अन्य ग्रंथों और अथे में 

आदिम उपनिषत्‌ , 'ईश!, में प्रयुक्त होने के बाद, अन्य उपनिषयों में 
बहुतायत से 'दश' धातु से बने शब्दों का, आत्म-द्शन! के अथ में, प्रयोग 
हुआ है । यथा, 

“आत्मा बाडडरे “द्रष्टब्य/ श्ोतव्यो, मंतब्यो, निदिध्यासितव्य/?, “नाउन्यद्‌ 
आत्मनोडपश्यत्‌”, “आत्मन्येवात्मानं पश्यति, सर्वमात्मानं पश्यति”, “श्रात्मनि 
खल्वरे इष्टे श्रते मते विज्ञाते इंदं सर्वे बिदितम, ?, “अआ्रात्मनोवाउडरे दशनेन सर्व 
विदितम”” ( ब० ); “ ब्रह्म ततमपश्यत्‌ 7 ( ऐ,० ); “यत्र नान्यत्‌ पश्यति स भूमा”?, 
#तमस; पारं दशयति” ( छां० ); “अमेददरशन शान? ( स्कंद० ); “यदात्मनात्मानं 
पश्यति” "ब्रह्म तमसः पारमपश्यत्‌”, “स्वे महिस्नि तिष्ठमान॑ पश्यति ” ( मैन्नी० ); 
५तस्मिन देष्टे परावरे” “ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः”? “त॑ पश्यंति यतयः 
च्षीणदोषा:” ( कढ० ); “इृश्यते त्वग्रशथया बुदुध्या:, “बिनश्यत्स्वविनश्यंतं यः पश्यति 
स पश्यति ” ( गीता० ); “ आत्मान॑ पश्याव:” ( छा० ) । इति प्रति । 

प्रसिद्ध छः 'दशैनों' में, पतंजलि के रचे “योगसूत्रों' पर, व्यास नामक 
विद्वान के बनाये भाष्य में, सांख्य के प्रवक्ता अति प्राचीन पंचशिखाचार्य के 
एक सूत्र का उद्धरण किया है, इकमेवदशोन्म + लायक नेक व्यातिरेव दशनम” | इस 
सुत्न का अथ अन्य प्रकारों से पुराने टोकाकारों ने किया है; स्थात यों करना 
भी अनुचित न हो, कि “पुरुष ओर प्रकृति की ' विवेक-ख्यातिः), 'प्रक्ृति- 
पुरुषा-उन्यता-ख्याति', आत्मा और अनात्मा, अहम्‌' ओर “इदम? (वा 'एतत) 
की परस्पर अन्यता की ख्याति अर्थात्‌ ज्ञान--यही एकमात्र सच्चा अन्तिम 
“दशेन' हे (१? 

प्रचलित 'मनुस्मति' नामक ग्रंथ में भी, जो यद्यपि भूल वद्धमनु' 
नहीं कहा जा सकता, तो भी बहुत प्राचीन है, 'दशन' शब्द आत्मज्ञान के ही 
अथे में भिल्नता है । यथा, _ में भल्षुत 03%; 

| वेदाभ्यासस्तपो शानमिंद्रियाणां च॑ संयमः | 

अहिंसा गुसेवा व निःश्रेयलकरं परम ॥ 

सर्वेधामपि चैतेषामात्मश्ञानं परं॑ स्घुतम | 

तदूह्यग्रतय' स्ंविद्यानां, प्राप्यते हम्रतं ततः ॥ 

सम्यग्द्शनसम्पन्न; करमंमिन निवध्यते। 

दर्शनेन विहीनस्त॒ ससारं॑ प्रतिपद्यते ॥ 
3७७७७७४७४७४४४४८७७७४७७- 


१०० दृशन का मुख्य प्रयोजन 


“सब धर्मों, कमे, विद्याओं से बढ़कर आत्मज्ञान, सम्यसदशन, है; 
उस से अमरता, दुःखों से मुक्ति, मिलती हैं ।” याज्षवह्क्य स्प्रति में भी इसी 
श्रथ का अनुवांद किया है । 

इज्याइड-चार-दमा-5हिंसा दान-स्वाध्याय-कर्मणाम | 
अरय॑ तु॒परमो धर्मों यद्योगेनाउडत्मद्शनम ।| 


“योग करके आंत्मा का दशेन करना, अपने सच्च स्वरूप को पहि- 
चानना ( प्रद्यभिज्ञान करना )--यही परम पे है |” 

बुद्धदेव के कहे हुए आयमार्ग के आठ 'सम्यकः अंगों में 'सम्बगू-्दृष्टि 
सब से पहिले है। मैन सम्प्रदाय के 'तत्त्वाधिगम-सूतलाः का पहिला सूत्र 
“सम्यगद्शेन-ज्ञान-चारित्रयाणि मोक्षमाग? है। इस को उम्तास्वाती (वा 
स्वामी ) ने प्रायः सत्रह अठारद सी व पूर्व रचा । 

आंत्मज्ञान, आत्मद््शन, ही मुख्य दर्शन है। मानव जाति के वत्तेंमान 
युग में, ज्ञानेंद्रियों में सब से अधिक बलवान ओर उपयोगी अक्तिः “बच्षु', 
नेत्र! 'नयन! हो रहा है। देख” लेना ही ज्ञान का सब से अधिक विशद 
विस्पष्ट प्रकार माना जाता है; जो सुनते थे शो देग्ब लिया ! श्र॒तिप्रतनक्ष- 
हेतवः', ऐसे सच्चे बिद्वान्‌ जो 'सुनी बात को श्रति-अक्ष, आंख के सामने, कर 
दिखावें! सूफी लोग भी फारसी भाषा में, आत्म-दशम को दीदार” कहते हैं। 
अंग्रेजी 'मिस्टिक' लोग भी उस को 'व्हिकन आफ गाड? कहते हैं | आँख ही 
मनुष्य को रास्ता दिखाती है, उस को ले चलती है, नेता! नायक! का काम 
करती है, इसलिये नेत्र' 'नयन” कहलाती है । 


वाद, मत, बुद्धि, दृष्टि, राय 
विचार की शैली, विचार का प्रकार, मत, वाद', के अथ में गीता में 
“दृष्टि” शब्द मिलता है । 
असत्यमप्रतिष्ठई ते जगदाहुरनीश्वरं । 
अपरस्परसंभूत॑ किमन्यत्‌ कामहैतुकम्‌ ॥ 
एतां “दृष्टि! मवष्टभ्य, नष्टात्मानोडल्पबुद्धय: । 
प्रभव॑त्युग्रकर्मांण; क्षयाय जगतोडद्विताः ॥ 


“बुद्धि थोड़ी; राग-द्वेष ( ख्श्म-शहत ) बहुन; दृष्टि, राय, यह है 
कि दुनिया अचानक पेदा हो गई है, इस का बनाने चलाने सम्हालने वाला 
कोई इंश्वर पदार्थ नहीं; ऐसी “दृष्टि” बाले लोग, अपने उम्र, निदेय, घोर, ऋर 
कर्मी से, जगत्‌ का विनाश करने में, धार्मिक मर्यादा का भंग करने में ही, 
प्रवृत्त होते रहते हैं।” 


स्थानभेद्‌ से दशनभेद्‌ | १०१ 


न्‍्याय-सूत्र के वात्स्यायन भाष्य में भी “ प्रावादुकानां दृष्टथ:, मिलता 
है। किल्‍्ही प्रतियों में “प्रावादुकानां प्रबादा:?, ऐसा भी पाठ है । आशय 
दोनों शब्द का बही है। स्पष्ट अथ में थोड़ा अंतर कह सकते हैं। दृष्टि! 
'दुश न! को अथ है देखना, गिगाह, राय, सत । वाद! अवाद का अथ 
है कहना, राय का जाहिर करना। 'उन को राय यह है? 'उन का कहना यह 
है । दशन' स्वगत, अपने लिये; वाद, 'प्रवाद', उस दशन का विख्यापन, 
प्रवचन, दूसरे के लिये । 
जगह बदली, निगाह बदली 
“प्रस्थानभेदाद दशनभेद?”, यह कहावत असिद्ध है | शिवमहिभस्तुति 
का श्लोक हे, 
। प्रभिन्‍ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
स्थान बदला, दृष्टि बदली | जगह बदली, निगाह बदली । हालत 
बदली, राय इदली | अंग्रेजी में भी यही कहावत हे । 
'पऐेज़ दि स्टेंडप्वाइंट, सच दि व्यू; दि ओपिनियन चेज्ञ ज्ञ विद्‌ दि सिचुएशन ।?* 
महाभारत में ( सोप्तिक पर्च में ) श्लोक है। 
श्रन्यया यौवने मर्त्यों बुद्ध्या भवति मोहितः । 
मध्येडन्यया, जरायां तु सोडन्यां रोचयते मति ॥ 
तस्यैव तु मनुष्यस्थ सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 
कालयोगे विपर्यासं प्राप्याउन्योन्ये विप्यति ॥ 
“जवानी में बुद्धि, मति, एक होती है; मध्यवयस्‌ में दूसरी; बुढ़ापे में 
तीसरी । पिछली बुद्धि पहिली बुद्धि को दबा देती हे ।” इस प्रकार से राय 
या मत के अथ' में, 'बुद्धि' शब्द का भी प्रयोग होता है। 


“दर्शन शब्द का रूढ़ अथे 
तौ भी, अब रूढ़ि ऐसी हो रही है कि इस देश में, , संस्कृत 
जानने वाल्ों की मंडली में. दर्शन! शब्द से, मुख्यतया छः दशन, ओर 
साधारणत: प्राय: सोलह दर्शन, कहे जाते हैं, जिन का वर्णन माधवाचाय के 
सब-दर्श न-संग्रह नामक प्रंथ में कियाहै। चार्वाक, बौद्ध, आहत ( जैन ), 
रामानुजीय, पूर्णप्रज्ञ ( माध्व ), नकुलीशपाशुपत, शैब, प्रत्यमिज्ञा ( काश्मीर- 
शैब ), रसेश्वर ( आवधूतिक सिद्धपारद-एस ), ओलूक्य ( काशाद्‌ वेशेषिक), 
अक्षपाद ( भौतमीय-न्याय ) ; अमिनीय ( पू्े मीर्मासा ), पाशिनीय ( बैया- 
वि लक कक कल मम अल 
१७३ (06 #क्यात0०॥६ 806 पं6 ए९ए; (6 0एं॥आ07 "80228 छा 
(6 5पघ७४०॥7, 


१०२ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


करण ), सांख्य' कापिल ) , पातंजल (योग ), शांकर ( अद्वगत बेदांत ) । 
मधुसूदन सरस्वती ने, महिस-स्तुति की दीका में, प्रस्थानभेद नासक प्रकरण 
में, छः आस्तिक, और छः: नास्तिक दर्शन गिनाये हैं; अर्थात्‌ ( १ ) न्याय, 
वैशेषिक, कममीमांसा, शारीर ( ब्रह्म ) मीमांसा, सांख्य, योग; ( २ ) सौगत 
( बौद्ध ) दर्शन के चार भेद, माध्यमिक, योगाचार, सोच्रांतिक, वेभाषिक; 
ओर चा्बोक और दिगम्बर ( जैन )। 


बाद, पज़्म 


बाद! शब्द में सैकड़ों प्रकार अंतर्गत हैं। फिसो भी शब्द के साथ 

बाद! शब्द लगा देने से एक प्रकार का बाद, एक विशेष सत, संकेतित हो 
जाता है ; जैसे आजकाल अंग्रेजी में इज्म” शब्द जोड़ देने से। एक एक 
दर्शन में बहुत बहुत वादों के भेद अन्‍्तर्गृत हो रहे हैं; अद्वेतबाद, ढेतवाद, 
विशिष्टाह्नतवाद, शुद्धाइववाद, हेताह्तवाद, भेदवाद, अभेदवाद, आरंभ- 
बाद, परिणामवबाद, विकारतवाद, विवतंबाद, अध्यासवाद, आमासवाद, माया- 
वाद, शून्यवाद, इेश्वरवाद, अनीश्वरवाद, दृष्टिसृ ष्टियाद, क्षणिक-विज्ञानवाद, 
सत्कायेबाद, असत्‌कायेबाद, उच्छेदवाद, अनुच्छेदवाद, प्रभूति। अंग्रेजी में 
इन के समान भोनिज्म, ड्युएलिज्म, थीज्म, पेन्थीज्म, ट्रान्सफार्मेशनिष्म, 
रीयलिज्म, आइडियलिज्म, एवोल्यूशनिज्म, एब्सोल्यूटिज्म आदि हैं। बुद्धदेव 
के अक्षजाल सूत्र” में बासठ वाद गिनाये हैं । सैकड़ों गिनाये जा सकते हैं। 
'मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना!। आजकाल नये नये वाद बनते जाते हैं, यथा-- 
व्यक्तिवाद, समाजवाद, जातिवाद, व्यष्टिवाद, समष्टिवाद, वरगवाद, साम्य- 
वाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, श्रमवाद, लोकतंत्रवाद, प्रश्नति। अंग्रेजी में इन 
के मूल शब्द, जिन के ये अलुवादहें, इस्डिबिड्यू लिज्म, सोशल़िज्म, फ्ेशिज्म, 
नेशनलिज्म, कलेक्टिविज्म, कम्यूनिज्म, इम्पीरियलिज्म, कैपिटलिज्म, प्रालिटे- 
रियनिज्म, डेमोक्रेटिल्म हैं । प्रत्येक-बाद-के मूल में एक 'दर्शन! 'फिलालोफी/' 
'सतः (बुद्धि! (राय! 'दृष्टि! लगी है | संस्कृत के प्रसिद्ध दरशेनग्न थों में, यथा 
वेदांत-विषेयेक बादरायण के ब्रह्मसृत्रों पर शंकर के शारीरक-भाष्य, रामा- 
के श्री-भाष्य, वाचस्पति मिश्र की भामती, श्रीहृ५ के खंडनखंडखाद्य, 
तूसुखाचाये की चित्सुखी, मघुसूदन सरस्वती की अद्वेतसिद्धि और संक्षेप- 
रीकट्ीका--अप्पय्य-दीज्ित के सिद्धांतलेश, में; -एवं;--न्‍्याय-विषयक, 
गैतम के न्याय सूत्रों पर वात्स्यायन भाष्य, उस पर उद्द्योतकर का वार्तिक, 
स पर वाचस्पति की टीका; तथा नव्यन्याय-विषयक, गंगेश-कृत तत्त्वचिता- 
णि, उस पर भमथुरानाथी, गादाघरी, जागदीशी आदि टीका; एवं मीसांखा- 
विषयक, जेमिनिक्ृत पूर्व-मीमांसा-सूत्रों पर शाबर भाष्य, उस पर कुमारिल के 


१०७ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


लेकिन, “पढ़े पंडित नहीं होता, पड़े ( सिर पर मुसीबत पड़ने से ) 

पंडिव होता है”, दुनिया ठीक ठीक, अपरोक्त, समझ में आती है । इस समय, 
इसा को बीसवीं शताब्दी के पूववार्ध, विक्रम की बीसबीं शताब्दी के उत्तराध 
में 9थ्बीतल्ू के सभी देशों में, सभी मानव जातियों की, जो परस्पर घोर कल्नि 
ओर कलह की अवस्था हो रही है, उस से यददी अनुमान होता है कि सन्‌ 
१९१४-१८ ३० के महायुद्ध से, मानव जाति है दुष्ट सानस भावों का विरेचन 
प्रयौप्त नहीं हुआ; पुनरपि घोर 'महाभारत' और “यादव-संहारः होगा; ओर 
तभी पुनः अध्यात्म-शासत्र के तत्वों तथ्यों की ओर मनुष्य भ्ुकेंगे, ओर उन के 
अनुसार छिन्न-भिन्न, जोण-शीण, दीन-हीच-क्षीण मानत्र समाज के पुनर्निर्माण 
का यत्न, वर्णाश्रम धर्म की विधि से, करेंगे; जेसा, महाभारत युद्ध के पीछे, 
भीष्म से उपदेश लेकर, युधिष्ठिर ने किया । 

तर्वबुभुत्सया वाद;, विजिगीषया जल्प:, 

चिखरण्डयिपया वितंडा | ( न्‍्याय-भाष्य ) 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रददतामहम्‌ | (गीता० ) 


गीता में कहा है कि “सब विद्याञ्रों में श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या हे ?। 
न्‍्यायशाख््र में प्रसिद्ध है कि, “तत्व के निर्णय के लिये जो बातचीत, बहस, 
की जाय, वह “बाद! कहलाता है; जो केवल वाग्युद्ध में अपने पक्ष का जय, 
ओर दूसरे का पराजय, करने की इच्छा से हो, वह 'जरूप'; ओर जिस में 
अपने मत का प्रतिपादन न हो, केबल दूसरे का खंडन, वह “वितंडा! ।” 
इसलिये बावांल्ाप के प्रकारों में उत्तम प्रकार 'वादः है। यहाँ 'वाद' शब्द का 
अथ शंका-समाघानात्मक, उत्तस-प्रत्युत्तरात्मक, “बहस! है, “मतः नहीं। ' 
अहमहमिका ( हमहता, खुदी, ख़ दनुमाई ) का जोर जब तक है, 'मेरी ही 
राय सहीह, दूसरों की राय ग़लत”, क़बूल करो कि तुम हारे, में जीता',, तब 
तक जल्प, बवितंडा, कलह, हुज्जत, फसाद, जंग और जिद्दाल, का ही जोर 
रहेगा, विवाद में ही रस मिलेगा, वाद और सम्बाद को ओर लोग मन न 
देंगे। तथा अधिभूत विद्याओं की, 'नक्सानियत? की, क़दर बहुत होगी, ओर 
अध्यात्म विद्या का, रूहानियत? का, आदर कम होगा | - 
इसी कठ-हुब्जत से घबरा कर महिसम्नस्तुतिकार बेचारा कहता है-- 
शरुवं कश्चित्‌ संबं, सकलमपरस्त्वश्रवमिदं, 
परो आव्याश्रन्ये जगति गदति ध्यस्तविषये । 
समस्तेडप्येतस्मिन्‌ पुरमथन ! तैविस्मित इच, 
स्तुंबन जिहेमि त्वां, न खलु ननु धरष्टा मुंखस्ता ॥ 
“कोई कहता है कि यह सब सत्य है, भरुव है, कोई कहता है कि 
यह सब असत्य है, अधुव है, कोई कुछ, कोई छुछ; अनंत प्रकार की अस्त- 


वाग्युद्ध का रस १०५ 


व्यस्त बांतों का कोल्ाहल मचा हुआ है| हे परमात्मच्‌ !, तीनों पुर के मथने 
वाले !, ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों शरीरों का, तथा जाम्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति, 
तीनों अवस्थाओं का, अनुभव करने और उस से परे रहने वाले ! उनका 
निषेध ओर नाश करने वाले ! इस सब कोलाहल के बीच में चकित और 
त्रस्त होकर मुझे आप को स्तृत्ति से भी मुह से शब्द निकालते लज्जा होती है, 
ओर कुछ भी कहना ध्रृष्टठता, ढिठाई, जान पड़ती है !” 
परंतु, मनुष्य को प्रकृति ही अविद्या-अस्मिता-राग-दोष-अभिनिवेश! 
से बनी है । जसे क्रिया-परधान, शूर, साहसी, जीबों को भुजञा से, या अख्न-शत्नोंः 
से, युद्ध करने में 'रण-रस' होता है, बेसे ज्ञान-परधान, वाबदूक, विद्वान, शास्त्री 
जीवों को, 'शात्रों' से, 'शास्रार्थ/ विचार के बहाने, जिह्ना से; मल्लयुद्ध करने 
में, अहंकार! का वीर-रस मिलता है । यूरोप देश में भी ओडियम्‌ थियो- 
लाजिह्म्‌! प्रसिद्ध हे । मध्यकाल्लीन भारत की कहानियों में यह कथा शंकर- 
दिग्विजय में कही है, कि जब्च शंकराचार्य अपना शारीरक-भाष्य लेकर काशी 
आये, तब ब्रह्मसूत्र के कर्ता बादरायण व्यास, एक वृद्ध परिडत का बेश 
बनांकर उन से किसी गल्लीं में मिले; ओर वेदान्त-विषयक प्रसंग छेड़ा । फिर 
क्या था, 
दिनाष्टक॑ं वाकूकलहो जजुम्मे | 
आठ दिन रात, गंगा के तट पर, खड़े खड़ ही हुब्जत जारी रही ! 
शंकर का, संडन सिश्र ओर उन की पत्नी परम बिदुषी श्री शारदा 
देवी से, जो शाखाथ्थे हुआ, उस की भी कहानी उसी ग्रन्थ में कही है। आठ 
दिन तक तो ब्रह्मा के अवतार मंडन मिश्र से वाग्युद्ध हुआ । जब थे हार गये, 
तब सत्रह दिन तक सरस्वती की अबतार शारदा देवी से बहस हुई। 
अथ धषा कथा प्रवबूते सम तयो;, अतिजल्पतोः सममनल्पधियो: । 
मति-चातुरी-रचित-शब्दभरी-श्रति-विस्मवीक्षत-विचक्षणयो: ।। 
न दिवा न निश्यपि च वादकथा विरशम, नैयामिककालंमते । 
मतिवैभवादविरतं॑ वदतोर्दिवसाश्च सप्तदरश चात्यगमन्‌ ॥ 
“शब्दों की ऐसी करी लगी, जैसी व्षों में आकाश से जल की 
धाराओं की; सुनने वालों के कान उन की घ्वनि से, ओर मन अचरज से, भर 
गये; नियम के क्ृत्यों के समय को छोड़ कर, हुब्जत बन्द ही न होती थी, 
न दिन में, न रात ही में; सन्नह दिन बीव गये” कवि ने यह स्पष्ट करके 
नहीं लिखा कि खाने के लिये कथा रुकती थी या नहीं; क्योंकि यह ते 'नियम' 
का कृत्य! नहीं हैं; शौच, स्वान, संध्यावंदन, आदि ते नियत हैं, अपरिहार्य 





3009४ (600270प70, 


१०६ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


हैं; पर उपवास तो किया जा सकते हैं। अस्तु ! कथा से यह ते सिद्ध हुआ 
कि मंडन सिश्र का कहना ही क्‍या है, वेदान्त-प्रतिपादक शंकराचार्य भी 
बाग्युद्ध के कम शौकीन न थे। नव्य न्‍्थाय और व्याकरण वालों ने इस कठ- 
हुज्जत के कोशल्न से, निश्चयेन प्राचीनों के परास्त कर दिया है; जो साध्य 
है उस के भूल गये हैं; साधन में ही मग्न हो रहें हैं; इन के कारण, साधन 
भी 'साधन' नहीं रहा, सर्वथा 'बाघन ? हो गया। आजकाल, 'पंडितः लोग 
बेदांत-फेसरी?, 'तक-पंचानन!, 'सर्वेविद्याणव', वाड्मयसावभोस?, “सवेतंत्र- 
स्वतंत्रः, 'प्रतिवादि-भयंकर', आदि पदवियों को धारण करते हैं, आग्रह से 
हे से, रस से | ऋषियों ने ऐसी पदवियां अपने को नहीं दीं। कहाँ आत्म- 
दश न का परस सोम्य भाव, कहाँ हिंख पशु केसरी, पंचानन, अथौत्‌ सिंह 
का भाव । भारतीय जीवन के सभी अंगों में ऐसी ही विपरीत, विपयस्त, बुद्धि 
का राज्य देख पड़ता है । 

अधम घममिति या मन्यते तमसाड्ज्ता। 

सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च, बुद्धिस्सा पार्थ तामसी।। 

“घमे को अधमे, अधर्म को धम्म, जा माने, और सभी बातों को 

उल्नटा करके जो समझे, वह बुद्धि तामसी है ।”” 


भारतवष्े सें बहुतेरे दर्शन होते हुए भी, अंततों गत्वा, सिद्धांत यही 
है, कि आत्मद्शन, अध्यात्मविद्या, ब्रह्मविद्या, वेद का, ज्ञान का, अंत है 
इंतिहा, खातमा, पराकाष्ठा हे । इस में सब विद्या, सब ज्ञान, अंत भूत हैं । 
इस में सब वादों! का 'सम्बाद! हो सकता है, और हो जाता है; क्योंकि 
परमात्मा की अकृति ही “इंह्रमयीः “विरोधमयी? “विरुद्धपदार्थभयी! 
स्विरुद्धधमाणामाश्रय:', अथ च इंदू-पदार्थ-निषेधमयी' है। 
स॒ ब्रह्मविद्यां सबविद्याप्रतिष्ठामरर्वाय ज्येष्ठपुत्नाय प्राह।| (3०) 
यदा भूतपृथग्भाव॑ एकस्थमनुपश्यति | 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा | ( गीता ) 
शानविशानतृसात्मा; गुह्मतर्म शान' विज्ञानसहितं; पाप्मान' ज्ञानविशाननाशनम्‌ ; गी० 
एकेन विज्ञातेन सब बिज्ञातं भवति । 
आत्मा वा अरे द्रष्टच्यः श्रोतव्ये। मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः | 
मिंथते हृदयग्रंथि;, छिद्यंते सबबंसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ ( उ० ) 
“ब्रह्मविद्या सब विद्याओं की प्रतिष्ठा, नीवी, नींव है। जब जीवात्मा 
संसार के असंख्य नाना पदर्था' को एक परमात्मा में स्थित, प्रतिष्ठित; और 
उस एक से इन सब का विस्तार, देख लेता है; तब उस का ब्रह्म अर्थात ज्ञान 


व्यवहार में 'दर्शन' का प्रयोग १०७ 


सम्पत्न परिपूर्ण हो जाता है; और वह स्वयम्‌ जद्यमय हो जाता है। सब 
विस्तार का एक सूल में बंधे देखना--यह 'फ़िलासोफी! है, ज्ञान, प्रज्ञान, है; 
एक मूल से सब के विस्तार को देखना, विशेष के साथ जानना, यह 'सायंस' 
है, विज्ञान है।' उस एक के जानने से सब वस्तु जानी जाती है'। उसी 
आत्मा का दर्शन करना चाहिये। उसका द्शन हो जाने पर हृदय की गाँठ 
कट जाती है, संशय दूर हो जाते हैं, कर्म ज्ञीण हो जाते हैं ।” 


ददशून' प्रयोग । व्यवहार में 

यह सिद्धांत द्वोकर भी, पुनः इस संशय में पढ़ गया, कि आत्मद्शेन 
का प्रयोजन, उस का फल्न, क्या है; केवल आत्मदर्शी जीवात्मा की प्रातिस्विक, 
'इंडिविड्यूअलिस्ट',* शखूसी, इन्‌फ़िरादी, शांति और व्यवहार-त्याग, प्रयक्न- 
त्याग, कमत्याग, संबंधत्याग; अथवा सावजनिक, 'कलेक्टिविस्ट” 'सोश- 
लिस्ट, ३ इज्माई, मुश्तरका, विश्वजनीन, सबबंजनीन, सुख सम्रद्धि के लिये, 
आत्मदर्शी का निरंतर प्रयत्न और व्यवद्ार-संशोधन। बुद्धदेव के बाद इसी 
मतभेद्‌ से हीनयान और महायान सम्प्रदायों के भेद बोद्धों में हो गये | तथा 
शंकराचार्य के बाद, हीनयान के समान आशय का, अर्थात्‌ लोक-सेवा रूप 
व्यवहार के त्याग के भाव का, जोर, 'दश-नामी? सन्यासियों वेदांतियों में 
अधिक हुआ; और रामालुजाचार्य ने महायान के सहश लोक-सेवा लोक- 


सहायता के भाव के जगाया | 

आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, का प्रयोग स्वार्थ ही है, अथवा पराथे भी है, 
यह इस समय भारतवर्ष में बहुत विचारने की बात है।भागवत में, तथा 
अन्य पुराणों में, इस का निर्णेय विस्पष्ट किया है, और आय-सिद्धांव यही 
जान पड़ता है, कि आत्मज्ञान, ल्ोक-व्यवहार के शोधन के लिये, परमेोपयोगी 
है, ओर इस शोधन के लिये उस का सतत उपयोग होना ही चाहिये । 

गुण और दोष ते इन्द्रमय संसार में सदा एक दूसरे से बंधे हैं । 


सर्वारंभा हि देषेण घूमेनामिरिवाइताः | 
नोलन्त गुणवंत्‌ किचन नात्यत देषवत्तथा | (म० भा० ) 


यह भाव भी ठक है कि 
यते यते निबत्तते, ततस्तता विम्रुच्यते। 





१707050०7979ए; 8४०७7०४. 
शुृत्रकाएावैपथए5( 


सा गा है 
3(006८४एां5(; 80९98, 


श्प्प.... दृशन का मुख्य प्रयोजन 


मजधर जिधर से जीव हटता है, जिस का जिस का त्याग करता है, 

उस से उस से मुक्त होता है ।” कैसे कहें कि ठीक नहीं है। 
संन्यास का दुष्प्रयाग 

पर इस में दोष यह पेख पड़ता है कि, सच्चे विरक्त, संसार से सचप्तुच 
छुटकारा पांने की इच्छा करने वाले, सांसारिक वस्तुओं और व्यवहारों का 
निश्छल निष्कूपट भाव से 'सन्‍्यास” करने वाले, छोड़ देने वाले, बहुत कम 
देख पड़ते हैं| वैराग्य के बहाने शारीर स्वाथ के साधने वाले, मिथ्याचारी, 
'सन्‍्यासी” का नाम और वेश घारण किये, यूहस्थों के समान सब प्रकार के 
धन सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहार करते हुए, मनुष्य, देश में बहुत बढ़ गये हैं । 
मनुष्य गणना से, प्रायः तीस, पेतीस, स्थात पचास, लाख तक आदमी, इस 
अभागे देश में, बैरागी, उदासी, सनन्‍्यासी, तकियादार, मुतबल्ली, फक्कीर, 
ओलिया, पंथो, 'साधू'-संत्ः, महंत, का नाम ओर वेश बनाये हुए, काषाय 
ओर 'दल्क़', अलफ़ी ओर खिक्रा, दंथा और गूदड़ी, की आइ में, / जैसे 
यूरोप देश में 'मंक' 'नन! एबट' 'एबेस' फ़ादर-सुपीरियर' आदि ), मठधारी, 
मंडलीश, सब्जादा-नशीन, स्वामी, गोस्वामी, पीठेश्वर, बने हुए, जवाहिर और 
गहने पहिनते, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ओर अब मोटरों, पर सवार द्ोते, राजाई 
ओर नवाबी ठाठ से रहते, ऐश ओर आराम के दिन बिताते हैं: कभी कभी 
तो घोर पाप ओर जुम कर डालते हैं; ओर ग्ृहस्थों के अन्य असझह्य बोमों के 
ऊपर, राज-कर के भार आदि के ऊपर, अपना बोक और अधिक लाद रहे हैं । 


मंदिरों का दुरुपयेग 


दूसरी ओर यह देख पड़ता है कि लोक-संवा, लोक-सहायता, ईश्वर- 
भक्ति और परर्पर-भक्ति, सत्संग, इतिहास-पुराण-कथा, सदुपदेश, संबेजनीन 
प्रेम, के प्रचार के लिये, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी संस्था, बड़ी बड़ी मस्जिद, 
दरगाह, खानक़ाह, बनाई जाती हैं, ओर थे भी, थोड़े ही दिनों में, अपने 
सचब-सत्ताक ( 'पबत्षिक प्रापर्टी) के ) रूप को छोड़कर, एक-सत्ताक ( प्राइवेट 
प्रापर्टी, इंडिविद्युअल् यां पसनल प्रापर्टी!" का) रूप धारण कर लेती हैं | एक 
दल, एक गुट, एक चक्रक, एक पेटक, एक कुल, एक व्यक्ति, की तिजी जायदाद 
हो जाती हैं| कुछ साम्प्रदायिक संस्था तो ऐसो हैं, जिन में से एक एक में, 
हजार हजार, दो दो हजार, रुपया तक, प्रतिदिन, 'भोगराग” में ही खच हो 





१एफ्शाद ए700००; 9779808 97076 ४५, प्रपशंपरैपथ!ं 07 ९०807] 
97078670ए. 


संन्यास, मंद्र, आदि का दुरुपयोग १०९ 


जाता है । थोड़े से आदर्मियों को, कहिये कुछ हजारों को, सुस्वाद भोजन 
का सुविधा होता है, पर करोरों गरीबों का बोक घटने के बदले बहुत बढ़ता 
है | यदि इन संस्थाओं की छाखों रुपये सालाना की आमदनियां, सच्चे आत्म- 
दर्शन, अध्यात्मविद्या, आन्वीज्षिकी विद्या, के अनुसार, जनता की उचित 
बेद-वेदांग-इति8स-पुराण-ज्ञान-विज्ञान के विविध शाद्रों की शिक्षा, तथा 
चिकित्सा और विविध ललित कलाओं और उपयागी शिल्पों की उन्नति, आदि 
के काये में लगाई जाय, तो आज भारतवब का रूप ही दूसरा हो जाय । कई 
मंदिर ऐसे हैं, विशेष कर दक्षिण में, जिन में से एक एक की आमदनी आठ 
आठ, दस दस, पंद्रह पंद्रह लाख रुपये साल तक की कही जाती है | बिहार 
ओर उड़ीसा की महंती गरद्दियों को संकलित, मंजमूई, आमदनी, प्रायः एक 
करोर रुपया सालाना कड़ी जाती है। कोई प्रांत, कोई सूबा, नहीं, जिस में 
हिंदू ध्मत्र देवत्र संस्थाओं और मुसलमानी वक्तफ़ों की आमदनी, पचासों 
लाख रुपयों की मीजान को न पहुंचतो हो । यदि इस सब 'लक्ष्मी” का, उत्तम 
शुद्ध, अद्यमय ओर घमंमय, आत्म-दर्शन के अलुसार, सत्रयोग, सदुपयोग 
किया जाय, और इन सब संस्थाओं के साधु, सच्चे साधु? / साभ्रोति 
शुभोन्‌ कामान्‌ सर्वेषाम्‌ इति साधु : ) ओर विद्वान शिक्षक, सच्चे आलिम 
ओर पीर, हो जाय, तो सब 'युनिवर्सिटियों?, 'स्कूल कालेजों? पाठशाला, 
द्रसों, का काम, उत्तम रीति से, इन्ही से निबहै; और इहलोक-परलोक- 
साधक, दुनिया और आक़बत दोनों को बनाने वाली, अभ्युदय-निःश्रेयस- 
कारक, ज्ञांन-अधक, रक्ता-बर्घेक, स्वास्थ्य-वधक, क्षि-गोरत्ञ-वार्ता-बाणिज्य 
शिल्प-पोषक, उद्योग-व्यवसाय-व्यापार-व्यवहार-शोधक और प्रोत्साहक, शिक्षा 
का प्रसार, सारे देश में हो । 


आत्मज्ञानी ही व्यवहार काय अच्छा कर सकता है 
सांख्य का रूपक है; पुरुष के आँख हैं, पेर नहीं; प्रकृति के पैर हैं 
आँख नहीं; एक लंगड़ा है, दसरी अंधी; दोनों के साथ होने से दोनों का 
काम चलता है । ब्रह्म ओर धर्म, ज्ञान और कर्म, शात्र और व्यवहार, नय 
और चार, नीति और प्रयोग, 'थियरी”ः और 'प्राकटिसः, 'सायंस” और 
शेक्षिकेशन! , इल्म और अमल, का यही परस्पर सम्बन्ध है। इसी लिये मनु 


की आज्ञा है 
॥' सैनापत्यं च राज्य च दंडनेतृत्वमेव च | 


रेस का गा नर" वा वेदशासत्रविदहति 

“सेनापति का काये, राजा का काये, दुंडनता, न्‍्यायपति, प्राइविवाक, 

जज!, मजिस्ट्रेट! का काम, अथ किम्‌ सर्वेज्ञोक के अधिपति का, सम्राट , 
चक्रवर्त्ती, सावभौस, का कार्य, उसी को सॉपना चाहिये, जो वेद्‌ के शास्त्र को 





११० दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


बेद के अंत में, वेदांत में, अथोत्‌ उपनिषदों में, कहे हुए, वेद के अंतिम रहस्य 
को, जानता हो | 
प्रयोग ही प्रयोजन 
प्रयोजन और 'प्रयोग' शब्द एक ही 'युज' धातु से बने हैं। सतज्ञान 
का 'प्रयोजन', उस के संग्रह और प्रचार करने, सीखने सिखाने, का भेरक 
हेतु, यही है, कि उस का सत्‌ अ्रयाग” किया जाय; उस के अनुसार, चारो 
पुरुषाथे साधे जाये । 
पुराणों से निश्चयेन जान पड़ता है कि, आयेभाव, आत्मविद्या के 
विषय में, यद्दी था कि, जब तक शरीर नितांत थक कर जबाब न दे दे, तब 
तक, वानप्रस्थावस्था में भी, जीवन-मुक्त का भी, कत्तेठ्य था, कि लोक-संग्रह, 
लौक-ठप्रवहार, ज्ञोक-मर्यादा, के शोभन रक्षण में, यथा शक्ति, यथा सम्भव, 
यथावश्यक, सहायता करता रहे | 
ब्यास जी के विषय में कहा ह-- 
प्रायशों मुनये लेके स्वार्थेकांताद्यमा हि ते। 
हेपायनस्तु भगवान्‌ सबंभूतहिते रत; | 
प्रह्ाद को वचन है-- 
प्रायेण, देव !, मुनयः स्वविमुक्तिकामाः 
स्व्रार्थ चरंति विजने, न पराथनिष्ठा; । 
नैतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुज्न एक:, 
नानन्‍्य तवद्‌ अस्य शरण अ्रमताउनुपश्ये ॥ ( भागवत ) 


“ऋषि मुनि लोग प्रायः 'स्वाथ! से अपनी हो मुक्ति के लिये, एकांत 
मे, निजन, विजन, मे रहकर, ऐकांतिक यत्र करते हैं; किंतु भगवान्‌ कष्ण- 
ह पायन व्यास, निरंतर सर्वभूत के हित की चिंता में लगे रहे, और उनकी 
शिक्षा के लिये, अति सरस, रोचक, शिक्षक, ग्रंथ लिखते रहे ।” 

मनुस्मृति सनातन-वेदिक-आये-मानव-बौद्ध ( बुद्धिसंगत ) धम की 
नीवी है । उस के श्ल्ोकों से साक्षात्‌ सिद्ध द्ोता है कि, वदांत-शासत्र, अध्यात्म- 
शास्त्र, आत्मज्ञान, आत्मद्शन, को, आचीन काल में, ऋषि विद्वान लोग, 
मानव धसे का मूल और प्रवतेक, नियामक, निर्णायक्र, मानते थे। आदि में 
ही, ऋषियों ने भगवान मनु से प्राथेना किया, 

भगवन्‌ सर्ववर्णानां यथावद्‌ अनुपूर्वश: । 
अंतरप्रभवाणां च॒ धर्मान नो वकक्‍तुमहंसि ॥ 
त्वमेवेकेडस्य स्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः | 
अचिंत्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्वाथविद्यभो ॥ 


आत्मबुद्धि से ही व्यवहार-शुद्धि १११ 


शक 


“अंतरप्रभावाणां च” के स्थान में “सर्वेषामाश्रमाणां च” भी पाठ 
देख पड़ता है ओर अधिक उपयुक्त, प्रसज्ञोचित, न्यायप्राप्त है । ) 

“भगवन्‌ | सब मुख्य बर्णी के, ओर प्रत्यक वर्ण के अवान्तर बर्णा 
के, तथा सब आश्रमों के, धर्मों को, आप हमें बताइये; क्योंकि परमात्मा ब्रह्म 
से स्वयं उपजे स्वयंभू त्ह्मा का विधि-विधान, हम लोगों के लिये अचिंत्य 
अप्रमेय, हे; ध्यानमय, ध्यानात्मक, मानस सृष्टि के तत्त्व को, अस्लियत को, 
कार्य को, उस के अथ, मक़सद, मतलब, प्रयोजन को, आप ही जानते हो; 
इस लिये आप ही इन धर्मा' को बता सकते हो ।”? 

जो आत्मा ओर संसार के सच्चे स्वरूप को और प्रयाजन को नहीं 
जानता, वह धर्म का, कत्तेत्य का, निंणय नहीं कर सकता। हम क्या हैं, 
कहाँ आये, कहाँ जांयगे, जीना, मरना, सुख, दुःख, जीने का लक्ष्य, क्या है, 
क्‍यों है--जो मनुष्य इन बातों को नहीं जानता, वह केत निशय कर सकता 
है कि मनुष्य का कर्तव्य घम कया है । 

मनुस्मृति में और भी कहा है। 


ध्यानिक॑ सवमेवैतद्‌ यदेतदू-अभिशब्दितम्‌ । 

न ह्नध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुते ॥ 

अश्ेम्या अंथिनः श्रेष्ठा:, अंथिभ्ये।! धारिणों बराः | 

,वारिश्यो शानिनः श्रेष्ठा:; शानिभ्ये। व्यवसायिनः ॥ 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा, प्राणिनां बुद्धिजीविनः | 

कृतबुद्धिषु कर्त्तारः, कत्तघु ब्रह्मवेदिनः ॥ 

सरहस्याअधिगंतव्ये वेदः कृत्स्नो द्विजन्मना || 

“जो अध्यात्म-शासत्र को नहीं. जानता, वह किसी क्रिया को उचित 

रीति से सफल नहीं कर सकता | जो परमात्मा जीवात्मों के स्वरूप को नहीं 
पहिचानता, सनुष्य की प्रकृति को, उस के अंतःकरण की वृत्तियों और विकाशें 
को, रागद्वेषादि के तांडब को, नहीं समझता, बह सार्वेजनिक, विश्वजनीन, 
काये, राजकार्य आदि, केसे ४चित रूप से कर सकता है। पदे पदे भूल 
करेगा। ज्ञानियों में वही श्रेष्ठ हैं जो अपने ज्ञान के आधार पर सद्व्यवसाय, 
सद्व्यवहार, करते हैं; बुद्धिमानों में वे श्रेष्ठ हें जो सत्कमंपरायण कर्ता हैं, 
जो कत्तंव्य कमे से जान नहीं चुराते, मुंह नहीं मोइते; ओर कत्तांओं में वे 
श्रेष्ठ हैं जो अह्यवेदी त्रह्मज्ञानी हैं; क्‍योंकि वे ही ठीक ठीक कत्तेव्य और 
अकत्तव्य का, धार्मिक ओर अधार्शिक कर्म का, साक्ष्विक और तद्ठिपरीत 
कमे का, विवेक कर सकते हैं ।” गीता में बतलायां है कि सातक्तिवक बुद्धि वही 
है जो प्रवृत्ति-निवृत्ति, काय-अकाये, भय-अभय, बंध-मोज्ञ, के स्वरूप को ठीक 
ठीक पहिचानती है, अर्थात आत्मज्ञानवती है, वेद के रहस्पर को जानती है। 


११२ दुशन का ![ख्य प्रयोजन 


घमम-परिषत्‌ में, अर्थात्‌ जो सभा घमर्मे का व्यवस्थापन, परिकल्पन, 
व्यवसान, आम्नात करती हे. उस में, यानी कानूव चनानेवाल्ली मजलिस में, 
आत्मज्ञानी, मनुष्य की प्रकृति के ज्ञानी, पुरुष की ही विशेष आवश्यकता है | 
एकोडपि वेदविद्‌ धर्म य॑ं व्यवस्थेद द्विजोत्तम: | 
स॒विश्वयः परो धर्मों, नाअश्ञानामुदितोब्युतेः ॥ 
अब्रतानां अमंत्राणां जातिमात्रोपजीविनाम | 
सहस्तशः समेतानां परिषतृत्वं न विद्यते ॥ ( मनु ). 
चत्वारों वेदधर्मशा: परत त्रेबिच्यमेव वा | 
साब्रुते य॑ सघमः स्थादू, एके वाउडध्यात्मवित्तमः || ( याश्वल्क्य ) 
“एक अकेला भी सच्चा अध्यात्मवित्‌, बेदांत का, आत्म विद्या का, 
ठीक ठीक जानने वाला, अतः मनुष्य की प्रकृति को सूद्म रूप से जानने 
बाला, देश-काल-निमित्त को पहिचानन वाला, विद्वान जो निणंय कर दे, उसी 
को उत्तम, उपयोगी, लोकोपकारी, सबहितकर, धमम-कानून जानना मानना 
चाहिये । मूखं, सदाचार-रड्ित, केवल जात के नाम से जीविका चाहने बाले, 
यदि हजारों भी एकन्न हाकर कहें, तो वह धर्म नहीं हो सकता ।” इसी हेतु 
से, भारतबष के क़ानून, अथातू्‌ स्मृतियाँ, सब अध्यात्मबित्‌ महा-महर्षि, 
आदि-प्रजापति, आदिराज मनु भगवान्‌ की, तथा उन के पीछे अन्य ऋषियों 
की, बनाई हुई हैं, जो दीघंदर्शी, भावी सुफल दुष्फल के जानकार थे । 
स्पष्ट ही मनु का आशय यह है, कि ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी को, जब 
तक शरीर मे सामथ्य हो, ज्ोक-व्यवहार के शोधन मे, लोक काये के भार के 
वहन मे, लगे रहना चाहिये। विरक्त सन्‍्य होकर, वेराग्य का ढोंग रचकर, 
अपने शरीर का स्वाथ सुख साधने में क्षीन होकर, सिथ्या फकौरी, उद- 
सीनता, नहीं करना चादिये; समांज पर, राजकीय कर के भार से प्रपीड़ित 
ग्रहस्थों पर, भार नहीं होना चाहिये | उन से जो अन्न वश्च मित्षता है, उस के 
बदले में, किसी न किसी प्रकार से, शिक्षा, वा रक्षा, वा अन्य सद्यायता से, 
साब॑ जनिक कायो' में परामश के, सल्ाह-मश्विरा के, अथवा जाँच-निय्रानी के, 
रूप में, उन को कुछ देना चाहिये | यदि वनस्थाश्रम पार कर के, शरीर अशक्त 
होने पर, सन्यासाश्रस में, भिक्षा से, माधुकरी वृत्ति से, शरीर यात्रा का 
साधन कर रहा हो, तो भी, “शुभध्यानेनैवानुग्रह्मति?ः, अपनी मूर्ति, अपने 
आचरण, की सौम्यता ओर शांवता से ही, लोक का शुभचितन्न करने से ही, 
यदा कदा जिज्ञासुओं को सदुपदेश से ही, वह लोक का भारी उपकार 
' करता है । 
प्रशमैर्‌ अवशानि लंभयन्नपि तियंचि शर्म निरीक्षितेः | ( किराताजुनीयं ) 
अहिंसा-प्रतिष्ठायां तत्सब्निधो वैर-्यागः । ( योगसूत्रम ) 


मनुस्म ति, गीता, आदि का आशय ११३ 


ब्रह्ममय, शांतिमय, सबभूतदयामय, अ्रहिंसामय महापुरुष के समीप, 
उन के स्थूल शरीर ओर सूक्ष्म शरीर के पवित्र 'बचंस! /“ओऔरा?* ) के बल 
से, उन के पास जो मनुष्य, पशु, पत्ती, आ जाँय, उन में भी उतने काल के 
लिये, हक का भाव भर जाता है। इस प्रकार से, आगे उद्धृत श्लोक चरि- 
ताथ होते हैं, ओर साधु जन, सभी आश्रमों ओर बणो' में, उन के चरितारथें 
करते हैं। सैकड़ों वर्ष से, भारत में बड़ा विवाद मचा हुआ है, और इस पर 
बड़े बड़े मंथ लिखे गये 3, कि वेदांत शास्त्र, विशेष कर गीता शास्त्र, कमे का 
निवत्तक है, किंचा कमे का प्रवत्तेक है। पहले कह आये हैं, कि गीता के शब्दों 
से ही, 'तस्मादू युध्यस्व भारतः मामनुस्मर युध्य च” 'मा ते संगॉस््वकर्मरि! 
आदि से ही, स्पष्ट सिद्ध होता हे कि, कत्तेव्यबर्मेभूत कर्म में गोता प्रवृत्त ही 
करती है। और मनु की आदिष्ट आशभ्रमव्यवस्था पर थोड़ा भो ध्यान देने से 
विशद्‌ हो जाता है कि, ऐसी बहस सब व्यथे है, उस के उठने का स्थान ही 
नहीं है। जब अत्यंत वृद्ध होकर आयु के चतुर्थ भाग में पहुँचे, वभी परिभ्रह 
का, माल-मता का भी, ओर कर्मा' का भी, 'सन्यास! करे । यही प्रकृति की 
आज्ञा हे; इस लिये शासत्र भी यही कहता है। हाँ, अपवाद तो प्रत्येक उत्सगं 
के होते हैं । 
, सहयज्ञा३ प्रजा: सट्ठा पुरोवाच प्रजापतिः | 
। अनेन प्रसविष्यध्वं, एब वो<स्त्विष्टकामघुक || 
परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्ध्यंथ |, , . 
। तैदंत्तानप्रदायैम्यों यो भुंक्त स्‍्तेन एवं सः ॥... 

भुंजते ते त्वघं पापा ये पचंत्यात्मकारणात्‌ । ... 

एवं प्रवत्तितं चक्र नानुबत्त यतीह यः | 

अधायुरिद्रियारामो मोधं पार्थ स जीवति || ( गीता ) 


“जो भी कमे, परोपकार बुद्धि से किया जाय, वह 'यज्ञ'; बिना यज्ञ! 
के भाव के समाज में व्याप्त हुए, समाज पनप नहीं सकता; थह “यज्ञ'-बुद्धि, 
परोपकार बुद्धि, ही, समाज की समष्टि और प्रत्येक व्यष्टि के लिये भी कामघेलु 
है; परस्पर विश्वास, परस्पर स्नेह प्रीति, परस्पर सम्बाद संगति, परस्पर 
सहायता, से ही समाज के सब व्यक्तियों को सब इष्ट बस्तु प्राप्त हो सकती 
है । जो दूसरे से लेता है, पर बदले में कुछ देता नहीं, अपने ही भोजन की 
फ़िक्र करता है, परमात्मा के चलाये हुए इस संसार-चक्र के चलते रहने के 
लिये अपना कत्तंव्यांश नहीं करता, वह 'अधायु! है, अंधभोजी' है, 'स्तेन' है, 





5 8 7'8, 


१०५ 


११४ दृशन का मुख्य प्रयोजन्न 


चोर है, उस का खाना पीना, उस का जीवन, सब पापमय है, हराम है ।” 
यही अथ मनु ने ओर ऋग्वेद ने भी कहा है । | 
अधं स केवल मुक्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ | 
यशशिष्टाशनं हेअतत्‌ सतामन्न॑ विधीयते || ( मनु ) 
“देनंदिन पंच महायज्ञ करने के बाद, जो भोज्य पदाथ गृह मे बचे, 
उस का भोजन करना--यही सत्पुरुषों के लिये उत्तम अन्न है ।” 
मोधमन्नं विन्दते अग्रचेता:, सत्यं त्रवीमि बंध इत्‌ स तस्थ | 
नार्यमणुं पुष्यति, नो सखायं, केवलाधो भवति केबलादी | 
( ऋग्वेद, मं० ७) 
“अयेसा सूर्य को भी कहते हैं; मित्र, सस्बा, दोस्त, को भी; सूये का 
एक नाम 'मित्र' भी है; जगत के परममित्र सूर्य देव हैं। लो मनुष्य देव कार्य, 
पितृ कार्य, ऋषि कार्य, मित्र अतिथि कार्य, पश्वादि सर्वभूत काय, अर्थात्‌ 
पंच यज्ञ काये, किये त्रिना, अपना ही उदर पोषण करता है, बह पाप ही का 
भोजन करता है वह अपने उत्तमांश का मानों बध करता है ।” 
हाँ, जब वानग्रस्थावस्था के योग्य, लोकसेवात्म फ कत्त व्यों के योग्य, 
शक्ति शरीर में न रहे, तब अवश्य उन कमी का भी सनन्‍्यास उचित ही है। 
मनु की आज्ञा है। 
आश्रमादाश्रम॑ गला, हुतहोमो जितेन्द्रियः | 
भिन्ताबलिपरिश्रांतः, प्रजजन प्रेत्य व्धते | 


“ब्रह्मचारी से गृहस्थ, उससे वानप्रम्थ, होकर, जब भिन्षा देने! ओर 
'बलि देने, अथात्‌ आज काल के शब्दों में, विविध प्रकार को लोकसेवा के 
के करने, से ( एव बहुविधा: यज्ञा: वितताः ब्रह्मणों मुखे--गीता ), शरीर 
नितांत परिश्रांत हो जाय, तब उन को भी छोड़ दे ।” गीता के 'एवं प्रवत्तित॑ 
चक्र! आदि श्लोक का भी यही आशय है। 

छांदोग्य उपनिषद्‌ में भी यही कहा है । 

' यदेब विद्या करोति, भ्रद्धया, उपनिषदा, तदेव वीयंबतरं भवति। 

“जो भी काये, सांसारिक-जीवन-संबंधी, गाहस्थ्य-वानस्थ्य-संबंधी, 
अथवा परलोक-संबंधी, आत्मविद्या के अनुसार किया जाता है, चह अधिक 
बीयेबान , गुणवान , फल्वान , होता है।” जो शआत्म-विद्या के विरुद्ध किया 
जाता है वह बहुत हानिकर होता है। 

या वेदबाह'थाः स्मृतयः, याश्च काश्च कुदृष्टयः | 
सर्वास्ताः निष्फलाः प्रेत्य, तमोनिष्ठा हि ता; स्मृताः ॥ 
उत्पच्चन्ते च्यवंते च यान्यतोड्न्यानि कानिचित्‌ | 
तान्यवॉककालिकतया निष्फलान्यन॒तानि च || 


वर्शोश्रमव्यवस्था की वत्तेमान घोर दुदंशा ११५ 


ज्ञो दृष्टियाँ', बुद्धियाँ, वेद के शास्त्र अर्थात्‌ वेदांत के विरुद्ध हैं, 
अध्यात्मशासत्र के अनुकूल नही हैं, वे बरसाती गुच्छ्धियों की तरह रोज पैदा 
होती ओर मरती रहतो हैं | उन से न इस लोक में अच्छा फल सिद्ध होता 
है, न परलोक में ।? आज काल तरह तरह के 'इज़म' बाद! जो निकल रहे 
हैं, सेनिक-राज्य-वादः, 'धनिक-राज्यवाद' आदि, उन की यही दशा है । 


वर्णाभ्रम-व्यवस्था की वत्तमान घोर दुरवस्था--अध्यात्मशास्त्र 
के प्रतिकूल आचरण करने से | अनुकूल आचरण 
से ही पुनः प्रतिष्ठापन व्यवस्थापन 


जो आज् काल चातुर्बण्य और चातुराश्रम्य की घोर दुर्देशा हो रही 
है, उस में भी कारण यही है कि, उन का आध्यात्मिक तत्त्व, जिस का मूलरूप 
गीता तथा पुराणों में स्पष्ट प्रकार से किया है, भुला दिया गया है, और उस 
के विरोधी विचार पर आचरण किया जा रहा है। 


सात्विको ब्राह्मणों वर; क्षत्रियो राजस: स्मृतः | 

वेश्यस्तु तामसः प्रोक्तः, गुणसाम्यात्त शुद्धता | (म० भा० ) 
चातुवंण्य मया स॒ष्ठं गुशकर्मविभागशः । 

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभर्वेंगुंणें: | ( गीता० ) 


इस का स्पष्ट अथ यह है कि स्वभाव अथांत्‌ प्रकृति के तीन गुणों के 

( 

अनुसार, सत्व-ज्ञान-प्रधान आाह्यण वर्णोे, रज:-क्रिया-प्रधान क्षत्रिय बण, 
तमः-इच्छा-प्रधान बैश्य वर्ण, गुणों के स्राम्य से शूद्र बर्ण, निश्चित होता है । 


महाभारत में यक्ष-युधिष्टिर सम्वाद में, तथा सप-युधिष्ठिर सम्बाद में, 
तथा शांति प॑ और अनुशासन पव में, तथा भागवत पुराण, पद्म पुराण, 
भविष्य पुराण, वायु पुराण, आदि में, पुनः पुनः “करंणा बण :” के सिद्धांत 
को स्थिर किया है। यह सिद्धांत स्वंथा अध्यात्म शाल्र के अनुकूल है । 
किंतु इस को भुलाकर, किम्बा बलातू हटाकर, “जन्मनैव वर्ण! के अपसिद्धांत 
को ही वर्ण-व्यवस्था को नींब, आज प्रायः बारह सो ब्ष से, स्वार्थी लोगों ने 
बना डाली है | इस से समग्र भारत की वैसी ही दुदंशा हो गई है, जेसी 
बहुसत्ताक सार्वजनिक सम्पत्ति को कोई बलात्कार से एकसत्ताक निजी 
सम्पत्ति जब बना लेता है, तब अन्य आश्रितों की होती है । 


मनु में, महाभारत में, शुक्रनीति में, अन्य प्रामाणिक पंथों में, पुनः 
पुनः कहा है, कि पड़भागरूपी भ्रूति, वेतन, तनखाह, राजा को इसी लिये दी 
जाती है कि वह प्रजा की रक्षा करे। यदि नहीं करता, तो वह दंड पाने के 


११६ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


योग्य है, निकाल दिये जाने के योग्य है, उस के स्थान पर दूसरे क्रो राज] 
नियुक्त करना चाहिये, इत्यादि; और मरने के बाद भी वह अवश्य नरक में 
गिरेगा । 

पड़भागशत्या दास्यत्वे प्रजाभिस्तु रुप: कृतः । ( शुक्रनीति ) 

योडरच्षन्‌ बलिमादत्ते स सद्यो नरक वजेत्‌ । 

दंडो हि सुमइत्तेज़ो दुर्धायश्चाकृतात्ममिः । 

धर्माद्ििचलितं इन्ति हृपमेव सबान्धवम्‌ || ( मनु ) 

एतांस्तु पुरुषो जहथादू मिन्नां नावमिवाणवे । 

अरक्तितारं राजान' अ्नघीयानमृस्विजम्‌ || ( म० भा० ) 


पर, प्राय: यह देखा जाता है, कि राजा, शासक, पुरोहित, आदि अपने 
कत्तेज्य को सबंथा भूल जाते हैं; सब प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रखना 
चाहते है; प्रजा को, आश्रितों को, जिज्ञासुओं का, तरह तरह की पीड़ा देते हैं 
उन के साथ विश्वासघत करते हैं। अंग्रेजी में कहावत हो गई है कि 'किड्ज़! 
ओर “प्रीस्ट्स” अर्थात्‌ राजा ओर पुरोहित, 'डिवाइन राइट बाइ बथ” का, 
'अन्म से ही सिद्ध देवी अधिकार! का, दावा करते हैं | इन्हीं मिथ्या अभि- 
येंगों दावों से उद्विग्न होकर, प्रजा ने, पेश देश में, बड़े बड़े विज्ञव कर डाले 
हैं। ऊपर उद्धृत मनु के श्लोक में कहा है कि, बिना 'कृतात्म! आत्मज्ञानी 
हुए 'दंड शक्ति? का धम के अनुसार धारण और नयन करना सम्भव नहीं 
और जहाँ घम से दंड विचलित हुआ, वहाँ वह दंड, राजा को, बंधु बांधव 
समेत, नाश कर देता है। इसी प्रकार पुरोहितों का सी प्रभाव नष्ट हो 
जाता है । 

'हिताय पुर; अग्रे प्रहित;; पुर; एनं हिताय दधति जनाः इति पुरो-हिंतः |; 

“यह हमारा हित साधेंगे! इसलिये जिन को जनता आगे करे, चुने, वे 
पुरो-हित'; जब वे हित के स्थान में अद्वित करने लगे, विश्वासघांत करे, ठगें, 
तो अवश्य ही 'पुगेहित”-पद्‌ से भ्रष्ट होंगे, दूर किये जांयगे । 


निष्कष 
निष्कर्ष यह हे कि, बिना बर्श-आश्रम-व्यवस्था के, बिना 'सोशल 
आर्गेनिज्ेशन', 'तनक्ीमि-जसाअत! के, मनुष्यों को, न सामाजिक सुख, 
वैयक्तिक सुख, मिल सकता है। ओर वर्ण-व्यव॒स्था का सच्चा हितकर रूप, 
बिना 'कर्मेणा वर्ण: के सिद्धांत के अनुसार चले, कदापि सिद्ध नहीं हो 
सकता; क्योंकि 'करमंणा बणं/ ही अध्यात्म-शास्ष का सम्मत है। इस का 
बिस्तार से प्रतिपादन अन्य ग्रंथों में किया है । 


इइरकमाका 425० कसधकााारारापप2 १ भरकम काउत काना 429 १:१००: सघककपा26४:१५७ कार पप0डमऋउक दाम ता क्र कतदाभय ८50 जपा पल साएककपाथाक 








काएए५5 97655; वएंए6 #४97 0ए 977), 


“कर्मणा वण:” के सिद्धान्त से ही उद्धार का संभव ११७ 


इस के विरुद्ध, बेवल “जन्मना वर्श:' के अपसिद्धांत पर, आज सेकड़ों 
बषे से, अधिकार के लोलुप, कर्तव्य से पराडः मुख, अपने को 'पैदाइशी ऊंची? 
मानने वाली जातियों ने, जो दुष्यंबस्था चला रक्खी है, उसी का भयंकर 
परिणाम यह है कि, आज, ढाइ हजार से अधिक परस्पर अरप्ृश्य जातियां 
हिन्दू नामक समाज में हो गई हैं; परस्पर इष्यो-ह्ेष, तिरस्कार, अहंकार से 
छिन्न-भिन्न, बलददीन, क्षोश हों रही हैं; भारत जनता ने, देश ने, स्वतंत्रता, 
स्वाधीनता, खो दिया हे; दूसरों के वश में सारा देश चत्ना गया है; ओर तरह 
तरह के क्लेश सह रहा है । 


सब परवशं दुःख॑ सबंमात्मवशं;सुखम | 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षण सुखदुःखयो: || ( मनु० ) 


बेद की आज्ञा है, 


संगच्छुध्वम्‌ , संवदध्वम्‌ , सं वो मनांसि जानताम | 
समानी प्रपा, सहवोउन्नमाग:, समाने योक्न्रे सह वो युनज्मि । 


“साथ चलो, साथ बोलो, सब के मन एक हों, साथ में शुद्ध अन्न जल 
खाझो पीओ, साथ मिलकर उत्तम सर्वोपकारी कर्मों में लगो |” पर आज 
देखा यह जाता है, कि किसी का सन किसी से नहीं मिलता; सब अपने को 
एक से एक पविन्रतम मानते हें; हम पैदाइशी ऊंचे, अन्य सब पैदाइशी 
नीचे,' यही जहरीला भाव फैला हुआ है; सच्चे शौच का, शुचिता का, सफ़ाई 
का, अथे सबंथा भूला हुआ है; दूसरे नाम की जाति मात्र के आदमी के छू 
जाने से ही अपनी जाति, अपना धमम, मर जाता है; यह महामोह, वेद्क 
धर को 'छुटट मुईे धम ” बनाये हुआ है । 

आत्मज्ञान की, आत्मद््शन की, देन॑दिन ध्यवहार में कितनी उपयो- 
गिता है, इस का प्रमाण गीता से बढ़कर क्‍या हो सकता है ! 


« योगः कमंसु कौशलं। तस्माद्‌ युध्यस्ब भारत । 
मामनुख्मर युध्य च ॥ दत्यादि | 
इृदं तु ते गुहल्यतमं प्रवच्माम्यनसूयवे | 
राजविद्या राजशुद्यं पवित्रमिदमुत्तमं | 
इति गुहत्यतमं शास्रमिदमुक्त मयाउनघ | 
एतदू बुद्ध्वा बुद्धिमान स्थात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ॥ 
यह गुल्यतम ज्ञान, गुह्नतम शाझ्न, राज-विद्या, राजगुद्य, वेद-रहत्य, 
अं शाक्ष ही वह शास्त्र है जिस के लिये गोता में यह भी कहा 
 कि--- 


१्श्८ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


तस्मा्छास्न॑ प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितों | 


क्या का है, क्‍या अकाये है, इस का अंतिम निश्चय निणेय, इस 
परम शाख्र, गुह्यतम शास्त्र, अध्यात्म शासत्र ही के द्वारा हो सकता है, जिस 
को वेद का रहस्य, उपनिषत्‌ भी कहते हैं । 


राज-विद्या, राजगुह'थ 


इस को राजविद्या, राजगुद्य क्‍यों कहा ? इस प्रश्न का उत्तर योगवासिष्ठ 
के उत्पत्ति प्रकरण के ११ वें अध्याय में दिया है। पहिले इस की चर्चा कर 
आये हैं, परंतु इस भूले हुए, नितांतोपयोगी, तथ्य का, पुनरपि दोहराना, 
याद दिल्लाना; उचित है, किम्बा आवश्यक है| क्‍योंकि इस को भूल जाने से, 
प्रतिपद हक न रखने से, काम में न लाने से, भारत जनता रसातल को चली 
जा रही हे। 


कालचक्र वहत्यस्मिन छ्ीणे कृतयुगे पुरा। 
प्रयद भोजनपरे जने शाल्यजनोन्पुखे ॥ 
द्ंद्वानि संप्रवृत्तानि विषयार्थ महीभुजां । 
ततो युद्ध बिना भूपा महीं पालयितुं क्षमाः ॥ 
न समर्थास्तदा याता: प्रजाभि; सह दीनताम | 
तेषां दैन्यापनोदा्थं सम्यन्दश्क्रिमाय च ॥ 
ततो महर्षिभिः प्रोक्ता: महत्यों शानहृष्टय; | 
बहूनि स्मृतिशास्राणि यशशात्राणि चावनों। 
क्रियाकमंविधानाथं मर्यादानियमाय च॥ 
धमंकामायसिद्ध्यथ कल्पितान्युचितान्य॑थ । 
अध्यात्मविद्या तेनेयं पूर्व राजसु व्णिता ॥ 
तदनु प्रस्ता लोके राजविद्येत्युदाइता । 
राजविद्या राजगुह्या अध्यात्मशानमुत्तमं || 


'सोशियालोजी”, समाज-शास््र, के कुछ तथ्यों की भी सूचना इन 
रोक में कर दो है । 


“मानव महाजाति के इतिहास में, ऐसे काल, थुग, जमाने, को सत्ययुग 
अथवा कृतयुग कहते हैं, जिस मे, मनुष्यों की प्रकृति सीधे साथे सरल स्वभाव 
के बच्चों की सी होती है; कूठ बनाने को बुद्धि ही उन को नहीं; सच ही 
बोलते हैं; इस से 'सत्ययुग” न्ञाम पड़ा; जैसे बच्चे अपने माता पिता पर पूरा 
भरोसा करते हैं, और बिना पूछे कह्दे उन की आज्ञा को मानते हैं, वैसे ही उस 


'राजबिद्या? नाम का हेतु ११९ 


समय में, सब मनुष्य, जाति के वृद्धों की, प्रजापति, ऋषि, 'पेट्रियाक', 
श्राफ़ेट”" 'नबी', नेताओं की, आज्ञा के अनुसार कार्य तत्काल कर देते हैं, 
करत एव, न कत्तव्यं', इस से 'कृत-युग' नाम भी इस को दिया गया। उस 
समय में, प्रायः बिना खेती बारी के डपजे, कंद, मूल, फल, तथा वृक्षों की 
छात्र, वल्कल, आदि से, अन्न वस्ध का काम चलता था। बाद में, समय 
बदला; मनुष्यों की संख्या बढ़ी; खेती आवश्यक हुई; उस के संबंध में गड़े 
होने लगे; राजा बनाये गये; राजाशों में युद्ध होने लगे; सब मनुष्य चिंता- 
प्रस्त, सब काम अस्त-व्यस्त, होने लगे। तब उस व्यापक दीनता, हीनता, 
क्षीणता, को दूर करने के लिये, वृद्धों ने, कठिन तपस्या कर, गम्भीर ध्यान 
करके, 'पुरुष' की प्रकृति! का, आत्मा-जीवात्मा-परमात्मा के स्वभाव का, 
स्वरूप का, दशेन किया; और उस ज्ञान की शिक्षा अधिकारियों को दिया । 
तथ राज-कार्य, समाज-घारश-काये, धर्मा अथ काम मोक्ष के साधन का कार्ये, 
अच्छी रीति से चलन लगा। राजाओं को प्रजापालन रूपी अपना परम 
कतंव्य करने में सहायता देने के लिये, उचित मर्यादा और नियम का विधान 
करने के लिये, चित्त को स्वास्थ्य ओर हृदय को साहसी और शूर बनाने के 
लिये, यह महा ज्ञान 'दृष्टिट, ज्ञानरूपी 'दशन”, यह आत्मविद्या, सम्यग्दृष्टि, 
'सम्यर्द्शेन”! महर्षियों ने राजाओं को एहिले पहिल सिखाई। इसलिये इस 
का नाम राजविद्या, राजगुह॒य, पड़ा ।” 


शुक्रनीति में कहा है कि राजा को चार विद्या सीखनी चाहिये । 
आन्वीज्षिकी, त्रयी, वात, और दण्डनीति। आजकाल के शब्दों में (१) 
पफफ़िलासोफ़ी! और 'साइकालोजी' (२) 'रिलिजन!, 'थियोलाजी! और 
शथिक्स या 'मोरल्स', (३) 'इक्रोनामिक्स! (9) 'पालिटिक्स” और 
त्ञा!।! हे 

मनु ने भी कहा है-- 


वृद्धांश्च नित्य॑ सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन। 
तेडम्योधिगच्छेद्गिनयं विनीतात्मापि नित्यशः |॥ 
आन्वीक्षिकीमात्मविद्यां वारत्तारम्भांश्च लोकेतः । 
जैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दशडनीतिं च शाश्वतीम्‌ || 





479009870०॥; [70776 
२|॥038097ए, 98एण०००४७; 7शॉह्वां००, ४7९०।०४५, ४४४०४, 70/5; 
€९००0४0॥7708; 90॥0208, 9ण', 


१२० दशन का मुख्य प्रयोजन 


सूच््मतां चान्ववेद्धेत योगेन परमात्मन: । 
देहेषु च समुत्त्तिमुत्तमेध्वधमेषु च ॥| 


“इसको जान कर, आत्मा के ताक्त्चिक स्वरूप को ओर सुख-दु:ख के 
तत्त्व को पहिचान कर, ह्ष-शोक के हद मोह में नहीं पता; शान्त स्वस्थ 
चित्त से, फल में आसक्त न होकर, सब कर्तव्यक्रम हृढ़ता से करता है । यह 
आन्वीज्तिकी विद्या सब विद्याओं का दीपक, सब कर्मों का उपाय, सब 
धर्मा का आश्रय है। राजा को चाहिये कि विद्वान वृद्धों की नित्य सेवा- 
झुश्रषा करे, उनसे विनय ( डिसिप्लिन ) सदा सोखता रहे; आन्वीत्षिकी 
अर्थात्‌ आत्मविद्या को, और धमशास्त्र ओर दण्डनीति को भी उनसे सीखे; 
तथा बातों अथोात्‌ वाणिज्य व्यापार का ज्ञान, ल्ोक-व्यवहार को देख कर, 
सीखे /” राजकाय करने बाल के लिये आत्मज्ञान परम उपयोगी है, सब कर्मों 
का उपाय है, सब धर्मों का आश्रय है--यह बात ध्यान देने की है। 
संन्यासावस्था में तो, सब योनियों में आत्मा की उत्तम और अधम गति का 
अनु-अब-इच्षणः विचार, द्वारा पीछे-पीछे चल कर, खोज कर, देखना 
पहिचाननां, उचित है ही । 


बिना सदाचार के वेदान्त व्यथ 
गीता में भी स्पष्ट कहा है, ओर दो बार कह है-- 
लभंते ब्रह्मनिव.णमृषयः त्ञीणुकल्मषा: । 
छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
संनियम्येद्रियआम सर्वत्र समबुद्धयः | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 

“सर्वेभूतों, प्राणियों, के हित में सबंदा रत हुए बिना तद्वाज्ञान सम्पन्न 

नहीं होता ।” 
आचारहीन न पुनन्ति वेदा: , 
यद्यप्यधीताः सह षरड़भिरंगैः | 
छुन्दांस्थेनं मृत्युकाले त्यजन्ति , 
नीड॑ शकुंता इब जातपत्षा: ॥ 

“दुराचारी जीव को, मृत्यु के समय, षड अक्लों सहित भी पढ़े हुए 
बेद, सब छोड़ कर चले जाते हें; जैसे पर होने पर, चिड़ियों के बच्चे, मल 
से भरे खोंते को छोड़ कर उड़ जाते हैं |!” दुराचारी जीव का चित्त तो उन्हीं 
दुराचार की बातों को अन्तकाल में याद करता है; सब पढ़े लिखे का स्वयं 


भुला देते हैं । 


धर्मंसार, धर्मसवेस्व की नीवी १२१ 


भुला देता है। वेद-वेदान्त की पुस्तकों के। कितना भो रट डाले, १र यदि तदनु- 
कूल शुद्ध सदाचार। न हे; घटाऊकाश, पटाकाश, मठाकाश, रज्जु भप॑, जपाकुसुम, 
शुक्तिजत मरुसरीचिका, जगन्मिश्या, ब्रह्मम|या, आदि शब्द जिह्ला स कितना 
भी बाले, पर यदि मन से निर्मम, निरहद्भार, निस्सवार्थ, शांत, दान्त, मैत्र, 
ओर शरीर से सद्धर्माठुसारी न हो; अथवा, यदि मन से और शरोर से, 
मनुष्य-सुलम, अविद्याकृत, भूल चूक पाप हुए हैं, तो उनका पश्चात्ताप, 
प्र्यापन, प्रायश्चित्त न किया हो, और गोता के शब्द में, 'सम्यग्वयवसित! न 
है। गया हो; ते उस मनुष्य के सदूगति नहीं मिल सकती । 

ख्यापनेना,5नुतापेन, तपसा,डष्ययनेन च | 

पापक्षन मुच्यते पापात्‌. . .प्रायश्चित्ते: प्रथग्विधे; ॥ 

यथा यथा नरोडघर्म स्वयं झंत्वाइनुभाषते | 

तथा तथा, त्वचेवाउहि:, तेनाउधमेंण मुच्यते ॥ 

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कम गह ति । 

तथा तथा शरीरं तत्‌ तेनाडधर्मेण भुच्यते || 

ऊंत्वा पाप॑ ठु, संतप्य, तस्मात्पापात प्रमुच्यते | 

नैव कुर्याम्‌ पुनरिति निहृत्त्या पूयते तु सः ॥ ( मनु० अ्र० ११ ) 

य॑ यं वाइपि स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यंते कलेवरम। 

त॑ तमेवैति कोंतेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

अंतकाले च मामेव स्मरन्‌ , मुकत्वा कलेबरम्‌ ॥ 

यः प्रयाति स मद्भावं याति, नाउस्त्यत्र संशय; ॥ ( गीता ) 

याउन्ते मतिः, सा गति; | ( आभाणकः ) 

“झपने किये पाप पर 'पछता? ( पश्चात्ताप! ) कर, किसी सज्जन 
सत्पुरुष से उसका अप्रस्यापन” कर, तथा पाप का उचित 'प्रायश्चित्त! करके, 
मनुष्य पाप से छूटता है । ज्यों ज्यों वह पछताता है, ल्‍यों ज्यों वह दूसरों से 
कहता है कि मुझसे यह पाप हुआ, ज्यों ज्यों वह उस अधर्स कर्म की अपने मन 
में निन्‍दा करता है, ज्यों ज्यों निश्वय करता है कि अब फिर ऐसा न करूगा, 
त्यों-स्यों उसका मन और शगीर शुद्ध होता है, ओर उस पाप से मुक्त होता है, 
जैसे सर्प पुरानी केचुली से छूटता है । शरीर छोड़ने के समय, जिस भाव का 
स्मरण जीव करता हे, वही भाव उसको नये जन्म में पुनः मिलता है। ओर 
जिस भाव का, अपने जीवन काल में उसने अधिकतर अभ्यास किया हे, 
उसी का स्मरण अन्त समय होता है |” इसलिये, तीन आश्रमों में, धर्मानुसार, 
तीने सहजात ऋणों के चुका कर, ओर सांसारिक भावों ओर वासनाओं का 
भोग और व्यय और क्षय करके, जो जीव, चतुर्थ आश्रम में, निष्काम, निर्मम, 
निरहंकार होकर, अंतकाल में, स्वंव्यापी, माँ! अहं', आत्मा की धारणा 
. करता हुआ, शरीर को छोड़ता है, वह, नि: शय, परमात्मा को पाता है, 


४२२ दशेन का मुख्य प्रयोजन 


कदु-भाष' को, 'मेरे! स्माव को, परसात्म-भाव, ग्रद्ममाव, सर्वदियापदश्, 
भांत्र को, प्राप्त दीता है, प्रक्ष में तीन हो जाता है । 
धर्मसार, धरममेसवेस्व, की नोवी--सर्वव्यापी चैतन्य आत्या 
ओर एक तत्व की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है । सब धर्मों, दव 

मजहयों, का यह निर्षिवाद सिद्धांत है कि, 

भुयता धर्मसचंत्व', भु वा जेपावधार्यताम | 

आत्मनः प्रतिकूशानि परेषां न समाचरेत || 

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्य्स्याषि चिंतयेत | ( झर० भा० ) 

आ्त्मौपस्थेन स्व समे पश्मति यरे!डजुन | 

सुखं वा यदि का दुःख स येरगी परमे! मत; | ( गीता ) 

“जैसा अपने लिये थाहों बैसा दूसरे के लिये भी चाहो। जे। अपने 
लिये न चाहो वह दूसरे के ।ल्ये भो मत चाद्दे। जै। अपने ऐसा सव का सुख- 
दुःख समभता है, वही सजा, पता काध्ठा का, येगा है ।” 

अफ़ज़लुलू ईमानिउन्‌ तोडिब्धा लिक्षासे भा लाहिब्बे! 

लि-नंप्िसिका; व तक्रहे शाहुम मा तकदी लि-नफ््तिका ॥ ( दृदीौस ) 

हु अन्दर श्रदर्स ऐज़ यौ चुड दैट्‌ दे शुद्ध हू श्रन्द् थू। दिस इज़ दि दाल 
आफ़ दिला ऐड दि प्रार्फ ट्रत ॥ वाहवल) 

आचार भौनि के इस व्यापक सिद्धांत के, जैसे मनु, कृष्ण, व्यास 
आदि ने कहा है, जे १ ही ल्‍आ-मह जरशुआ, वर्धभान भद्ावीर जिन, सूसा, ईसा 
मुहम्मद आदि  वतररों, महर्षियों, पेशम्परों, भमीहाँ, रसुलाँ, नवियों, ऋ षयों 
मे भी कहा है। केवल भाषा का भेद्‌ है, अथ का अशुपात्र भी भेद नहीं है, 
सिद्धान्त के कहे कर सभध यह कहते हैं कि प्यहा धमसधंम्व है', यही जब से 
ऋषो 'अफ़्जल! ईमान है. यही 'होल! अ्रधोत्‌ समभ घर्म और उपरेश है । 

पर इस आचार के मिद्धाश्न का हेतु क्या है ? इसका हेतु एकमात्र 
आत्मकज्ञान को पंरभ सिद्धान्त ही है, अथौत्‌ एक परमात्मा, एक चैतस्य, सब 
में ध्याप्त है। यदि ऐसा ने दो, तो कोई भो स्थिः हेतु उप आचार-सिद्धान्त 
के लिये नहों मिलता । यदि उपकत्ता वा अपकत्तो, उपकुत वा अपकझृत से, 
खर्वथा सिक्ष, संबंधा पूथक , दाता, ते धह इसका उपकॉर थो अपकाः हो मे 
कर सकता, में लौट कर वैसा फल इस े मसिनत्त सकता। ठानां सत्ता सभ्यद्ध 
हैँ; संत्र में एक दी चैतना व्य ध्त है, इसी कारणा से किसो का सुख वा दुःख 
देना, पुरुष वा पाष करता, अनतः अपने को ही सुख था शुःख देना है, अपने 
ही साथ पुरुष था पाप करना है। इसी लिये पुएय व। पाप का फक्ष अवश्य 
, भिंलता ही है; केथ्ोंकि सेचमुंचे कोई दूसश तो है ही नहीं. जिसको सुख था 

दुःक्ष दिया गया है।; "दूससे'--यद धेप हे । अम से 'दूसरा' क्षमस के 'दूसरें 


कारावास-परिष्कारं १२३ 


को दिया; अस्त में अपने ही को दिया इस लिये घूप फिर कर, “शनेरावत्तेन 
मानर्तु” ( मनु० ., वढ़ सुखव वा दुःख, जहाँ से दिया जाता है, वह्दीं बापस 
आज़ाता है।इमसी देतु म पाय के पीछे पश्चातू-ताप, और पुण्य के पीछे 
सन्‍तोष, पश्चात्‌ू-तोष, लगा हुआ है। अपने भीतर से ही, अन्‍न्तर्यामो 
अन्यःमाक्ती, चषेत्रज्न, अन्तगत्मा का प्रेरगा से हो, पाप के लिये पश्चात्ताप 
फिर रूयापन, और प्राप्श्चित्त होता है | कभी देर में, कभी जल्द | इस 
प्रकार से, व्यापक ब्रह्म ही व्य'पक्र 'धर्म! का: सनातन परमात्मा ही 
सनातनघधम का, धर्मसवम्ब का; वेद-येदस्तोक्त भात्मा ही, वैदिक धरम का 
मानव हुदि ग्रय ) हृ तय में स्थित चेतन्‍्य ही, मानवधसे के, धमसार और 
र-धम का; एकमात्र आश्रय है । 


का गवास-परिष्कार', सेको-ऐनालिसिस” ,आदि 

यहाँ प्रसंग-प्राप्त होने से, एक बात लिख देना उचित जान पढ़ता है | 
तथा, इस ग्रन्थ का एक मूल सिद्धान्त यह है, कि अध्यात्मशासत्र जीवन के 
सभी व्यवह्यारों के शोधन के लिये परभोपयोगी है, इसलिये भी वह बात 
न्‍्याय-प्राप्त है। बह यह है। केवल पश्चात्ताप | नद्म ) अथवा प्रसश्याथन, 
एतराफ),भी, पाप के साजेन के लिये पर्याप्त नहों हे; प्रायश्चित्त, (कफ़्कारा), 
भी ज़रूरी है; अथांत्‌ , पाप से जितना दुःब़ किसी को पहुँचाया है, इसके 
तुल्य रवय कष्ट सहकर, उसका, या उस+ स्थानीय किसी दूसरे को, सुख 
पहुँचा देना चाहिये। आजकाल 'प्रिज्ञन *क्रामे!', कारागार-सुधार, की ओर 
जनता और अधिकारियों का ४५म बहुत घूम रहा है। लोग विचारने लगे हैं 
कि क़ेदियों को, कष्ट नहीं, शिक्षों देना चाहिये; उनके ओर, वेर-नियांतन 
('किज़, ओर दंड़ ( पन्तिशमेंट ।९ का भाव नहीं, कया ओर सुधार का भाव 
रखता चाहिये। यह भाव, एक हद तक, निश्चयेन उचित है। पर, याद रखना 
चाहिये, कि सत्र समुष्य, अतः सब अपराधी ( मुजिम , एक प्रकृति (फित्रत) 
के नहीं होते; बतर्त्रिध प्रक्रत के लिये चतुर्विध दंड विहित हैं । ओर, अपराधी 
के कपर केबल दया करने का फल यह होगा कि अपराध बढ़ेंगे, ओर कारा- 
बास को, दुष्ट बुद्धि के लोग, आराम-घर समझ कर, वहाँ झधिकाधिक 
जाने का यज्न करगे। इसलिये, झावश्यक है, कि अपराधी को इस प्रकार की 
शशिक्षा' दी जाय, जिससे उसके सन मं सच्चा पश्चात्ताप उत्पन्न हू, ओर 
बह उस प्रकार का 'प्रायश्चित्त' भी स्वयं करे। 'सेको-ऐसालिसिस' 3 के शाश्ती 


शम्यलुडन्म्माभानुए 





१ 9/7800-/"९69॥ 
* २९०८०४८; 0प7/»॥7९7६ 


3 03ए८७०-श्वा एशंड इस ग्रन्थ के दृत्गीयर अभ्याय को देखिये; उसमें इस 
गये शास्त्र की चर्चा की गई है । 





१२४ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


लोग भी, इधर उधर भूल भटक कर, धीरे-घीरे, इसी निणय पर स्थिर होते 
जाते हैं, कि 'न्यूरोटिक', ('अपस्मार! आदि के प्रकार के) रोगी का “री-एड्यू- 
केशन! होना चाहिये। जो गंभीर अथे पुराने 'री-जेनरेशन' 'री-बथ्थ”* का है, 
उसका एक अंश इस नये शब्द में यथाक्रथंचित्‌ आ जाता है। संस्कृत के 
बहथपूर्ण शब्द, 'द्वितीय-जन्म', 'उप-नयन-संस्क्रार', 'पुनः-संस्कारः आदि, 
इसी भाव को अधिक गंभीरता पूण ता से कहते हें । 


दर्शन की पराकाए्ा 

प्रस्थान के भेद से देशेनों का भेद होते हुए भी, द्शन की परा काष्ा 
यही है कि, जैसे पंचशिखाचाय ने कहा है, 'एकमेव दशेनम्‌, ख्यातिरेव दर्शनम्‌ ।' 
इस सूत्र की चर्चा पहिले भी इस अध्याय में आ चुकी है। 'सम्यक्‌ ख्यानं 
ख्यातिः, संख्यान, संख्या, सांख्यं ।” अच्छी रीति से जानना। 'सख्या! शब्द 
गिनती का बाचक इस लिये हो गया है कि, जब किसी त्रिषय के सब अंगों 
की गिनती गिन ली जाती है, तब वह सवृथा विदित, निश्चित, हो जाता है । 
विश्व में पचीस हो तत्त्व हैं, ऐसी गिनती जब गिन ली, तब विश्व 'सख्यात', 
सम्य्ज्ञात, हो गया, ओर इस सम्यक-ख्यान-शांख का नाम '“सांख्य” शा्र 
हो गया। ऐसा भान होता है कि, भगवदूभीता के समय में सांख्य और 
वेदान्त का प्राय: वैसा भेद नहीं माना जाता था जेसां अब । देदांत में सांख्य 
झंतगंत था, तथा योग भी । गांता का श्लोक है । 

यदा भूतपृथस्मावमेकस्थमनुपश्यति | 
तत एवं च विस्तारं, ब्रह्म सम्पयते तदा || 

यहां, भूतों के प्रथग्भाव को एकस्थ देखना--यह विशेष रूपसे वेदान्त 
का विषय कहा जा सकता है; तथा, उस एक में से सच प्रथगू-भाव के बिग्तार 
की, प्रधान, महान्‌, अहंकार, सनस_ दस इंद्रय, पंच तन्मात्र, प्र मह/भूत, 
झोर इनसे बनी अनंत “असंख्य”ः सृष्टि का संख्यान!- यह 'सांख्य' का 
विशेष विषय कहा जा सकता है। एक को ज्ञान!, 'प्रज्ञान', 'मेटाफ़िजिक्स', 
'फ़िल्लासो फ्री, दूसरे को “विज्ञान, 'क्रिज्ञिवस!, 'सायंस” कह सकते हैं ।* पर्स 
झात्मा में, मन का, विविध अभ्यास और बैराग्य से, योज़न करना 'योग! है। 

दशन तो एक ही है । आत्मा को, पुरुष को, प्रकृति से अन्य जानना, मे 
यह शरीर नहीं हूँ", ऐसा जानना, यहो आत्मा का दशन है; ओर कोई दूसरा 
दर्शन नहीं हे । पुरुष, परमात्मा, के स्वरूप को जानना; प्रकृति, स्वभाव, माया, 
के स्वरूप को जानना, इन दोनों के परस्पर अन्यत्व-रूपी इतरत्व-रूपी सम्बन्ध 





१. कलप्रः0006 $ 7९-९१७०४४०४ ;,४९-2९४९7४४०॥; #९-०४४॥, 
ह (९६४७7 अंएड 7॥7030909; शीएशंट5; 3एंश706, , 


सर्वे-समन्वय १२५ 


को जानना, अथात्‌ यह जानना कि पुरुष “की? होती हुई भी प्रकृति, पुरुष से 
अन्य है, भिन्न है; तथा अन्यन्‌ न! “अन्य! पदार्थ, परमात्मा से अन्य कोई 
वस्तु, है हो नहीं, असत्‌ है; एक चेतन चिन्मय परमात्मा की एक चेतना का 
एक स्त्रप्र, सब अपने भातर भीतर ही, ज्ञानजओ्ेय-ज्ञान-मय, एष्टा-इष्ट- 
इच्छा मय, कत्ता-कर्म-क्रिया-मय, भोक्ता-भोग्य-भोग-मय सुख-दुःख-मय, समस्त 
संसरण, खेल हे क्रोड़ा, लीला, मनो-विनोद है--यहो एक मात्र दशैन! है। 
इस वेदांत-इशेन से, इसी में, अन्य सब दर्शनों का समन्वय हो 
जाता है । 
रुचीनां वैचिभ्याद ऋजुकुटिलनानापथजुषां 
दणामेकों गम्यस्त्वमसि पयसामवर्णंव इव ॥ 


स्बंसमन्वय 


दर्शनों पर अनन्त पोथियां लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, और 
लिखी जायेंगी। 
नास्त्यंतो विस्तरस्य मे | 


इस विस्तार में न पड कर, एक दो सूचना, दर्शन के ज्ञानसार, 
इच्छासार, ओर क्रियासार ऋंगों के विषय में, कर देना उचित जान पड़ता है । 
आषं-बुद्धि सदा, समन्वय,सम्मेज्नन, सोभनस्य, साम्मनस्थ, सम्बाद, सर्गात, 
विरोध के परिहार, कलह के शमन, पर अधिक ध्यान देती रहती हे । 
सवंसम्बादिनी स्थविरबुद्धिः | 

इति नाना प्रसंख्यानं तत्तानां कविभिः कृतम्‌ | 

सब न्याय्यं युक्तिमत्वात्‌, विदुरषां किमसाम्पतम्‌ || ( भागवत ) 

समानमस्तु वो मनो, समाना ह्ृदयानि वः | 

से गच्छुध्वम्‌, सं वदध्वम्‌, से वो मनांसि जानताम्‌,| ( वेद ) 

“बूढ़े आदु्मियों की बुद्धि, 'विवाद' करते हुए युवकों में सम्वाद, 
मेल, कराने की हो क्रिक्र में रहती है । एक मन के, एक हृदय-के, हो जाओ; 
समान विचार विचारो, समान बात बोला, साथ साथ चला। सृष्टि के, जगत्‌ 
के, संसार के, मूल तक्ततों की गिनती, व्याख्या, संख्या, कवियों ने नाना प्रकार 
से की है; सभी प्रकार, अपनी अपनी दृष्टि से, न्‍्याय-संगत है; सब के छिये 
विद्वान्‌ लोग युक्तियां बताते ही हैं; उनमें कोई अपरिहार्य विरोध नहीं है ।” 

यह बात इसी से प्रमिद्ध होती है कि, वेद भगवान! के भूत्त रूप की 
उत्प्रेज्ञामय कल्पना में, सब विद्या, सब शाश्र, उसी के अंग ओर उपांग बनाये 
गये हैं । किसी का किसी से विरोध नहीं है, प्रत्युत सककी सबके साथ सह- 
कारिता सहायता है। जैसा पहिले कहा, 


१२६ दृशन का मुख्य प्रयोजन 


मूर्तिमान्‌ भगवान्‌ बेदो राजते5क्ष: सुसंइतेः । 
छुन्दः पादो स्मूनावस्य, हस्त: कह्गेडथ पक्यते ॥ 
मुख व्याकरण प्रोक्त, शिक्षा प्राण तथाव्यते | 
स्थोतिषामसयन चछुः निरुर” ओज्रमोयंते ।। 
आायुवेदः स्वयं प्राणः, भनुर्वेदोी महाभुजों। 
गान्पवें रससम्प्लाव !शल्पवेदोइस्थिपं जरः || 
कामशासत्र' तु जफनं, अथशास्रमथोदरम | 
हृदय मानवो घमम:, मूधां वेदान्त इध्यते ॥ 

“पूर्तिमान्‌ भगवान्‌ वेद के पेर छन्द हैं, हाथ कहूप, मुख व्याकरण, 
नासिका शिक्षा, नेत्र ज्यातिष, कान निरक्त प्राण आयुवंद, खुत्रा धनुर्वेः, 
शरीर में रसों का सम्झ्ाव गाधबंबेर, अस्थि-पं ।र शिल्पवेद ( स्थापत्यवेद, 
अर्थवेद) कमर काम-शासत्र उद्र अथ-शास, हरय मनूपदिष्ट मानव-घर्म, और 
मू् वेदान्त है” 


स्वप्न और भ्रम भी, किन्तु नियम-युक्त भी 


सब शाढुं के मूथेन्य, इस अध्य'त्म-शास्त्र का निष्कृषं यही है कि, में, 
आत्मा, परमात्मा, श्रजर, अमर, प्रचार, अखड, अव्यय, श्रक्रिय, अविनाशी, 
अपरिणामी, देश-काल-+क्रया से अतीत, अवस्था-निमित्त-भेद से परे, सब 
नामों-रूपों-कर्मीं' का धारण फरने वाला भी, और उन सब से रहित भी, 
नित्य, सर्वेगत, स्वव्यापी, अचल, स्थागु, सनातन, एकरस, चैतन्यमात्र 'है' 
ओर 'हूँ'। ये सब विशेषण, आत्मा में, 'मैं' में, और 'मैं' मे ही, फिसी 
अन्य पदाय में नहीं, उपयुक्त चरिताथ दोते हैं। “में यह शरोर नहीं 'है', 
नहीं छू! 7] 

“जाहं देहो, न मे देहो ” | यह झ्वानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-युक्त इच्छासय शरीर 
भी, ओर 'इ्द, 'एसत्‌”, 'यह' सब विषय रूप प्रतित्षण-परिणामी, परिवर्ती, 
आव्ती, विवर्सी, सदा विकारी, देश-काल-क्रिया से परिमित, मानामय, भेद- 
मय, नाम-रूप-रुश-दोषमय, नश्वर, चंचल, शृश्य, प्रध्यक्ष ही चक्रवत्‌ खककर 
खाने वाला, अ्रमने! वाला, कुटिल गोल घूमने वाला, ( कुटिलं 'च सतस च 
अहरनिशं गच्छति, जंगम्यते, इति) जगतू---यह! सब मेरा, "में! का, स्चरश्न हे, 
सन का खेल है । 

पर खेल और स््रप्त होता हुआ भी निग्रमयुक्त, नियतियुक्त, मयोदा- 
बद्, आइंड',' क्रायदों का पाबंद, हे। दृद्धमग्र है. इसी से नियमित हे । 
जितना आय उतना व्यय, जितनी क्रिया उतनी श्रति-क्रिया, जितना ग्रमत्न 








१ (067९१, (६, ९, 07९7४९० 99 8 9४98, 09 ४ए|॥४४९००' एज्ांदे-070600 


उतना आगमन, जितनी रात उत्तना दिन, जितना उजेला उतना ऑपधेरा, 
जितना लदद॒ना उतना पावना, जितना लेना उतना देना, जितना रोना उतना 
हँसना, जितना सुख उतना दुःख, जितना जीना उतना मरना, जितना एक 
भ्रोर जाना उतना दूमरी ओर जाना, धुम फिर कर हिसाब बराबर दे। जाना, 
संकलन व्यवकलन, गुणन विभाजन, मिल कर शून्य दा जाना-- यही सुख्य 
>्यिम है।तमभो तो दोनों को मिल्लाकर, दोनो का परर्पर आहार विहार 
परिहार संहार कराकर, सदा निर्विकार, मठाशुन्व, महाचैतन्य, एकरस, 
क्रमातीत, 'ला-रै', ल्रा-ब-शत्ति-रै,, 'ब-शत्ति-ला-शैः, 'जाति-ला-सिफात', 
'जाति-सादिज', सिद्ध होता है; भर तभी अनन्त असख्य द्वन्दों के दानों 
प्रतिदन्द्रियों के, जोड़ों के, (ज़िदहौन! के, जोजैनः के, क्रमिक प्रवर्तन, निवक्ती न, 
विवत्तन, आवत्तेन, अनुवततेन से, संसार में सत्र, सथदा, स्वंधा, प्रतिक्षण, 
प्रतिस्थल्, प्रतिग्रकार, कुटिल़ गमन, चक्रचदू अमण, भ्रम, देख पड़ता हे। 
शरीर में रुधिर चक्कर खा रहा है आकाश में 'त्रक्ष के अण्ड!, पृथ्वी, चन्द्र, 
सूये, प्रदद, नक्षत्र, तारा चक्कर खा रहे हैं, श्वास-प्रश्वास, जागरण-शयन, 
आहरण-विसजन द्नि-ऱ्त, शरदू-देमन्वी, शिशिर-क्सन्तो, वर्षा-प्रीष्मो, 
चक्‍कर खा रहे हैं । 

संसार के जितने भी, को भी, नियम हैं, वे सब, इस क्रिया-प्रतिक्रिया, 
इूंढी-प्रा द्वदी, की तुल्य भ ओर चक्रपदअसरण रूपी घुख्य मियम के, जहां से 
चलना वहीं घूमकर लौटने के, अवांतर रूप ही हैं। 

मुख्य ढंड, सानव-जीवन में, जन्म-मरण, वृद्धि-दाय, जागरुख-स्वपन, 
सुख-दुःख हैं। इनके अवांतर मुख्य इन्द्व, जीचात्मा को ज्यावह्मरिक दृष्टि से, 
क्षारमांग में सत्य-असूत्य ( तथ्य-मिथ्या ), इच्छाँग ग्ें काम-क्रोध ( सग-दंग ), 
क्रियाँग में पुस्ुय-पाप उपकार-अपकार, ध्म-अत्र्म ) है। परमात्मा की पार- 
मार्थिक दृष्टि से, “इंद्धाममुक्ताः सु-दुःख-सज्ञोः” की दृष्टि से, चिदूअंग्र! 
में, सत्यासत्य के परे, ओर दानां को संग्राहक, मान्या! ( ब्रह्म सत्य 
जगन्निध्या? , ; 'आनंदू-अंग' में, राग-द्वुप के परे, शांति  “योगारूद्स्य 
तस्वैव शम: कारणमुच्यते? ); 'सदु-अंग” में, पुण्य-पाप से परे, 'पूणता', 
(लिब्कियता', ( पूर्शस्थ पूर्णभादाय पूर्रेमेवधरशिष्यते', “न पुण्य न व बा पाप 
इश्येषां परसार्थता! | 


पारमार्थिक अम्याप्त-वैदाग्य के इन्द्र से सांसारिक 
“आवरण-विक्लेष' इन्हों का जग 
मायादेवी अर्थात्‌ अविदाअस्मिता' कौ दो शक्तियां, आवरण - 
और 'विश्ञेत;; श्न शक्तियों के भधम जुन्म सनन्‍्दान कहिये, ऋस्-सख कहिये, 


श्श्द दृशन का मुख्य प्रयोनन 


काम-कोघ, गग-द्वेष, हैं; ये दी विविव रूप धारण करके, जीव की आँख पर, 
बुद्धि पर, 'दशन -शक्ति' पर, 'आवरण?, शारार अस्मिता-अहंकार का पर्दा, 
( मैं अनत अनादि अजर अमर परमात्मा नही' हूं, में यह मूठी भर हाड़ मास 
का नश्वर शरार हूँ, ऐस भ्रम का पर्दा ) डाल कर, उसको अन्धा बनाकर, 
सांभारिक शरीर-सम्बन्धी क्षोमों से विज्षिप्तर कर देते हैं; उसका 'वि-दोपण' 
'प्रक्षेपण' कर देते हैं; 'सत्य-प्रिय-ढित' मार्ग से बेंहका कर, असत्य-अप्रय- 
अहित, अनुचित, अवस्य माग पर, धक्का देकर दो देते हैं, लुडका देते हैं, 
धकेल् देते हैं, इधर-उधर फेंक देते हैं। साधारण वात्तोलाप में कहद्या जाता है 
कि काम-क्राप-लोभ आदि आदमसी को अथबा कर देते हैं, उसको कुराह में 
दौड़ा देते हैँ । 

काम एप क्रोध एप ...विद्ध/य नमिद्द वैरिणम्‌ |, , 

पाप्मानं प्रजद्दि हांते शानविज्ञानानशनम्‌ ॥ 

कृष्ण के चार हज़ार बरस बाद मोलाना रूम ने भी इस तथ्य को 

पहिचाना और कहा है, 


ख़श्मे शत भ्द रा श्रइल कुनद। 
ज़िस्तिकामत रूह रा मुब्दल कुनद | 
चूं खुदी आमद ख़ुदा पाशीदः शुद। 
सद हिजाब श्रज़ दिल ब सूये दीदः शुद ॥ 


खश्म ओर शहत, क्रोध ओर काम, आदमी को अहल, केकर, भेंगा, 
तिरयंग-दृष्टि. बना देते है; रूह के, जीव का, इस्तिक्नामत से, सीधे मार्ग से' 
बदल कर, टेढ़ी राह पर ले जाते हैं। जहाँ खुदी ( स्वार्थ ) आई, वहाँ से 
ख दा ( परमाथ ) छिप जाता है. ओर दिल से सौ हिज्ञाब, पं, निकल कर, 
आँखों पर पड़ जाते हैं । 


जीव को, जीवन्मुक्कावस्था में भी, इनसे सदा सावधान रहना ओर 

सदा लड़ते हो रहना चाहिये | नहीं तो . 
“विस्कंमन्यानां भवति विनिपातः शतमुखः | 

“जो मनुष्य अपने को विरक्त मानने कहने लगते हैं, वे सौ सो बे 
नीचे गिरते हैं ।” 

परमात्मा के स्वव्यापी और सर्वोन्तयोमी, शारीर-अहंता” से अतीत, 
सार्विक“अहंता' के 'अधश्यास' से आवरण' शक्ति को, और सांसारिक विषयों 
: की ओर चैराम्य! से 'विज्ञेप” शक्ति को, तथा शम-दम-उपरति-तितिक्षा-श्रद्धा- 
समाधान रूप साधन-घटक से काम-क्रोध-लोस-मोह-मद-मत्सर रूप षड्‌-रिपु 


आसरी वृत्तियों का पविन्रीकरण १२९ 


फो, जीतना चाहिये * , यदि इसमें :ठिनाई हो, तो इन्ही के बल से इनको 
जीतने का जग करना चाहिये, 'केंटकेनेच कटक!। कुछ चोरों को आत्मीय 
बना कर, अपना कर, ओर प<रूआ मु 4 | नाफिक चौकीदार बना कर, थाकी 
चोरों को रोका चाये । यथा-- 

कामश्चेद यदि कर्च॑व्यः, क्रियतां हरिपादयोः । 

क्रोधश्चदू यदि न त्याज्य;, पापे त॑ सुतरां कुर ॥ 

लोभो यद्यनिवायंः स्यात्‌, घायतां पुश्यसंचये । 

मोहरचेदू बाघते गाढं, मूंढो भक्त्या हरेभंव ॥ 

मंदो मांदयति त्वां चेदू, विश्वप्रेममदो5स्तु ते। 

मत्सरो यदि कतंव्यो, द्वेतों त॑ कुर मा फत्ते॥ 

* हर॒ति बधधं दु:ख॑ इति ६२ि;, हर; परमात्मा के कत्ा-झूप, विभूतिरूप, 
क्रिसी उत्तम इष्टदेव के, हरि! के वा 'हर! के, चरणों के दशेत-स्पर्शन 
को घेर तामना करो। ' आशिक जार हूँ में, तालिये आराम नहीं? ।' 
क्राध नही रुकता, ता पाप # ऊपर दिल खाल कर क्रोध करो न? यदि 
लोभ नहीं मानता, तो पुण्य के सद्बय करने में उसको लगा दो, और खब 
पूरा करो | यदि माह बाढ़ पर है, ता हरि-भक्ति में, हर-भक्ति में, अल्ला के 
इश्के-हक़ोक़ी मे, गा! “ख़दा! के 'डिबोशन! में, लोकसेवा में, 'खिदमरे- 
खल्क़' में, (सर्विस आऊक ह्यमैनिटी? में, गूढ़-मूढ़ हां। जाओ।* यदि मद ज्ोर 
करता है, तो विश्वप्रेम के मद्‌ से मत्त, मस्त, भले ही हावो। यदि इर्ष्या 
मत्सर का रालबा जज़बा है, तो फत्र पर इसद मत करो, फल के हेतु पर डाह 
पेट भर के करो; अर्थात्‌ यढ़ ईष्या मत करो, कि फ़ल्लाना ऐसा सुखी है और 
हाय में नहीं हूँ; बल्कि यहू इंष्या करो, क्लि जिन गुणों के कारण वा जिस 
पुण्यकर्म के हेतु से, खेशत और सव्राब के काम करने की वजह से, उसको 
इश्वर ने, ( या क्रिस्मत, कर्म, स्वभाव, नियत, इच्छा, 'चान्सः, फ्रेट', 'मेटर', 
'नेचरः,३ ने, जिस किसी शब्द पर तुम्हारा मन लुभावे और विश्वास करै ), 





१ झस्मिता-अइंकार से राग-द्वेष की, तथा इन दोनों से घट की, और उनसे 
सेकड़ों मानस भाव-विकारों, क्ञोभों, संरंभों, वेगों वा उद्धेंगों, 'ईमोशन्स', जज़वात' 
की, उत्पत्ति केसे होती है-- इसका वर्णन, विस्तार से, [॥6 300०708 ०३ [6 
.॥00०४०१३ नाम की अंग्रेज़ी पुस्तक में, तथा संक्षेप से, “पुरुषा्” नाम की पुस्तक 
के 'रस-मी्मांसा' नामक अध्याय में, मैंने करने का यत्र किया है। 

२ (५00; 906ए०७००; 3९7एॉ06 ए गिप्रशश्याहि: 

३ (8726; ४०६९; ४४65 'सं४पाल 


१७ 


१३० दृशन का मुख्य प्रयोजन 


ऐसा सुख दिया है, वैसा पुर्यकम में क्यों नहीं करता । इस रीकि से यदि 
इन छः रिपुओं के, अन्तरारियों के, अन्दरूनी दुश्गों के साथ व्यवहार 
किया जाय, तो इनके रूप का परितत्तम हे। कर, ये छः सच्चे मित्र बन जायें, 
ऐन हक़ीकरी दोस्त हो जाय। अथात्‌ , भक्ति; दुष्ट-इंडन शक्ति; परापकाराशथ- 
विभूति-सम्यय; करुणा-वात्सल्य के साथ-साथ “5मंभीरुता', ( क्योंकि मोह में 
करुणा, तथा भय-प्रयुक्त क्ि-कत्तव्य का अशज्ञान, दोनों मिश्रित हैं); 
शौये-बीये; दुबल-च्ञा--इन छः के रूप में ये छः परिणत हो जायें। यद्यपि 
पुण्यकर्म सोने की साँकल, और पापकर्म लोदे की सॉँकरल हे, पर आत्म- 
दर्शी को भी, लोकसंपहमेत्रापि संपश्यन्‌ कतु महेसि *, 'मामनुस्मर युध्य च', 
के न्याय से, अपने हाथों अपने गजे में साने का आला डालना, और फिर 
समय आने पर स्वयं उतार कर दूसरों को सोप देना, डचित है है। इसकी 
च्ों भी उपनिषदों में, तथा गसुम्मति में, वी है। आत्मदर्शन का यह 
आझावश्यक व्यावहारिक उपयोग है | 


दर्शन और धम से सवार भी, परा्थ भी, परमार्थ भी 


केबल अनन्त वादों पर विवाद करके, बाल की खाल निकाल करके, 
नि्तांत व्यर्थ कालज्ञय और शक्ति का घेर अपव्यय करना, यह दशन का 
उदहंश्य नहीं है। दर्शन तो वह पदाथे है, जिससे जनता का, ऐहिक भी, 
आमुष्मिक भी, पारमाथिक भी, बाह्य सांसारिक व्यवहार में ओर आशभ्यन्तर 
आध्यात्मिक व्यवद्दार में भो, कल्याण सघे; यदि नहीं सथता, तो जानना कि 
सश्ा दर्शन नही' मिला ; कीई कच्चा दशन हो मित्रा । 

यदि शुद्ध सत्य दर्शन का प्रचार है, (निरी कठ-हुल्जत ओर शुष्क 
ताकिक नियुद्ध मल्लयुद्ध का नहीं ), तो अन्य सब कामों की अपेक्षा अधिक 
कल्याण, लोक का, इससे हागा । क्योंकि परस्पर-प्रेस, पररुपर-सदाचार, 
सब कमा के उपाय, सब धर्मी के आश्रय, सब धर्म! के रामन्वय, सब वादों 
के संवाद, सब शाज्लों के मम, की कुझ्ली इसो में है । 

आश्रय: सर्वरर्माणां, उपाय: सर्वकर्मशाम्‌ । 
प्रदीप: सवविद्यानां, आत्मविद्येव निश्चिता ॥ 

., गताअ्म्युदय-निःभेयस-सिद्धि; स घममं! | ( वेशेघिकन्सूज ) 

“पजिससे इस लोक में अश्युदय की, त्रिवर्ग को, अर्थात्‌ 'घर्म' से अर्जित 
रक्षित 'अथ! द्वारा 'काम' की, सिद्धि हो, तथा 'निःश्रेयस!, 'साक्ष', की भी 
सिद्धि है, वही तो 'घमम' है, 'सनातन धम' है” । 'सनातन! क्यों ? तो, 

नित्य; सर्वंगतः स्थागणुरचलाड्यं सनातनः | ( गीता ) 

“सनातन, नित्य, सबे-गत, सर्च-व्यापी, स्थाणु के ऐसा निश्चल, एक 

ही पदाथे हे--परमत्मा, ब्रह्म, चेतन्य, अहम”, 'मैं' | '! 


द्शन भोर धममम से स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ भी १३१ 


| सेंडहमिलयग्रे व्यादरत्‌, तस्मादहं-नामाइभवत्‌ ( शृ०छ० ) 
अडमिति सर्वाभिधानम्‌। ( जूसिंह उ० ) 

“सब का नाम, सर्वनास, “अहम, मैं, है; ससी अपने को पहिले "मैं, 
तब पीछे अपर ( ओर”, अन्य ) नाम से, कहता है। 'मैं” राम, "में! कृष्ण, "मैं! 
बुद्ध, 'में' मूसा, 'में' जरथुद्य, 'मैं! इसा, 'मै! मुहम्मद, में? नानक, "में! गोविन्द | 

इस सनातन ब्रह्म के स्वभाव पर, इसकी प्रकृति के तीन गुणों पर, 
सब-काल मे प्रतिष्ठित, सवदेश-काल-अवस्था में अवाध्य, जो धर्म &ो, वही 
सनातन घम! हो सकता है। बह, गुणए-कर्म के अनुसार, 'व्ण-आश्रम? की 
व्यवस्था द्वारा, सामाजिक ओर वैयक्तिक जीवन की व्यवस्था करने वाला धर्म, 
बर्णाश्रम-घर्म ही, 'ननातन?-घर्म है । उसी से अभ्युद्य-निःश्रेयस की सिद्धि 
मनुष्यमात्र को हं। सकती है; अन्यथा नहीं । पर ख़ब याद रहै, 'गुसेन कम, 
और 'कमंणा वर्णा:! । 'जन्मना वर्ण:' नहों। 'जन्मना वर्ण: का अप-सिद्धांव, 
अ-सिद्धान्त, कु-सिद्धांत, निवांव दोषपूर्ण बिचार, अंगीकार कर लेने से ही तो 
भारतवर्ष ओर भारत-जनता का धरम, इधर सैकड़ों बर्ष से, नितरां 'झ- 
सनातन', प्रतिपद्‌ विशीयमांण, हो गया है । परस्पर भेद-भाव, ईष्यो-दवंष, 
अहंकार-तिरम्कार, से भरकर, परस्पर-बहिष्कार से कलुषित होकर, सहतस्षों 
पंथों, सम्प्रदायों, रूतों, आचार-भेदों, स छिन्न-मिनत्न, ढाई हज्ञार से अधिक 
जाति-उपज।ति-उपोप जातियां को, बण-उपवर्शा-उपोपव णे का, पैदा करके, यह 
'हिन्दू धर्म कहलाने वाला घर्माभास, मिथ्याधर्म, उसके मानने वाले और 
'हिन्दू' कहलाने बाले समाज के साथ, प्रतिपद, प्रतिदिन, क्षय को प्राप्त दो रहा 
है। सच्चे सद्धम के तो सब-संग्राहक, सर्वाकरषक, सब-प्रिय होना चाहिंये। 
पर आजकाल, सैकड़ों वर्ष से, यह 'हिन्दू-धर्म', अध्यात्मशासत्र ओर बेदान्त- 
दर्शन की भी ५ करके, सर्व-विप्राहक, सर्वविद्रावक, सर्वोद्देतरक, स्व- 
कुत्सित दो रहा है; और कोदिशः मनुष्य इसके छोड़ कर अन्य पर्मों में चले 
गये, और जा रहे हें । 

याद प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेसर्गिक, गुण-प्राधान्य के अनुसार 
जीविका-कर्म की, और जीविका-कर्म के अनुसार वर्ण अथांत 'पेशा' की, 
व्यवस्था के शुद्ध आध्यात्मिक सिद्धांत पर समाज का व्यवस्थापन, 
लोक का संग्रहण, किया जाय, तो आज यह ज्षयरोग निवृत्त हो जाय, 
हिंद-समाज! का रूप “मानव-समाज' का हो जाय, हिन्दू कहलाने वालों 
के आपस के वैमनस्थ मिट जायें, ओर भारत-वासी अन्य अ-हिंदू समाजों 
से भी 'हिन्दू “समाज का वैर दूर हो जाथ। जो बैर पुनः प्रतिदिन अधिकाधिक 
भयंकर रूप धारण कर रहा है। चार 'पेशों' ओर चार अवस्थाओं के साँचे- 
ढाँचे में सारी दुनिया के सब मनुष्य अपने-अपने मज़दब और क़्ोम को बदले 


१३२ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


बिना, बैठाल दिये जा सकते £; और सूप्तानिष्द किये जाने चाहिये । तभी 
मनु के ये छोक चरिता हो सकते ६, जैसे होने लाहिये' । 
ब्रादण; छत्रियों वेश्य।, बयो वर्णा: द्विनातयः 
चतुर्थ एकजाविंस्तु शूद्ों, नास्ति तु पंचम: ॥ 
एतदंशप्रयूतस्य सकाशादू अग्रजन्मन; | 
स्‍्व॑ सवं चरित्र शिक्षेरत्‌ पृथिव्यां सर्वमशामतरा। ॥ 
शाथांत , “पुरुष की तिगुणात्मक, रूस्व-रजस-तमो-गुणात्मक, प्रकृति 
के अनुसार, तीन भकार 5, द्वि-ज, द्वि-जात, मनुष्य, और एक प्रकार का 
एक जाति मनुष्य, पेदा होते है । १) सत्तायिक, ज्ञान अधान, विद्याजीवी,. 
शानदाता, शिक्षक, विद्वान; (२) ग़्जाइडिक, क्रिया-पप्रान, शख्लजीबी, 
न्नाणदाता, रक्षक, वीर; ( $ ) तमेइबिक, इच्छान्यरथान, बात्ताजीवी, अन्न 
दाता, पोषक, दानी - यह तीम द्वि-ल होने हैं । अव्यंजितगुण, अथोत्‌ जिसमें 
तीनों गुणों का साम्य है, तीन में से कोई एक गुण विशेष रूप से अभिव्यक्त 
नहीं हुआ है, श्रमजीबी, सबधारक, सब तेवक, सद्दायक्र--यह्‌ ए-जाति है। 
पाँचवी प्रकार का सनुष्य, प्रथिदरी पर. कहीं हाता हं। नहीं; जहाँ भी कहीं 
मन््य हैं, इन चार में से ही किसो ने किसी प्रकार के हैं। एतद श, इस देश, 
भारतवष, में उसन्न, “अग्रमजन्मा! से, आत्मज्ञानी, तपों -विद्या-सम्उन्न, श्रेष्ठ 
विद्वान से, पृथित्री-तत्न के सगस्‍्त मनुष्यों के, अपने-अयने स्वभाव ओर गुण 
के उचित स्व-धर्म-कर्म चरित्र को, शिक्षा लेनी चाहिये। 'एतद श' ही के विद्वान्‌ 
से क्‍यों ! इसलिये कि सातव-जञाति के उपलब्यतान इतिदास में, भारतवे में. 
ही, वेदान्त-दशन अथोत अध्यात्म-शाह्ष के सिद्धान्तों # अनुसार, - बणाः 
अर्थात्‌ पेशों, रोज़गा रों, भीविका-कर्मोत्माक वर्गों ) ओर आश्रमों के विधान 
से, समाज को व्यवस्था, बुद्धि-पूर्वंक की गई है; अन्य देश में अब तक नहीं: 
हुई । किंतु अब, सब देशों का संबंध हो जाने से, सब में फेलनी चाहिये । 
 'द्विज! कौन और क्यों, तथा “अग्रतन्ता' कौन ओर क्‍यों ! 
( मातुरप्रेड्घिजनन, द्वितीय॑ मोंजिबन्धनें | मनु० 
प्रथम प्रथिबी-लोके, आत्मलोके ततः पुनः। 
दिवारं जायते यस्मात्‌ तस्माद्‌ द्विज इति स्पृतः ॥ 
अंतरृष्टिविकासेन, येनाइत्मा सुसमीक्षितः | . 
स्वचित्तगुण॒दोधाणा परीक्षाकरणे क्षम; | 
यंश्व जात, स एवास्ति द्विजात इति निश्चय; ॥ 
मानवो जायमांनो हिं.शिरसा5म्रे प्रजायते | 
शानेन्द्रियधरंत्वाब्वाप्युत्तमांग शिरः ध्मृतम | 
(:नहि शानेन सहश पविन्रमिहविद्यते । गीता 
संबेधां पुरुषार्थानां शान साधनमृत्तमंम | 


दर्शन ओर धर्मांचरण से सर्वेज्ञाभ १३३ 


निधीनामृत्तमश्चापि योड्यं ज्ञानमयों निधि; || 
अ्रतो यो झ्ात्मविज्‌ , ज्ञानी, विश्वमिन्नं, तपोमयः | 
'अग्रजन्मा! से बाच्य; स्थान्‌ , नाउन्यस्तं शब्दमहंति ॥ 

“पहिला जन्म माता सं, प्रथवालाझ में | दूसरा जन्‍म, आत्न-लोक में, 
अन्त ष्थ के विकास से, जिससे आत्म-दशन हाता है, ओर अपने चित्त के 
गुणों भोर दोषों की पराक्षा करने की क्षमता उपजती है | जिसके यह दूसरा 
जन्म हो जाय वी 'डिज! है । 

“मनुष्य का सिर आगे पैदा होता है, फिर घड़ और पैर; सिर ही में 
सब ज्ञानेन्द्रिय एकत्र हैं; इसलिये सिर के हे। 'उत्तमान्न” कहते हैं। सत्य ज्ञान 
के ऐसा, वित्त के भोर शरीर को पवित्र करने वाज्ञा दूसरा पदार्थ केइ नहीं 
है; सब पुरुषार्थों का उत्तम साथन सजज्ञान ही ६; सब निधियां में, ज्ञान-घन 
ही उत्तम निमि हैं | इसलिये आत्मा का जानने वाला, श्वानी, विश्वजनीन, 
विश्व का भिन्न, 'सर्वोभाकदिते रतः', तपस्वी, निरस्वार्थी, जे। मनुष्य हा, वही 
अग्र-जन्मा! कहजाने योग्य है; दूसरे क्रिसो को यह नाम, यह शब्द, केवल 
किसी कुल में जन्म हाने से, नहीं मिल सकता | 

“दशन' से गूढार्थों का दशन 

'दशन' शब्द का एक अथे दशेनेन्द्रिय 'आँख' भी है | दर्शन शाख्र के 
ठीक-ठीक अध्ययन ले नई 'आँख' हो जाती हे, जिससे 'पोराणिक! पुगनी 
बातों का अर्थ नया देख पड़ने लगता है, श्र-णवी -भूत हो जाता है । सम्यग्द्शेन 
की 'प्र-णबी'-भूत आँख, भिन्न से भिन्न देख पढ़ंत हुए मर्ता में, एकता देख 
लेती है; देश-देश के वेष-वेष में अपने को छिपाते हुए बहुरूपिया “मिन्र' को 
याण को, पहिचान ही लेती है । का द 

मित्रस्य चन्कुषा पश्येम | ( वेद ) 
ऐ बे चश्मानि दिल मी जुज्ञ दोस्त । 
हर वि बीनी बिदाँ कि मज़हरि ऊत्त ॥ (सादी ) - 

“जी कुछ हम देखें, मित्र की, दोस्त की, आँख से देखें; सभी ता 
परमात्मा हो का, परम सखा जगदात्मा ही का, इजहार है, आविष्कार है।” 
'सिन्र' नाम सूर्य का भी है; साक्षात्‌ सब के प्राणदाता सूय हैं, सर्वात्मा के. 
'वरेण्यं भर्ग:', 'तजल्ली खास, है | परमात्मा की दृष्टि से सब को देखो। 

मागबत, महाभारत, आदि में बताया है कि, वैष्णब सम्पदाय में - 
पूजित, 'बासुरेव, सकषण, प्रद्युेम्न, अनिरुद्ध/ के चतुव्यह का, आध्यात्मिक 
अथ, चित्त, . अहंकार, बुद्धि, मनस2 है; तथा आदिनारायण का. अथे.. 

परमात्मा है । अन्य अर्थ भी कहे हैं, यथा, भागवत, स्कंघ १२, अ5 १९ में, . 
- छक्त चार को तुरीय, प्राज्, तैजसं, विश्व कद्दा है; तथा; विध्णु की चार भुजा, 
 झौर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि, आयुध और आशभूषणों का भी अथे 


१३४ दशन का मुख्य प्रयोजन 


कहा है। ऐसे ही, शेत्र सम्प्रदाय में, “पंच ब्रह्म, अथाोव्‌ सद्योजात, बामदेब, 
अधोर, तत्पुरुष, इशान! का आध्यात्मिक अथ, पंच महाभूतों में विद्यमान 
ठयज्यमान चैतन्य ही है। तथा शक्तिसम्पदाय में, <दुर्गाः बुद्धि-शक्ति का, 
ज्ञान-शक्ति का; और 'राघा?, 'प्राण-शक्ति! का, 'क्रिया-शक्ति का'; और “उमा', 
“इच्छा शक्तिः, मूल-शक्ति, का, नाम है तंत्र शाखतर में 'ऐ” ज्ञानशक्ति का, हीं 
ओर “श्री! क्रियाशक्ति का, तथा 'क्वीं! इच्छाशक्ति का, नाम है ! इत्यादि । 

'निरुक्त' नाम के वेदांग का उद्दं श्य ही यह है, कि वेदों के शब्दों का 
'निर्वेचन!, व्याख्यान', उचित रीति से किया जाय। अधिक प्रन्थ इस विषय 
के लुप्त हो गये हैं; यारक्त ही का “निरुक्तः अब मिलता है, जो प्रायः दो वा 
ढाई हज़ार वर्ष पुराना कहा जाता है । इसमें बतलाया है कि बैदिक शब्दों 
ओर मंत्रों के कहे प्रकार से अथ किये जा सकते हैं, और सभी अभीष हैं; 
याजक्षिक (आधि-दैविक), पेतिहासिक ( आधि-भौतिक ), और आध्यात्मिक | 
आधि-देविक ओर आधि-भौतिक अर्थी में अवान्तर प्रकार भी हैं; यथा, एक 
मंत्र का अथ, ज्योतिःशास्त्र / ऐस्ट्रोतोमी? ) के तथ्यों का भी संक्रेत कर 
सकता है; प्राणि-विद्या ( 'बायालोजी' ) के; शारीर-शास्त्र ('एनाटोमी- फ्रसिया- 
लोज्जी' ) के; प्रथित्री-गास्त्र ( 'जीयालोजा, जीयोग्राफ्री” ) के; वैशेवषिक-शा्ल 
( 'फ़िजिक्स-के मिस्ट्री' ) के; मानव-इतिहास प्रश्नति के, भी | आपाततः, यह 
असम्भाव्य जान पड़ता है; किन्तु 'समता-न्यायः, 'सम-दर्शिता-न्याय!, “उपमान- 
प्रमाण”, पर गंभीर विचार करने से, जैसा एक, बैते सत्र!, 'ला आफ 
एनालोजो?, पर ध्यान देने से, यह सबंधा सम्भाव्य हो नहीं, अपि तु (बल्कि) 
निश्चित ज्ञान पढ़ने लगता है। जेसे एक दिन में सूर्यीरय, मध्याह्, सूर्यास्त, 
वैसे एक वर्ष में बसन्त-प्रीष्म, प्रावृट-वर्षा, शरतू-शिशिर; बैय एक जांबन में 
जन्म-स्थिति-मरण, बाल्य-योवन, तारुस्य-्यौढ़ि, वर्धक्य-जरा; यथा छुद्र-विराद, 
बेसा ही सहाविराट; जमा भनुष्य का एक दिन चैसा ब्रह्मा का एक युग, 
महायुग, कल्प, महाकल्प शआदि; जेसा एक मनुष्य का जीवन, बैसो एक मानव 
उपजाति, जाति, महाजाति, 'ट्राइब', 'सब-रेस,! रेस! का; जैसा अणु बैसा 
सौर-मम्प्रदाय; 'ऐज़ दी एटम, सो दी सोलर सिस्टम! +'ऐज् दी आइक्राकाजम, 
सो दी माक्रोकाज्म! ।* 

यावान्‌ अयं वे पुरुष: यावत्या संस्थया मितः | 

तावानसावपि महापुरुषो लोकसंस्थया || ( भागवत,स्कंध १२,अ्र० ११) 

चैलेक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देदतः |... 





१ 897076०णए ; 0708० ; क्रा०ा०7ए-ए9४00879 ; 85००७५, 
8९०8780779 ; [7एज08-०९॥ए७9509 ; 8७४ एा ब)ध०8७ ; ध0९, 57-2९, 
४808७ ३ 88 (॥6 ३६०70, 80 ४7६ 8067 $8॒8६97' $ (88 ६98 727020870, 80 8६8 


78८70009700 , 


दशन' से गृह्र्थीी का दर्शन १३५ 


,» अक्षांडसंशके देदे यथादेशं व्यवस्थिता; || ( शिवसंद्विता ) 
. शरीरस्थानि तीर्थानि प्रोक्तान्येतानि, भारत | 
शरारस्थ यथोददेशः शरीरोपरि निर्मितः। 
तथा एथिव्या भागाश्च, पुण्यानि सलिलानि च ॥ (म० भा०, अनुशा, अ० ७०.) 

“मनुष्य के शरीर में जे। तक्त ओर अवबयब्र हैं, वही तक्त्य और 
ताहश अवयब “मह्दविराद! में भी हैं; जंसे पिंडांड बेसा ब्रह्मांड। जेसे 
मानव-शरीर में विशेष-त्रिशेष अवयव, मस्तिष्क, मेरुदंड, षट्चक्र, कन्द, 
नाड़ी आदि 'तीथ' हैं, 'तरण' के, संसार से क्रमश: “उत्तरण? के, तर जाने के, 
स्थान वा मार्ग हैं, वेसे ही प्रथ्वी के विशेष विशेष गुण रखने वार पुस्यस्थज् 
हैं, मानव-शरीर के अवबयवों के 'सम', 'समान', 'अनुरूप' हैं” । यद्यपि, 

अ्त्युग्भूरिकर्माणी नात्तिका रौरवा जनाः | 
तेडपि तिष्डन्ति तीर्थेषु, तीर्थसारस्ततों गतः॥ ( मागवत-माहात्म्य ) 

“वत्तेमान कलिकाल में ती 7 में प्रायः उम्र पाप करने बाते ही मनुष्य 
भर गये हैं, इसलिये सत्र तीथ सारहीन हो गये हैं |” आध्यात्मिक अर्थ ही इन 
सब अर्थी में मुख्य है; मनुष्य के निक्टतम है; सब से अधिक उपयोगी है। 
वेदें| में, और उनके पीछे, जंत्र वेदों की भष। और सकेत लोक में दुर्बाध्य है। 
गए, तब पुराणों और इतिहासों में, उस समय की बदली हुई बोली में, अर्थात्‌ 
संग्कृत में, प्राचीन ऋषियों ने, वेद के आशयों को, आख्यानों ओर रूपकों में, 
लिखा | । 

भारतव्यपदेशेन वेदाथमुपदिष्टवान्‌ । 

“वेदव्यास जी ने वेद के अथ का महाभारत के बहाने से, लिख दिया”; 
जो सर्व-साधारण के समझने थाग्य सन बहलाने वाले कथानकां द्वारा, शिक्षा 
देने मे समर हैं | ये आख्यान अक्तरार्थ की दृष्टि से, बच्चों के लिए, मन-बहू- 
ज्ञाब के साथ-स|थ, साधारण आचार-नाति की शिक्षा देते हैं; गूढ़/र्थ की दृष्टि 
से, परिपवव बुद्धि वालों को गस्भार शाल्लीय तथ्यां का शिक्षा देत है । 

किन्तु काल के प्रवाह से, उन पौराणिक ऐतिहासिक रूपकों का अर्थ भी 
वैसा ही दुर्वाध हा गया, जेसा वैदिक मंत्रों का | जैसे एक मनुष्य की, बीमारी 
से, चोट से, वा वाधस्य से, प्राण-शक्ति क्षीण होने से, उसके शरीर, इन्द्रिय, 
बुद्धि, सभी दुबंल द्वो जाते हैं; वैसे ही एक जाति वा समा को संघ-शक्ति 
ज्षीण होने से, उसका ज्ञान, उत्साह, शौये, समृद्धि, कल्ा-काशल, सभो 
शिथित्न ओर क्षीण हो जाते हैं। सब हासां का मूल-फारण शाल-ह्वास है । 
इससे परस्पर के सबंध को, संहनन, सघात, संघत्व का, दृढ़ करन वाल स्नेह 
प्रेम विश्वास का हास; उससे बुद्ध-बल-शौय-विद्या-लह्रमी-हास, सभी सदू- 
गुणों का हास; मद्ामारत शांति पवे में, बलि -इन्द्र की कथा से, यद दिखाया 
है। शीज्ञ का सार कद्दा है--/अपने लिये जैसा चाहो बैसा दूसरे के लिये |” 


१३६ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


'उत्तमांगा, राब झानेन्द्रियों का, अंतःकरण का, आधार, सिर जब 
बिगड़दा है, तब सब थिगड़ता है; ज्ञान-पवान जीवों, समाज ऊ» शिक्षकों 
जब शील विक्ृत 2आ, श्वाथे ओर दमन बढ़ा, सत्र क्रमराः अन्य सब अंग 
बाहु, दर, पाद, सभी में विकार उत्पन्न हुआ; सार समाज अष्ट हुआ | 

ब्राह्मण तु स्त्रकमस्थं दृष्ठा बिभ्यात चेतर । 

नान्यथा, क्षत्रियाद्य|स्तु, तस्माद्‌ विप्रस्तपश्चरेत्‌ ॥ ( शुक्रनीति ) 

ब्राह्मण को अपन घम कम गे, साल्यिक तप) सं ग्रह आर सात्विक विद्या 

संप्रह में, प्रवृत्त देखकर, दाजियादि अन्य बगा भी डरते हैं, आर अपने-अपने 
उचित घर्म-ऊम में लगे रह। ४; अन्यथा, नहीं लगन; जय ब्राह्मण, तारक 
की जगह मारक, शिक्षक की जगह बंचक, हा गया; ता ज्ञत्रिय भी रच्क 
के स्थान में भत्ञक, ओर वैश्य भो पोष ३ के स्थान में सोषक, और शूद्ध भी 
सेवक के बदले परषक हो जाते हैं । इसकिये आह्यण का सब से अधिक उत्तर 
दायिता है, ज़िम्मादारी है; उसका सब से अधिक आवश्यक हैं कि वह सात्विक 
तपस्या में, ओर सात्विक विद्या के अध्ययन आर प्रचाग्ण में, सदा लगा रहे । 
पर ऐसा किया नहीं; तपस्ण छीडे दी, दंभ आदर लिया; सठिया शो दी,ठग- 
विद्या ओर कठहुज्जत गत लगाया। पीराणिक आख्यानों आर रूपकों का सच्चा 
अर्थ भुला दिया गया; उनके संस्करण आंर सुप्रयोग के ठिकाने, दुष्करण और 
दुष्प्रयोग ही बढ़ता गया । उपयोगी ओर बुद्धिव्धक शिक्षा देने के स्थान में 
अन्ध-भ्रद्धा ही बढ़ाई गई । जा कथान 5; स्पष्ट हो, बुद्धि पूर्वक निर्भित हैं, गढ़े 
हुए, बनाए हुए, 'रूपक! है, ( 'ऐलेगोरीः है' ;; मन 6 रूप ही से साझ्ात्‌ प्रकट 
होता है कि ये प्रनीक' ( 'क्ाम्युल', 'सिम्बन्त ) मात्र हें।* थोड़े शब्दों में बहुत 
आशय और अर्थ रख देने के लिये मंजूषा मात्र हैं; उनकी भी व्याख्या 
अक्तरार्थ से द्वी की जाने क्षपी, ओर उभी अद्दाराथ की ओर साधारण भोती 
जनता को अध-अ्रद्धा कुफाई गई, उसका सूढ़भाह बढ़ाया गया। कारण यही 
कि, व्याख्याता ल्ागों के पास शांक्ष नहीं, सदूबुद्धि नहीं, सद्ज्ञान नहों 
बहुअ्॒तता-बहुज्ञता नहीं; उनके स्थान पर दम्भ, अहंकार, कपट, 'बैडाल- 
ब्रतिकता' “बफ़प्नतिकता' आदि बहुत; जिसका मनु ने उम्र शब्दों में पषण 
किया है | इसी लिये मनु ने, व्यास ने, यह भी कहा है--. 

इतिहास-पुराणभ्यां बेदं समुपवृ हयेत्‌ | 

बिभेत्यह्पश्रतादेदों, मामय॑ प्रतरिष्यति ॥ 

“इतिहास-पुराण के द्वारा बेद का अथ सममना चाहिये। जो बहुश्रत 
बहुशाखज्ञ, नहीं है, वह वेद के, अथ का अनथे कर डालैगा ।? जब इतिहास- 
पुराण का ही अर्थ भूल गया, तो उससे वेद वेद्ान्त के सच्चे अर्थ का 
उपब हण, उदादरण , विस्तारण, निरूपण, केसे हो ! 





3 #नीह३०४ ; 07० ; 89770०ं, 


सदाचारियां की प्रशंसा; दुराचारियों को निन्‍्दा १३७ 


प्रत्यक्ष दी, अ्रतिवष कई बेर, सूर्यग्रहण चन्द्रगहए के अवसर पर, 
यह दृश्य देख पढ़ता है; काशी ऐसे स्थान में, गंगा में स्नान करने को, 
लाख-लाख, दा-दी लाख, को भीड़, दहाती स्लियों पुरुषों की आ जाती 
है। उनकी यही समभाया हुआ है, और समभाया जाता है, कि पुराणों में 
लिखा है कि, 'सिंहि+।' राक्षसी के पुत्र का सिर विष्णु ने चक्र से काट डाला; 
सिर राहु! होगया; शरीर | 'केतु' हो गया; सूर्य और चन्द्रमा ने, इशारे से, 
विध्यु का बताया था, कि संहिकेय भी देवों की पंक्ति में, उन दोनों के बीच 
में, अमृत पीन के, आ बेठा; इस हंष स, समय-समय पर, कटा पिर, 
जिसका नाम राहु! हो गया है, सूर्य ओर चन्द्रमा को निगलने के लिये दौड़ता 
है; स्नान करन से, ओर ब्राह्मणों को दान देने से ही, सूये और चन्द्रमा बच 
सकते हैं ओर बचत हैं। ऐस मिथ्या प्रचार की किन शब्दों में निन्‍दा की 
जाय ! ऐसे ही पहुविध शील्डास, भ्त्यह्वास, से ही तो भारत समाज का 
सवृथा ड्/स हो रहा हे ! 
मनु ने मानव-समाज् को सभ्यता, शिष्टता, व्यवस्था, तहृज़ोब, तनज़ीम, 
को दा त्रिकों? को दंहिरी-तिहरी नीवी, नीब. आधार, बुनियाद, पर दृद्तर 
प्रतिष्ठित करके ऊँची उठाया; “माता पिता तथाडडचार्ये:” “ब्राह्मणा: ज्ञत्रियाः 
विश :”, सतीमाता, सतपिता, सदुआचाय, तथा माठ्स्थानी सदवेश्य, पिठृ- 
स्थानी सत्क्षत्रिय, आचारयस्थानी सदृब्राह्मण; ततन्नापि, विशेष महिमा सती 
पतित्रता और घर्मजात-संतर्ति-त्रता माता की, सदूज्ाह्मण की, सतृज्नत्रिय की । 
शानदो ब्राह्मण; प्रोक्त, त्राणदः छत्रियः स्मृतः । 
प्राणदों हश्यन्नदो वैश्यः, शूद्र/ स्बंसहायदः ॥ 
शिक्षको ब्राक्मणः प्रोक्त:, रक्षकः ज्षत्रियः स्मृतः | 
| पोषक: पालको वैश्यः, घारकः शुद्ध उच्चते॥ 
८उपाध्यायान्‌ दशाचाय:, शताचार्या स्तथा पिता । 
' सइस्॑ तु॒ पितृन्‌ माता, गौरवेणातिरिच्यते ?॥ (मनु०) 
सती स्त्री की, सदूत्राह्मण की, सतक्षत्रिय ( राजा ) की, मल ने, 
ऋषियों ने, देवों से भी अधिक प्रशंसा की है| परन्तु, जब यह असत्‌,. दुष्ट, 
पापी, भ्रष्टाचार हो जाय, वो वैसी ही घोर निन्‍दा भी, इन्हीं वीन की, किया है । 
तन्नापि, शिर:स्थानी, उत्तमांगस्थानी, दुराचार. आ्ाहझण की अधिक; क्योंकि, 
जैसा पदहिले कहा, जब सिर बिगड़ा, बुद्धि में विकार आया, दमाग़ खराब 
हुआ, तब सब बिगड़ा; जब तक बुद्धि ठीक है, तव तक ओर किसी अंग को 
पहिले तो बिगइने नहीं देवी; और, दूसरे, यदि बिगड़े तो बना लेती है। 
अतपास्वनधीयानः.. प्रतिग्रहरुचिद्विज: । 
अम्भस्यश्मक्वेनेव. सह तेनैव मजति॥ 
न वार्यपि प्रयच्छेत बैडालम्तिके दविजे। 


श्द्ध 


शबघ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


ने बकजतके विप्रे, भावेदतिदि भस्रवित |। 
धर्मं्वजी सदालुच्धश्छाओको लोकदम्मकः | 
शैड्ालज्तिकों शयों हिस्तः सर्वाभिसंभकः ॥ 
अधोहशिनेप्कृतिक:. . स्वाभ्रंसाधनतेत्पर; । 
शक्रों मिभ्याविनीतरच बकज़तचरो द्विज़ः ॥ 
ये बकलतिनो विपग्रा से च भार्जारिलिंगिनः | 
ते पत्ंत्यध्रतामिसस तेन पापेन कमंणा ॥ 
ने भर्मस्थापदेशेन पापं इृत्वा जत॑ चरेत | 
प्रतेन पाप॑ प्रचछाश कुवन्‌ स्त्रीशुद्र दम्भनम ॥ 
प्रेत्येत्न॒ चेहशा विप्रा गह्म॑स्ते ब्रक्मवादिभिः | 
छुद्धना चरितं यच्च बतं रक्यांसि गच्छुति || ( मनु ) 


“ज्ञो नामधारक, तपस्थाहीन, विद्याहीन, अपने को ब्राह्मण बतलाने 
वाले, मिथ्या ब्राइण हैं, अच्छे ब्राह्मण नहीं है; जो बिड्ालत्नती, बकत्रती, हैं; 
भोज्री स्त्रियों ओर नासम्रक पुरुषों का दस्भन करते हैं, उनको ठगते हैं, 
धोखा देते हैं, ओर अपने स्वार्थ के ही साधन में सदा तत्पर रहते हैं; ऐसे मिथ्या 
ब्राइणु, जो दान लेते हैं, वे दान देने वालों को भी अपने साथ लेकर, नरक में 
गिरते छें। ऐसे विप्र, जो प्रत आदि, लोक की दिखाने के लिये, ढोंग से करते 
हैं, उस बत से राक्षुसों की, दुराचारियों की, ही पुष्टि होती है। सश्च आराह्मण, 
ऐसे मिथ्या आह्यणों की घोर निन्‍दा करते हैं ।” यह मनु के खोकों का आशय 
हे मूल के सब उग्र शब्दों का अनुवाद नहीं किया है। दाता, प्रतिप्रद्ीता, दोनों 
का नरक में पढ़ना अपरिहाये ही है, तथा 'राज्षर्सों' की वुद्धि। चाहे मू्खेता 
से ही, जो कोई, बिना जाँचे-लममे, पाप को छिपाये हुए और सज्जन का वेष 
धारण किये हुए पापी का, भरणु-पौषण करेगा, वह प्रत्यक्ष ही देश में पापाचार 
को बढ़ावैगा, फैलाबवैगा: जिसका फल्ञ 'राक्षसों? और दुष्टों की वृद्धि, भौर सब 
के लिये नरक, तरदू-तरह का दुःख । 

. ऐसी ही: घोर निन्‍्दा दुष्ट क्षत्रिय को, राजा को, की है । 
दंडो हि युम्इत्तेजो' दुधेरत्चा5कृतास्ममि: । 
घब्बाद्‌ किचलितं इंति सुपमेवः सवानभवम || 
तस्त्ाहुः सम्पणेतार राजान॑ सत्यवादिनस | 
समीक्ष्यकारिशं प्राश घमंकासाथकाीविदस || 
त॑ सजा प्रशयन्‌ सम्यक्‌ त्रिवर्गेणामिबर्ते । 
कामात्या विषसः चुद्रे! दंडेनेव निहस्यते ॥ 
अदंज्यात्‌ दंडयन्‌ राजा दक्मांश्रेषाध्यदंद्यत | 
अयशो महदापह्ओोति नरक॑ चाबिगणछूति || 


द सदाचारियों की प्रशंशा; दुशबारियों की निन्‍दा १३५ 


यो राशं; प्रतिश्दशाति लुउंघस्येष्छास्थ्रवर्तिन: । 

से थांति नरकानीमाम्‌ पर्यायेशकविंशतिम || 

दशसूनासइसतारि ये। वाइयति सौनिकः | 

तेन तुल्यै। (द्ृपः पापी), पेरस्तस्थ परिग्रह: ॥ (मनु०) 

“इंडनशक्ति ध्रवल॑ ओर तीतण तेज़:पंज है; अकृततात्मा पुरुष, रोजा 
जिसने स्बव्यापी आध्मा का “दर्शन! नहीं जिया है, “आस्वीज्षिकी' विद्या थे 
आत्मा की प्रकृति का 'अन्वीक्षण” नहीं किया हे, वंद इंस दड़-शक्तिका धारण 
भोर 'नयन”, प्रयोग, उचित प्रकार से नहीं कर सकता है | यदि धभ से यंह 
शक्ति घिंछ॑ल जाय, हंट जाय, तो बन्धु बान्धव समेत राजा ही का विनाश कर 
देंती है। सत्यवादी, निष्पक्षपाती, धर्म-अथे-काम के तर्व को जानने बाला, 
प्रशानवान, सद्दिवेक से काम करने वाला, ही शाजपुरुष, इस शेक्ति को 
धारण प्रणंयत्त करने के योग्य है। कांमात्मां, विषभेदर्शी, अन्यायी, जुद्रबुद्धि 
रातपुरुष, उसी दंढशाक्त से मारा जाता है | जे। राजपृरंष॑ अदंडनीय को दंढे 
देता है, और दंडेंनीय के। दूँड नहीं देता, वह बड़ा अयशी, अ्प॑ जसे, बंद॑नेमी, 
पांता है, भोर घोर नरक में पड़ता है। जा राजा लाभी, पापी, राजधर्मशार्ते 
के विरुद्ध आधरंश करने धाला हे, उससे दांन दक्षिणा लेना भी भंद्वाषाप हैं; 
ऐसा राजां ते दस हंज़ार सूंना, 'बूचंड-ज्ामा', फ़ैस्साब-खंाना', चेलॉने पीले 
सोनिक, कससाध,” बुंचड़, के बराबर है; क्योंकि बंह लेखों करेरो शरौब 
प्रजा की बीड़ी देकर, उन्तते धन चूस कर, अपने ऐश में ७ड़ाता है, और 
तरह-तरह के महा पात करंता है । ऐसे राजा से जै। दाम लेता है, वेंहे संक्षात्‌ 
है| उसके पापों की।सदायंता फंरतो है; इंसलिये, उसके साथ, इक्कीस-ईकीर्स 
मरकों में अवश्य पड़ता है | 
पुराण के रूपकों का सच्चा अर्थ, ज्योतिष आदि शास्त्रों के शंब्दों मैं 

डेयारूुंथा करके, साधारण जनता को सँममाना खिखाना चाहिये, जिसमें इनकी 
सर्जज्ञाम॑ संदूबुद्धि बढ़े । सूय॑ के चारो ओर सांत॑ ( यां दंस या और अधिक ) 
प्रंह भो धूंम रहे हैं, और प्रथ्वी के चारों और चन्द्रमा जा घूम रही है, यहीं देंवीं 
को पंक्िं अमृतपान कर रही है। 'विसिनोति, विशेति, सर्वाने पंदार्थाने, ईति 
विंध्गु:', संत्र पंदार्थी में पेठी हुईं, संबंका एक दूसरे से बाँघे हुएं, सौये हुए, 
पॉरमात्मिक संबब्याप्ते ज्ञोंन, का ही माम “विष्णु? हें; वही ज्ञाम, बैही सर्व श्िं- 
माम्‌ चैंवन्यं, सोर संम्प्रेदाय को चला रहा है, अमृत पिलीं रहा हैँ। सुंये 
ओर चन्द्रमा के बींच में जब पूँथ्वी आां जांती हे, तब, पृथ्वी को छाया, चन्द्रमा 
पर पड़ फर, डेसंकी, अशत: था पूर्सेत:, छिंपा देती है; अर्थवी जब धपूर्य और 
पृथ्वी के बीच में चरद्रेमों ओआ जेँता है, तेब॑ चन्द्रेमा की छाया प्रंथ्ंवी पर 
पढ़ती है, और पृथ्वी पर बसने वाले मनुष्यों की आँख से, सूथ, अंशतः छिप 
जाता दै; इसी को, बच्चों के समभा देने के किये, कद्नते हें कि, हब की पंक्ति में 


१४० दशन का मुख्य प्रयोजन 


सूर्य और चन्द्र के बीच में, अम्रत पीने के, छल से, दैत्य आ बैठा, उसका सिर 
काटा गया, ओर वह सिर, तय से, सूर्य वा चन्द्र को निगलने का यत्न करता 
रहता है। बच्चे पुद्दा करते हैं, यड़ वया है ?' 'गेला क्‍यों होता है १? पर पूर्ण 
शास्त्रीय उत्तर समझ नहीं सकने; इसलिये ऐसे रूपक से उनके उत्तर देना 
उचित है, जो यदि सम्पूर्णतः सत्य नहीं है, तो सम्पृणतः मिथ्या भो नहीं 
है। जब बच्चा ज़रा सयाना है, और सच्चा कार्य-फारण-भाव सममने की शक्षि 
उसके चित्त में उदय हो, तब उसको तथ्य समझा देना ही धर्म है; इसके बाद 
भी उसको रूपक के अक्षरा पर ही विश्वास दिलाने रहना, ओर यह डराना 
कि यदि श्रद्धा नहीं कगोेगे ता गारतक होगे, और नरक में जाओगे--ऐसा 
करना महापाप है; असत्य का, ओर अज्ञात, मिथ्याज्ञान, का, प्रचार करके, 
भेले मनुष्यों का दम्भन वद्घन करना है, ठगना है। 

ऐसे ही रूपक बहुतेरे इतिहास-पुराणीं से भरे हैं । यथा--( १ ) समुद्र 
में "अनंत! ओर 'शेष” नामक सहस्त फग वाले सर्प पर विष्णु का सोना 
उनकी नाभि से कमल का निकलना; उस कमल्त पर ब्रह्मा का उत्पन्न हों कर 
बैठना; विष्णु के कमल से मधु-कैटम दो असुरों का निकलना, और ब्ज्मा, 
को खा जाने का यत्न करना, विष्णु का उनको मारया; इत्यादि । ( २) गणेश 
का, पार्वती के स्वेद से, उत्पन्न होना: उनका नेसर्गिक सिर काटा जाना; उसके 
स्थान पर हाथी का सिर, सो भी एक दाँत का, लगाया जाना; चूदे पर सवारी 
करना । ( ३ ) वृत्रनामक असुर की उत्पत्ति और उम्रके उपद्रव; वद्न की 
उत्पत्ति; सुरों के राजा इन्द्र का, ऐराबत हाथी पर सवार हो बर, बृत्र को 
सारना; उस हत्या के पाप का, चार. जीवसमुदायों में, चार वरदान देकर, 
बाँटना; पवतों के परों को, जिनके बत्न से वे पढिले उड़ते-फिरते थे, वज्न से 
काटना; ( ४ ) हिरणयातक्ष का, पृथ्वी को, समुद्र के भीतर डुबा देना; विष्णु 
का वराहरूप घारण करना, हिर्ण्याक्ष को मारना, प्रथ्वो" कों उभारना; 
विष्णु के रपशे से, भूमि के गभे से, भोस अर्थात्‌ मल नामक ग्रह (झानेट। 
का उत्पन्न होना । ( ५ ) विध्य पव॑त का इतना ऊँचा उठना, कि सूर्य का मार्ग 
रुकने लगे; देवों की प्रा्थता पर, ज्ह्मा का उनसे कहना कि अगरतय ऋषि 
से कहो, क्योंकि वे विंध्य पवत के गुरु हैं; देवों की प्राथंना पर, अगस्त्य 
का, जो पहिले उत्तर दिशा में वास करते थे, दक्षिण को जाना; जब विध्य 
पवत के पास आए, तब विंध्य का साष्टाड़् दंडवत प्रणाम करना और कहना 
कि जो आज्ञा कोजिये वह करूं; अगसरूय का आज्ञा देना, कि जब तक में 
दक्षिण से न लौट तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहना ।( ६) दैत्य-दानवों 
से पीड़ित होकर, देवों का अगर्त्य से प्राथना करना, कि आप समसुद्रकों 





, * ि6६, 


१४२ दर्शन का भुख्य प्रयोजन 


उनकी पत्नी पावेती; सिर पर से गंगा! का प्रवाह, जो आगे चल के, 
'भ्रिवेणी? हो गई; इस जगत्यांवनी गह्ढा पर “अविमुक्तः छ्ेन्र, काशी, को 
स्थिति; वहाँ शिव का अवभिमुक्त निरन्तर |नवास; 3स काशी वाराणसी में 
पहुँच कर जो जीव, शरीर त्याग के अनस्तर, 'प्रह्मनाल! नाभक वीथी ( गह्ली ) 
से, 'मणिकर्णिका' तक पहुँचें, उसका तारक! सन्त्र का उपदेश हो, ओर 
'काश्यां भरणान्‌ मुक्ति, 'ऋते क्ञामान्न मुक्तिः', वह मोक्ष पाये । इस्यादि। 
उदाह रणं-रूपेश, बारह मुरुय रूपक ऊपर कहे। सेकड़ों अन्य भुरुय 

और गोणश रूपक, ऐसे ही, इतिहास-पुराण में भरे हैं ।जों थोड़ा भी 
विचार कर सकते हैं, उनके लिये स्पष्ट हे कि थह संव आख्याम, किसी 
विशेष अभिप्राथ से, बुद्धिपृत के, दीदःय-दानिस्तः, रचे हुए हैं; स्वाभाविक, 
प्राकृतिक, इतिवृत्तों के वर्शन, नहीं हैं । इनके अक्षरा को वास्तविक 
सनवाते का यज्ञ करना, मूखता फेलाने वाज्ञा कंपट और दस्भ है; तथा सोन 
लेना, अंप-भ्रद्धा भोर मूंढ-माहू है। पर सेकड़ों घर्षें, स, भारतवंष में, यही 
देख पड़े रहा है। एक आर ऐसे छल कपट से, और दूसरी भार ऐसी 
अप-भद्ा से, संदवुद्धि, समझान, सदूभाव, सरिच्छा, सदृव्यवदारं का, 
कितना हास हुआ हे--यह भारत जनता की हीन-दीन दशा से, अधःपांत 
से, ही प्रकट है । जब रुत्तमांग-स्थानीय, घर्मोधिकारी, धर्मे-नेता, धर्म- 
व्याख्याता, किसो देश, किसी समाज, में, राभस-तामस दुबुद्धि-दुःशील-दुशु- 
चरिश्न का नमूना सबके भागे रकखें, ता केयों न॑ जनता पर आापत्ति-विपत्ति 
भावे यूरोप में सी, तथा भ्न्‍्थ देशों में भी, ऐसे हा कारणों से, अब 
पुरोहितों भोर राजाओों की, भर्थाव 'थूरोपीय आद्ष्णों भर क्षत्रियोँ! की, 
बुद अप हुई, तब बड़े-बड़े विप्लव हुए है । 

आंवियायामंतरे वर्तमाना; स्वयंधीरा: पंडिंतभ्मन्यमानाः । 

अंपस्यमाना; परिगति मूढ़ाः, अ्ंघेनेव नीयमाना यधांधा; ॥ 

झभर्म धर्मसिति या भन्यते तेमेसा3डबूता | 

सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च, बुद्धि: सा, पा ! तामसी ॥ ( गौता ) 

“जब अन्धों के मेता भी भन्धे हों, अविया भस्त हों, पर स्वर बढ़े 

भीर-बीर पंडित दाने का अभिमान करते हाँ, धमे को अधमे भीर अधर्म को 
घर सममते सममाते हां, तब नेता ओर नीत दोनों हो अवश्य नष्ट होंगे ।” 


रुपकों का अर्थ 


कपर कहे हुए, तथा अन्य रूपकों में से कुछ के वेझञानिक, 
ऐतिहालिक, आध्यात्मिक आदि व्यास्याओं का संकेत, किसी-किसी की 
पूरी व्याख्या, पुराण इतिहास निरुक्त आदि में किया है। पर ऐस कोनों 
में, और ऐसे थोड़े में, कि इनकी ओर साधारण पाढ़केन्पडक का ध्यान 


रूपकां का अभय १५४७३ 


नहीं जाता; और उनको ढूँढ निकालना, खलिदान में से सुई ढूँढने के 
बरावर होता है । जिस प्राचीन काल भें यह रूपकमयी सं#त-भाषा प्रथित 
रही होगी, उस समय इनका ससभकता सहज रहा होगा; जेसे आजकाल 
शार्ट-हैंड' जानने दालों का, या संस्कृत लिपि ओर भाषा जानने वालों 
को, या फारती लिपि ओर भाषा जातने बालों को, आपस में, एक दूसरे 
का लिखा समझना सद्ृत् है; दूसरों को नहों। भव वह संकेत-भाषा बहुत 
कुछ भूली जा चुकी है; जेस प्राचोन शिल्ञालेखों, ताम्रपत्रों, इष्टका- 
लेखों के हायरोग्लिफ्‌', 'क्यूनिफाम अद्धर',' खरोष्ठी' आदि लिपि, भूली 
हुईं हैं; विशेषज्ञ ही उनका अथ, सो भी स्वंथा निश्चयेन नहीं, लगा 
सकते हैं । एक कठिनाई और है; निश्चयेन मतलबी स्वार्थी लोगों न, इन 
पुराण-इतिटद्ास स्मृति आदि प्रन्थों में, समय-समय पर, क्षेपक भी मित्र 
ये हूँ.। इन कारणों से ऐसे रूपकों का अथ करना दुस्साध्य हो रहा है । 
अध्यात्म-शास्र के दीपक के प्रकाश से, उसका विरोध न करके, आधिदेविक, 
आधिभोतिक, पाश्चात्य, पौरम्त्य, वैज्ञानिक शाज्ों की सहायता से, थोड़ा 
बहुत सूक पड़े तो सम्भव है ।* 

कुछ रूपकों की व्याख्या, कहाँ-कहीं, असकछुवश, अपने अन्य भंथों 
में, मैंने, यथाबुद्धि, करने का यत्न किया है; यद्यपि, अपनो बुद्धि ओर ज्ञान 
की क्षुद्रता के कारण, यह तो निश्चय है ही नहीं, कि व्याख्या ठीक है; तथा 
यह निश्चय हैं कि यदि ठीक भी है, तो 'सबंतः संप्लुतोदक' समुद्र में से एक 
, छोटे लोटे के इतना भी नहीं ग्रहण किया जा सका है | इस यत्न के समर्थन 
में इतना ही कह सकता हूँ, कि प्रचीन संस्कृत प्रन्‍्थों, ओर सीन पाश्चात्य 
विद्वानां के ग्रंथों, के अनुसार ही व्याख्या की कल्पना की हैं; 'नवींन”, 
'मॉलिक', 'अपूर्व!, कल्पना करने की शर्क्त तो मेरे पास ज़रा बराबर भी 
नहीं है । | 

उद्वदरण-रूप से, केवल सूचनाथ उक्त रूपकों में स कुछ की' व्याख्या, 
सकज्षिप्त, यहां लिख कर संतोष करूँगा | 

( ९ ) पू० ४७-६० पर, पहिले अद्षा शब्द का आध्यात्मिक दाशेमिक 





१ [67029979; टए४९ॉ०7॥8 


२ इस रीति से वैदिक रूपकों का शुद्धिसंगत अथ करने का यत्र आयंसमसाज के 
विद्वानों ने आरम्भ किया है | भरी वासुदेवशरण के ( जो अब लखनऊ के श्युज़ियम के 
क्यरेटर! हैं) लेख सो इस विषय के, अच्छे हैं। सन्‌ १६३४७ में, उन्होंने, ऐसे ज्ेखों 
का संग, 'उरुज्योति' के नाम से. धुपाया है। भच्छा पन्‍ध है। सूचन बुद्धि, उत्कृष्ट 
भाव, वेदाभ्यास, प्राच्रीन-प्रतीचीन-ज्ञान से लिखा गया है । 


१४४ दशन का मुख्य प्रयांजन 


अथ, विस्तार से, कहा जा चुका है। भिस कमल पर ब्रद्मा का आसन है 
चसका मार्मिक अथ यह #, 


मानसस्येह या मूर्तिब्रंहत्व॑ समुपागता | 
तस्यपासनविधानाथंं प्रथिवों.. पश्ममुच्यते || 
तस्मात्झआत्‌ समभवद्‌ ब्रह्मा वेदमयों निधि३। 


अहंकार इति ख्यातः सबंभूतात्मभूतकृत ॥ 


( म० भा०, शांतिपर्य, ऋ० १८० ) 
आकाश के कई नाम हैं, वरुण भी, समुद्र भी। “अदब्धानि वरुणस्य 

ब्रतानि,” ( चेदू० ) 'बसग थे, आकाश के, आश्चर्य अगांध हैं! | इस आाकाश- 
समद्र मे, किरण ( कोरोना?' ) सहित सू्े, स्त्रयं, कमल-पुष्पवत्‌, ( अथवा 
वटपत्रवत्‌, क्योंकि इस अ्रनन्त समुद्र में ऐसे पत्र ओर पुष्प, असंख्य, भरे हैं ) 
सवमान हैं, तैर रहे हैं, उनके भीतर, उनके ऊपर, चेनमय, "“आदित्य- 
नारायण! 'नराणां अयनं', आदि-शक्ति; से उब्जीवित जीवों के बीज-समूद, 
लेटे हैं 

ध्येय सदा सवितृमंडलमध्यवर्त्ती, 

नारायण संरसिजासनसब्विविष्ट: 


उनके नाभि से, सूय-गोलक के मध्य से, कमल-नाल के सदृश, 
झाकपशणु-विफ्षण-शक्तिरूपिणी 'रखा', “रश्मि', सात / वा दस वा अधिक ) 
निकल्ली हैं; उनमें से एक एक के जिरे पर, एक-एक ग्रह ( 'झानेट!”* ) विद्य- 
मान हैं; उन ग्रहों में से एक पृथ्वी है; इसको भी पद, कमल, कहते हैं; ओर 
वास्तव में, आधुनिक स्थल्मयी पृथ्वो, जलमय समुद्र के तल पर, पत्र फेला 
कर उतलटे रकखे हुए फमल के सदृश है; उत्तरी प्र व में उन कमल-पत्रों का 
सभ्य अथवा सासि है; महाद्वीप, एशिया, यूरोपाऋिका, अमेरिका आदि 
उस कमल के पन्न हैं; बड़े-बड़े अंनरोप, / 'केप? ), यथा 'केप कामोरिन! 
€ कन्याकुमारी ), 'हप आफ गुड़ दोप', केप हान', आदि, उन पन्नों के सोके- 
टोंके, 'ऐपेक्स!3, हैं; प्रथ्वी के जोव-जन्तुओं की, चेतनाओं की बुद्धियों की 
अहंकार अहंभावों' की, समष्टि का नाम, प्रथ्वी-नामक अद्य-के-अंड ज्श्मांड 
की सूत्रात्मा" का नाम, प्रार्थिव “ब्द्षाः है, इन ब्रह्मा की आसन-रूप 
क्रोड़ास्थली, विकास-संकोच-भूसि, विस्तार-निस्तार-स्थान, जो यह प्रथ्वी है 





१ (07079, + 79॥6६. 
3 (8०९ ; ७४76 (70707 70 ; ए8७6 ०एा (००० ७096 ; (०४७४ लिठा। 
20९5. 


रूपकों का अर्थ १४9५ 


उसी को पह्म कहते हैं; 'पृथिवी पश्चमुच्यते!। जल के गोले पर, कमल को 
उलट कर, पत्र फेज्ञा कर, रख दो, तो 'ग्लोब” का रूप कट देख पड़ जाता है। 
जल को चिपटा फैता कर, उसमें से कमल की नाल ऊँची निकाल कर, 
उसके ऊपर, आकाश की ओर उसका मुख कर के, कमल फे पत्ते खिला दो, 
तो 'रूपक' बिल्कुल बिगड़ जाता है। 

एसे ही, “जीविका-कर्मणा वर्ण”! के सिद्धान्त से समाज संस्कृत 
परिष्कृत द्वोता है, बनता है; 'जन्मना वर्ण से सर्वथा 'विक्रतः द्ोता है, 
बिगड़” जाता है । 

, सर्वार्यान्‌ कुरुते बुद्धिर्‌ विपरीतांस्तु तामसी। 
तामसी बुद्धि सब श्रथी| को बिपरीत कर डालती है । 
पड़भाग) या दास्‍्यत्वे प्रजामिस्तु रृपः कृत: । 

“झपनी कमाई में स छठां हिस्सा देकर, प्रजा ने, राजा को, अपना 
नौकर, चोकीदार, पहरुआ, रक्षा के लिये बनाय।”; वह नौकर अपने को 
स्वामी समझने जगा; रक्षक से भक्षक बन गया; खादिम से दहाक्रिम हो गया; 
सारी हवा उल्लट-पत्नट गई | ऐसे ही विद्वान आह्षण को, दान-मान देकर, प्रज्ञा 
ने गुरु बनाया; उसकी बुद्धि ऐसी विपरीत हुई कि, 

गुरवों यहवः संति शिष्यवित्तापहारका : | 
विरलाः गुरदस्ते ये शिष्यसंताप्टारकाः || 

४शिष्य के वित्त का, घन का, अपहरण करने वाले, ठगने वाले, 'गुरु' 
तो देश में भर गये हैं; शिष्य के 'संवाप! का, मानस शारीर दुेखों का, 
अपहरण निवारण करने वाले गुरु देख नहीं पड़ते |” यही कथा धनिकों की, 
'वैश्यों' की, चुद्धि की विपरीतता की है; जो लक्षपति हैं वे कोटपति होना चाहते 
हैं; आश्रित सेवक बर्गे और प्रजा का, पर्याप्त मात्रा में, उचित प्रकारों से, 
अज्नवश्ध से, भरण नहीं करते | ऐसे ही, 'सेवक' 'सहायक' 'शूद्र! वर्ग भो, 
(द्विज्लों' के घर्मअंंश से, अपने घर्म-कर्म से भ्रष्ट हो रद्या है । यह प्रसगतः । 

आकाश समुद्र में अनंत-शेष” नामक मद्दासपे, असंख्य महल? 
( गेंडुरी ) बाँघे हुए, प्रत्यक्ष ही फैला है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह चैतन्य को 
शक्ति! है, जो सब त्रद्मांडों को, तारों को (आार्बेज आकर हेवन” को)* से 
के मंडलों, आवेष्टनों, के आकार में सतत धुमा रही है । ज्योतिष-शासत्र की 
दृष्टि से 'मिल्की-बे!,* 'देवपथः, आकराश-गंगा', का भी रूप महासपे का सा 
है; उसी के दृकारों फर्यों, मंडलों, आवत्तों, चक्रों, में से एक के सिर पर रक्‍्खा 





१ (0:58 ०]4287९7. 
* ([॥7एज४ए 
१९ 





१४६ दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


हुआ, उसी का, एक अंग, हम लोगों का सौर-जगन्‌ है। 'शेष” इस लिये 
कि, असख्य बेर सृष्टि-स्थिति-लय होते ही रहते हैं; विद्यमान सृष्टि से पूबे 
जो सृष्टि, विगत कल्प वा सद्दाकल्प में, हुई थां, उसी के 'शिष्ट', शेष', 
बचे हुए, प्राकृतिक तत्त्तों भूतों से यह नई सष्ठि बनी है। इसी हेंतु से 
मनुः सप्तपयः चेतर', (शिष्टः कहलाते हैं; पूत्र कल्प से “अवशिष्ट', ठहर गये, 
हैं; इस कल्प के मानव जीबों को 'शिष्ट-आचा?” की शिक्षा देने के लिये, 
उनको चतु:-पुरुषार्थ के साध का उपाय बताने के लिये; जेसे पुरानी पुश्त, 
नई पुश्त को, पाल-पोस कर, लिखा-पढ़ा कर, जीविका का उपाय बता कर, 
रोज़गार में लगा कर, अपने पैरों पर खड़ा कर, स्वावलम्पी स्वाधीन स्वतंत्र 
बटा कर, तब, स्वयं आराम विश्राम करने के लिये, पर-लाक को चली जाती 
है; जबत्र तक नई पुश्त ऐप्ी पुष्ट नहों हो जाती, तव तक पुरानी पुश्त 'ठहरी' 
रहती है, (शब्ट' रहती है | 
*. धमधु-केटभ!ः की कथा, दुर्गासप्तरती में एक प्रकार से कही है; 
सठाभारत, शांतिप्व, अ० ३०७ में, दूसरे प्रकार से | रूपक ही तो हें; भिन्न 
प्रन्थों में, घटा-बढ़ा कर, प्रकार के भेद से, विविध रूप से कहे गये हैं। 
'मधु' का अथे तमस, अर 'केटभ' का रजस_, महाभारत के उक्त स्थान 
में कहा हे। विष्णु! के करण! के 'मल! से, अथोत्‌ श्रोत्रेंद्रिय सम्बन्धी 
आकाश-तरव के विकार से, ये राजस-तामस भाव अधिक बढ़े; ब्रह्मा के 
सार्विक, ज्ञानगय, वेदों को, उन्होंने छीन लिया, ओर "“त्रह्मा? का, बुद्धितत्त्त 
मःत्तत््व का, नाश करने को उद्यत हुए। तब “विष्णु? ने, सत्त्वप्रधान देव ने, 
बहुत वर्षा तक उन दोनों से युद्ध करके, उनको, “उस स्थान पर जहां पानी 
नहीं था” मारा; पुनः सक्तत्र का, ज्ञान का, उदय हुआ; ब्रह्मा की त्िधि-विधा- 
नात्मक, क्रायदा-मर्यादा से बँधी, स्ष्टि का सम्भव हुआ इस्यादि | 
._बायाल्ोजी', 'प्राणिविद्या', की दृष्टि से, पृथ्वी के आदि-कांल में 
में, ल्ञाखों वषे पूषं, जब जंतुओं की सृष्टि का युग आया, तब बड़े-बड़े, सो 
सी ओर डेदू-डेइ सो फ्रुट लम्बे, 'राजस-तामस” जन्‍्तु ( 'सौरियन्स' ) * 
उत्पन्न हुए । उस समय, प्रृथ्वी का तल, अधिकांश जल से आदर, गोला, कीचड़ 
के ऐसा था । 'सलिलेन परिमुता' | लाखों वर्ष में, पृथ्वी-तल अंशतः शुष्क 
ओर घन हुआ; प्राचीन भयंकर 'देत्य-दानव' प्राणी धीरे-धीरे नष्ट हुए; क्रमशः 
सर्वाधिक मनुष्यों की उत्पत्ति का युग आया | इत्यादि । 

(२) गशेश के रूपक का अथे, 'समनन्‍्वय' नामक प्रन्थ में मेंने 
विस्तार से करने का य्न किया है; ओर उससे सम्बद्ध अन्य रूपकों का भी । 





4 5द्वपात्रा5, 


रूपकों का अर्थ १४७ 


(३ ) पत्रासुर की कदानो, वर्षा ऋतु का रूपक है| यास्‍्क ने 'निरुक्त! में 
ही ऐसा स्पष्ट कहा है | पर, ऐसा जाने पढ़ता हे कि, यारक्र के समय में वह 
सब ज्ञान भारत से लुप्त हा चुका था जो, इस सम्बन्ध में, अब पाश्चात्य 
विज्ञान ने पुनवॉर खाज निकाला है। यह रूपक, प्रति व्षे की वर्षा का तो है 
हो; पर पृथ्वां पर जब बा का प्रथम बार, आरम्म हुआ, प्रायः उसका भी 
हे। पाश्वात्य 'भूशात्ष! (पनयालोजी')"' बताता है कि, पूथ युग में, लागों 
बल्कि करारों बर्ष पहिल, जब जल्न-स्थज्ञ का, समुद्रों और द्वीपों का, ऐसा 
विवेक ओर पार्थक््य नहीं था जेश्ता अब है, तब 'काबोनिक ऐसिड गैस * 
के बड़े-बड़े बादल, पवेताकार, पड़ते रहते थे । इसकी पोराणिक रूपक में यों 
कहा है कि पर्बृता के पक्ष थे, पर थे । फिर जल-€्थल् का पार्थक्य होने लगा । 
उस युग में प्राणियों के रूप दूसरे थे; ओर उसके पीछे, क्रमशः, बृत्रों 
पशुओं, मनुष्यों के रूप में बहुत परिवर्तेत हुआ -इसका वशणुन माकण्डेय 
पुराण से उद्धत करके, नये समय के अंग्रेजी शब्दों में, मैने अन्यत्र किया 
है ३ | ऋमशः, जल समुद्रों में एकत्र हुआ | सूये के ताप से भाफ उठ कर 
वर्षा का आरंभ हुआ। पहिले, हवा में, “बृत्र-असुर” रूपिणी भाफ इतनी 
भरी कि देवताओं! का, अन्य प्राकृतिक शक्तियों का, काम रुकन लगा। 
आज-काल कल के कारवानों के 'एंजिनों! से धंए के बादल निकल कर 
आस-पास की, आदमियों की बस्ती को कितनी तकलीफ देते हैं, यह इसका 
प्रत्यक्ष नमूना है। इंद्र ने 'वज्‌” से, बिजली से, भाफ को मारा, वह मर 
कर जल रूप से प्रथ्वी पर बद चली। “इंद्र' के 'हाथी” का नाम 'ऐराबत!' है 
इरा: आपः इरा एक नाम जल का है; 'इगवान्‌, समुद्र! । समुद्र से पेदा 
हुआ 'ऐराबत' द्वाथी भी एक प्रकार का मेघ ही है; 'बृत्र! दूसरे प्रकार का 
मेघ है।पाश्वात्य विज्ञान का कहना है कि 'पाजिटिब' और नेगेटित्!* 
विद्यत्‌ के सम्पात से, बिजली की ज्ञाला, चमक, गरज, तड़प, आदि, उत्पन्न 
होते हैं | द्धीचि ऋषि की हड्डी से इंद्र का वचञ्च बना; इसका भी अवश्य कोई 
रहस्याथ्थ होगां: यहां चैज्ञानिकों की गवेषणा का प्रयोजन है; असिथ में कोई 
विद्यजजनक तत्त्व होगा; फ़ास्फोरस!" तो होता है; उसमें चमक हे; पर 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने विद्यत्‌ से उसका सम्बन्ध तो स्थात्‌ नहीं बताया है। वृत्र 





१ (36००४, 

है (५:0000 2९0 2985- 

3३ 7; 52868 ०2उतदंवर 0/ूकमडबर#िश, ०7 /4४ इक शरद 
५०!, , ८१. 2, 

४ 0387७ ; 7९६४८४०. 

५ 7॥09970774, 


१४८ दर्शन फा भुरुय प्रयोजन 


अपुर होकर भी, त्वष्ट' नामक दिवषि! का 'सानसपुत्र' था; इस लिये इन्द्र को 
प्रद्महत्या लगी; (कहीं कथा के भेद से, बूत्न के बढ़े भाई विश्वरूप के तीन लिर 
काट डालते से, इन्द्र को यह ब्रह्म॒इ॒त्या लगी; ओर वे तीन सिर तीन पक्षी हो 
गये, 'कर्पिंजल” , 'कल्लतिंक', और 'तिक्तिरि'; यह रूपक के भीतर रूपके है; 
ओर इसका कुड ओर गूढ़ अर्थ होगा)। उस बहाहत्या को, चार जीवों में, 
चार बरदान के बदले, इन्द्र ने बाँट दिया। पृथ्वी ने एक हिस्सा पाप का 
लिया; इससे कहीं-कढ़ीं ऊप्तर हो जाती है; वरदान यह मिला कि खोदने 
से जो गढ़े हो जायें, वे भर जायेंगे। जल ने एक भाग लिया; काई, फेन, 
मल, उतराने लगा; रत्न भी, और बहुबिव बहु-मल्य पदार्थ भी, और जीव- 
जंतु भी होने लगे। वृक्षों ने एक हिस्सा लिया; निर्यास, गोंद, रूपी मल 
बहने लगा; पर डाली कट जाने पर फिर से नई ढाल पैदा होने लगी। 
स्त्रियों ने एक हिस्सा लिया; मासिक सलिनता होने लगी; पर “नित्यकाम 
का वर मिला। पुराण का संकेत प्रायः यह है कि, वह मेथुनीय प्रकार, 
सन्‍्तानोत्पन्ति का, जो श्रत् देख पड़ता है, वर्षो-युग के आरंभ से पढिले 
नहीं था। माकंडेय आदि पुराणों में, स्पष्ट शब्दों में, दूसरे प्रकार, मानव- 
संतानन के, कहे हैं। यह 'नित्य-काम” उस समय मे तो चाहें बर-दान! 
समभा गया हो, पर, मानव-जगत्‌ की वत्तमान अवस्था में तो 'शाप-दान! 
हो रहा है। मनुष्यों की संख्या की भ्रतिवृद्धि से 'जवन-संग्राम!, 'स्ट्रगूल फ़ार 
ज्ञाइफ़',* बहुत भीषण दारुण हो रहा है । 


यह सब इतिबृत्त (जो भू-शासत्र का विषय है ) प्रथिवी के, ओर 
उससे सम्बद्ध पदाथों' ओर प्राणियों के, जीवन में अवस्था के परिषत्तन 
का, स्पष्ट ही वर्षा से सम्बन्ध रखता है। वर्षा से ही भूमि-तल में ऊसर और 
उबरा का भेद उत्पन्न द्ोता है, और खातों की पूति होने लगती है। जल 
यह कर निम्न स्थलों में एकन्न होता है | बूत्तों के श्रणोें का अवरोपण होता है, 
जखम भर जाते हैं, नई ढालियां, शा्ें, शाखा, निकलती हैं | मानव-संसार 
में, पहिले, ऐसा अनुमान होता है, मासिक स्त्रीधर्म नहीं होता था; पुराणों 
में ऐसा सकेत दे कि, एक युग, अति प्राचीन काल में, ऐसा हो गया है जब 
क्री ओर पुरुष का भेद नहीं था, “अमैथुना: प्रजाः पूर्वमू”; फिर एक ऐसा युग 
( एज' )* आया जिसमें मनुष्य उमय-लिंग 'अधंनारीश्बर' था; जैसा अब 
वृक्ष द्वोते हैं; और कभी कदाचित्‌ कोई कोई पद्म, और मनुष्य भी, करोड़ों 
में एक हो जाते हैं | इत्यादि । | 


१ 80प्ररष्8 007 [/9, 
९,2४८, 





4 
७४७७७/७७॥७श४७७७७॥७७७॥/श॥७७॥४७७७७७७७७७७७३००३/७७७४४ ६४ कक ४ लकल' हा ुलइंइ 8 कुल कई बच पी मम 





रूपकों का भथ १४९ 


आध्यात्मिक शिक्षा, इन कहानियों की यद्द है कि एक गुण के साथ 

एक दोष लगा हुआ है । 
नात्यंतं गुणवत्‌ किंचिन्‌ नात्यंतं दोषवत्तया | ( म० भा० ) 
हर कमाले रा ज़वाले, व दर ज़वाले रा कमाले | 

(४) हिग्ण्याक्ष की कथा, ऐप्ट्रानांमी! ओर 'जियालोजी!,* ज्योतिष- 
शास्त्र ओर भूशासत्र, के इतिवृत्तों का रूपक जान पड़ता है। पाश्चात्य 
भू-शास्तरियों का तके है कि, किसी अति प्राचीन काल में, प्रथ्वी में भारी 
उपसव, विश्व, 'केटाक्लिज्म '*, अधरोत्तर' हुआ, ओर एक बड़ा खंड दूट कर 
अलग हो गया; वही खंड क्रमशः चन्द्रमा बन कर प्रथ्बी के आकषण से 
बंघा हुआ. पृथ्वी के चागें ओर, लाखों वर्ष से, परिक्रमा कर रहा है । 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक नाप-तौजल़ का हिसाब लगाया है कि, 
यदि चन्द्रमा का चूरण बना कर 'पैसिक्रिक' महासागर में भरा जाय, तो 
उसका विशाल गत्ते ठोक-ठीक भर जायगा | पौराणिक रूपक का संकेत यह 
है, कि प्रथ्वी के शरीर में भयंकर उत्पात हुआ; ऐतिहासिक दृष्टि से सम्भव 
है, कि उस समय में, हिरण्याक्ष नाम का महासम्राद, मानव-जगत्‌ पर राज्य 
करता हो; एक महाद्वीप समुद्र में हूब गया; दूसरा टूट कर आकाश में 
मेंडराने लगा; ऋमश: गोल होकर, 'भूमि' का, अथौत्‌ पथ्वी का, पुत्र भौम! 
अर्थात्‌ मंगल ग्रह ( अंग्रेज़ी में जिसको 'मार्स!3 कदते हैं ) बन गया। यह 
निश्चय करना, कि भूमि से चन्द्र निकला, अथवा मंगल निकला, महा- 
वैज्ञानिकों का, अथवा योगसिद्ध सूह्रमदर्शों महर्षियों का, काम है। रहस्य- 
विद्या के अन्वेषी कुछ सज्जनों का तो यह मत हे कि, प्रथ्वी से चंद्रमा नहीं, 
प्रत्युत चंद्रमा के शरीर से प्ृथ्वो के शरीर की उत्पत्ति हुई है, किपु उपलब्ध 
पुराणों में इसका संत्र॑त इस लेखक को नहीं भिला। 

इस सम्बंन्ध में, पुराणों के एक अन्य रूपक की भी चर्चा कर देना 
अनुचित म-होगा । देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास, चन्द्रमा, विद्या-महण 
के लिये, गये; उनकी पत्नी तारा को लेकर भागे; 'संग्रामे तारकामये', 
'द्वि-स्थित' देवों में घोर संग्राम हुआ; अंत में ब्रह्मा ने, चंद्रमा से छीन 
कर, तारा को बूृहरपति के पास पुनः भेजा; चन्द्रमा से जो तारा को पुश्र 
हुआ, बह बुध, 'सक्‍येरी',, नाम का प्रह हुआ; वह, एक बेर मानव-शरीर 
घारण कर, प्रथ्वी पर आया; यहां उसका समागम, उस्य-लिंग, अधेनारी- 





) 8३8६7070779 ; 8&५९००४४- 
* (५६४८ ए5ए0:- 

3 ](४॥9, 

ड [ह/टप्राए 


१०० दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


अर्धपुरुष, सूयवंशी इला-सुयुत्न के साथ, उस मासार्ध॑ में हुआ, जिस समय 
'इला! के शरीर में स्त्री को अवस्था अधिक-वज्यक्ष थी; इला को पुरूरवा 
नामक पुत्र हुआ; उससे सॉम-यंश चला । कृष्णपत्त-आक्तपत्तात्मक चांद्र 
मास से, रित्रियों के आत्तिर का, सम्बन्ध ता प्रत्यक्ष ही है । इला-सुद्य भ्र की 
कथा में प्राय: इसका भी संकेत होगा। यद सब रूपक के भीतर रूपक, कथा 
के भीतर कथ , की अनन्त शृंखला है । 

पाश्वात्य ज्यतिर्तिदीं, का कहना है, कि क्षरस्पति प्रद के चारों ओर 
नी चन्द्रमा घूमते हैं, जेस अपनी पृथ्वी के चारगें ओर एक ही; इन नी में 
से चार उतने बड़े हैं जितना इम प्रश्बी का चन्द्र; अन्य बहुत छाटे हैं। 
उनका कहना यह भो है, कि सोर-जगत्‌ को वत्तमान अवस्था, करोरों वर्ष 
तक आकाश में बढ़े-बड़े उथल-प्थल, परस्पर की खोंचातानी, ओर तोड़- 
फोड़ के बाद, स्थिर हुईं है। उनमें से बहुतों का मत यह है कि, श्रारि-फाज 
में, एक महाज्यातिलिंग वा ज्योति व (निब्युला! * के द्रादुर्भाव हुआ, जो 
कोटियों थाजन, चारों दिशा में, तथा ऊतर-नीचे बिम्दूव था; इसमें चक्र! 
के ऐसो 'अ्रमि' उत्पन्न हुई, ओर अभ्रमि के वेग से, उससे टूट-हूट कर कई 
खंड उसके चारों आर घूमते लगे, और क्रमराः अधिकाधिक घन होकर, 
सप्त, नव, वा दश, वा और शअ्रधिक, मह बने | इस मूल तके में थीड़ा बहुत परि- 
घत्तेन किया गया है, पर अधिकांश अब्र भी पश्चिम में यही माना जाता है। 
इस विचार से, पौराणिक रूपक की संगति होती है। उस आरदि-काल में जब 
तारकामग्र! संग्राम हो रहा था, संभव है कि, प्रथ्वी के चंद्र, वा किसी अन्य 
'देव! ने, अर्थात्‌ स्वगं-श्राकाश के 'गोलक' ने, “ब्रह्म के अंड! ने!, बृदस्पति 
के नी चन्द्र-ताराओं में से किसी एक को अपने आकषण के भीतर खींच 
लिया दो, ओर उनके टकराने से, एक टुकड़ा द्ृट कर बुध” बन गया हो, 
इत्यादि । बाद में, बुत से कुछ 'जीव', इस प्रृथ्वरी पर, 'सूच्तम शरीर” में, आये 
हों, ओर यहां के मानव गो में प्रविष्ट हुए हों; जेसे, सेकड़ों वर्षों" से 
सनुष्य ख्री-पुरुष, प्ृथ्वों के एक देश को छोड़ कर, दूसरे देश में जा बसते हैं 
अमेरिका की वत्तमान बस्ती सब यूरोप के देशों से गये हुए 'एमिग्रान्द्स',* 
प्रवासियों, से ही बसी हुई है । 

(५) अभी, १५ जनवरी, सन्‌ १९३४ को भारत में, बिहार प्रान्त 
में, तथा नेपाल में, भारी भूकम्प हुआ; कितने शहर और ग्राम घरवाद हो 
गये, उस प्रान्त के प्रथ्वीतल का रूप बदल गया, बीसियों हज़ार मनुष्य, 
पॉच-सात मिनट के भीतर-भीत<, भर गये । उसके याद पाश्चात्य वैज्ञानिकों 


१ [प८/०।४, 
९ एंफाए705. 





रशूपकों का अथे १४५१ 


ने तथा भारतीय ज्योतिषियों ने, अपने-अपने शासत्र के अनुमार, कारणों 
का अनुमान किया, और पत्रों में छपाया | अ्रन्य बातों के साथ, पाश्चात्यों ने 
यह लिखा कि हिमालय पय॑त धीरे-धीरे ऋचा होता जाता है। प्रथ्वी के तल 
में स्थिरता नहीं है, कुछ न कुछ गति होती रहती है, कहीं ऊँचा कहीं नोचा 
होता रहता हैं; यथा, कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद, द्वारका समुद्र में डूब 
गई । भागवत में, कृष्ण के मुख से कहलाया है कि, 'पृथ्वी पर से मेरे चले 
जाने के बाद, द्वारत को समुद्र निगल जायगा ।' 
द्वारकां तु मया त्यक्तां समुद्र: क्षावयिष्यति | ( भागवत ) 

पर बम्बई के नीचे का तीर ऊंचा हो रहा है। पौगाशणिफ रूपक है कि 
परशुराम ने 'समुद्र से जमीन मांग कर' अपना आश्रम बसाया, और 
नये ब्राक्षण बनाये; क्‍योंकि पुराने ब्राह्मणों ने उनको प्रथ्वरी छोड़ देने को 
कहा, जिन्‍ही ब्राह्मणोंके उपकार के लिये उन्हों ने, प्रजापीड़क, उद्दड़ प्रचंड, 
दुदौनत क्षत्रिय राजाओं का, अन्य तीनवर्णों की सना बना कर, दमन किया 
था। इसके विपरीत, भारत का पूर्वीय तीर डूबता जाता हो। विशाखपत्तन 
५वबैज्ञागापटाम)' नगर में, विशाख (अर्थात्‌ स्वामिकातिक, कातिकेय, साम्ब, 
परमुख ) का विशाल मंदिर, जो पहाड़ी के ढार पर, ऐन समुद्र के किनारे 
बनाथा, वह अब समुद्र के जल के भीतर चल्ला गया है; सारा पहाड़, क्या 
सारा तीर, धीरे-धीरे घँस रहा है । 

ऐस ही, कोई समय ऐसा था, जब विन्ध्य पर्बेत उठ रहा था; उस 
समय अगस्त्य का तारा उत्तर में था। पाश्चात्य ज्योतिषियों का कदना है, कि 
पृथ्वी की दो ही गति नहीं हैं अर्थात्‌ अपने अक्ष पर घूमना, और सूर्य के 
चारो ओर घूमना; अपि तु ग्यारह या तेरह गतियां हैं; अज्ञ भी अपना स्थान, 
कई प्रकार से बदलता रहता है; इस लिये भुव तारा भी बदलते रहते 
हैं; जो तारा अब उत्तरी भर तारा है, वह पंद्रह हज़ार वर्ष पहिले धुव तारा 
नहीं था, दूसरा था; पीराणिक कथा है कि, उत्तान-पादः के पुत्र ध्रुव! को, 
विष्णु ने वरदान देकर, ध्रुव का स्थान दिया; उनकी पत्नी का नाम 'अमिः, 
( अर्थात्‌ चक्कर खाना, गोल घूमना ); उनके पुत्र, 'कल्प” ओर '“बत्सरः, 
इत्यादि | इन नामों से ही स्पष्ट देख पड़ता है कि, यह कथा ज्योतिष का 
रूंपक है| भुव की कथा ( भागवत, स्कंध ४, अ० ९) में यह भी कहा है 
कि, 'घद्त्रिंशदू वर्षसाहस्र॑', छत्तीस हजार वर्ष तक ध्रुव का राज्य रहेगा, 
अर्थात्‌ इतने वर्ष के युग के बाद अज्ष का स्थान बदलेगा, ओर कोई दूसरे . 
तारा की ओर, उत्तरी कोटि, अक्ष की, वेध करेगी। अज्ञ के स्थान में यहां 
तक परिवतेन होता है. कि, उत्तरी .भुव दक्षिणी, और दक्षिणी भुव 
उत्तरी, हो जाता है, जैसे शीर्षासन में मनुष्य का सिर नीचे ओर पैर 
ऊपर हो जाता है। इस पूर्ण परिवर्तन में, लाखा बढ़िक करोरों वर्ष क्षगते 


१५२ दृशन का भुख्य प्रयोजन 


हे 


हूँ; इसके लिया, अज्ष, लट्ट, के ऐमा भ्ूमता भी है, ( अंग्रेज़ी में इसे 
'प्रिसेशन! कहते है)" । भग-नब अक्ष के स्थान में, विशेष और सद्यः परिवतेन 
होता है, तब-।ब्र प्रृथ्त्रीतल पर विशेष उत्पान अबःपात होते हैं। ऐसा 
अनुमान किपा जा सकता है, कि एक समय में ऐसा दी परिवतंन हुआ; 
झगस्ख का तारा जो पहिले उत्तर में देख पढ़ता था, दक्षिण में आ गया, 
उसी समय विंध्य पंत लोट गया, और प्रथ्वीतल की शकल्न ही बदल 
गई। अजब नहीं क्रि परिचम के भू-शास्रियों के गोंडवाना लैंड” की कथा 
इस पोराशिक विंध्य पवत की कथा से सम्बन्ध रखतों हो। 'जीयालोजी', 
भू-शाझ्ष, में कहे आइस एज?, रजेशल एज! हिस-युग', आदि में, उष्ण 
कटिबध, 'टारिड जोन!, के स्थान में शीतकटिबंध”, 'आक टिक जोन, के 
परिवत्तन में, ओर इसऊे बितरीत परिवत्तन में भी, अक्ष का स्थान-परिवत्तन 
ही कारण हांता है | 

महाभारत के कर्ण पर्व में दा ऋलोंक आये हैं, जिनका अक्तराथे 
ठीक नहीं बैठता। कण का एक अति घोर घातक बाण, अज्ञेन की ओर 
आते देख कर, रथ के पहिये को साग्थिभूत कृष्ण ने, इस ज़ोर से, पर के 
आधात स, दबाया, कि वह पाँच अंगुल” जमीन में घेंस गया । 

रथस्थ चक्रे सहसा निषीडय, पंचांगुलं मजयति सम बीरः | 

इसका फल यह हुआ, कि तीर अजुन के गले में न क्वग कर, मुकुट 
में लगा, ओर मुकुट गिर गया। श्री कृष्ण ने पहिये को फिर निकाल लिया; 
इसके बाद, पृथ्वी ने करो के रथ के पहिये को मस लिया; कर्ण ने रथ से 
उतर कर, पहिया पकड़ कर; इस जोर से उभारा, कि सातों द्वीपों सहित, 
शैज्-बन-कामन समेत 'चार अंगुचः पृथ्वी उठ गई, पर पदिया न छूटा | 

सप्तद्ोपा बसुमती सशैलबनकानना। 
गीशंचक्रा समुतद्धिता कर्णेन चतुरंगुलम॥' 

स्पष्ट ही यह कथानक आअपम्भाव्य, किमुत प्रहसन, है; यथा, पश्चिम 
की, “बैरन मंचासेन के पराक्रम” नाम्र की, बाज्षकों को दँसाने की एक 
कहानी में लिखा है, कि एक समय थ्रद्द बोर पुरुष घोड़े पर चक्ता 
हुआ. सो गया; जब थोड़े को गति बंद द्ोगई तो चोंक कर जाग; 
देखा कि दलदूल में घोड़े के चारों पैर पेट तक धस गये हैं; दोनों घुटनों से 
उसने घोड़े को ज्ञोर से दावा; गूँथी हुई अपनी मोटी चोटी (पिग-देल'/* 





१ /९९९६७०॥), 

३ (05तेजन्ा० 00; 2९००४; 06 586; हॉग्लेंडो 88९; ६0070 2076; 
9700९ 20॥॥2, 

3 ए09-83, 


रूपकों का अर्थ १५३ 


को दाहिने हाथ में सबूत पकड़ कर, भारी झट » ऊपर की तरफ़ दिया; पोड़ा 
ओऔर सवार, दोनों, दलदल से बाहर, मिस्ल 'फ्ट-आला के जा गिरे, ओर 
चल दिये ! ख॒र पृथ्यों पर ग्वड़ा करा, सारी प्रथ्वी को चार अंगुल उठा लेता 
है! 'मंचासन! की क्या ताब जा टमके आगे भुखड़। दिया सके | इस रूपक 
का अथ यों ही बैठता है, कि कर्ण ओर अजुन के युद्ध के समय, या तो अक्ष 
वार-पाँच अंगुल हिला', या और किसी कारण से “--भूकम्प के कई 
भिन्न-भिन्न कारण, बराहू-सिडिर आईि ने भी, ओर पाश्चात्य वैज्ञानिकों 
ने भी, बताये हैं--) भूकम्प हुआ, भूमितल में दगरें पड़ी, ओर बंद हो गई; 
जैसा भूकम्पों में अक्ष्सर रेखा जाता है, और बिहार के भूकम्प में देखा गया; 
अजुन का पहिया तो निकल आया, ओर करण का पहिया इस जोर से दरार 
के बंद होने के समय उसमें पकड़ गया कि न विकल लका; ओर एक दूसरे के 
खून के प्यासे, दोनां शूर बीर, ऐस भूकम्प से भी कम्पित न हे कर, लड़ते 
हा रहे, जब तक करों मारा नहीं गया । 

(६ ) अगरत्य के प्रताप से समुद्र के सूख जाने और फिर भर जाने 
का भी व्याख्यान ऐसा ही जान पड़ता है। समुद्र के जल के ज्ञार द्वाने के 
कारण के विषय में, पाश्चात्यों का मत हैं कि आदि से ही ऐसा है । पर 
उसका यह भी कहना है, कि समुद्र के जल में जो ज्ञार है, वह ज्वालामुखी 
पौबरेतों से निकले हुए 'क्ोराइड्ज़ और सल्फ्रेंट्स'" से बहुत मिलता है। इससे 
अनुमान हो सकता है कि पौराणिक ऋषियों की दृष्टि में, अगस्त्य के स्थान 
के परित्तन से सूचित, पृथ्वी के विशेष व्याकुल अंगविक्ञेप अर्थात्‌ विसव 
से स्फुटित, ज्वालामुखी पवतों में मे, जो समुद्र के भीतर भी है, निकले हुए 
ज्षागें से, समुद्र का जल ज्ञार हुआ हो; और इसी को उन्हों ने अगस्त्य के 
मूत्र द्वारा जल के विमजन के रूपक से कह्दा हो । 

(७ ) अश्विनीकुमार की उत्पत्ति के रूपक की व्याख्या करने का यत्र, 
अन्यत्र, अंभेज़ी भाषा में किया हैः । यहां हिन्दी शब्दों में उसका संक्षेप 
लिखता हूँ। 

ः. 'संज्ञा' का अर्थ चेतना, 'होश', है। बह सूये की, प्रकाशमश्र सब- 
सविता परमात्मा की, 'पत्नी', सहधमिणी, कि वा नामातंर सात्र, है ही। 
क्रमशः, पृथ्वी पर, जीवत शरीरों में, प्राणियों! में, ( प्र-अनित्ति इति प्राणी, 
जो साँस ले ), उस संज्ञा का आविष्कार हुआ | संज्ञा का रूप अश्विनी! का 
हुआ । “अश्नति विषयान्‌ इति अश्वा:,' वा 'आशु बहन्ति विषयान्‌ प्रति जीव॑, 





१ (४07068, 8पॉ079६63. 
२ 7५४ उद्स्‍चछटर 2 उकढॉंकां 0/2द्5 दमा 27. 267 2808 ० 2478 
५०], 2, 97. 2998-602. 
२० 


१५० दशन का मुख्य प्रयोजन 


तथा जीब॑ प्रति च विपयान्‌, इति अश्वा:, इंद्रियाशि'; “इंद्रियाणि हयान 
आहुः', (उपनिषत्‌ ) ; “अश्वा: ॥ष्ठंति यस्मिन्‌ स॒ आअश्यत्वः 7. 
ऊध्यमृलमघ:शाखमश्वत्य॑ प्राहरव्ययम्‌ | ( गोता ) 
ऊध्यमूगोडवाकशाख एपोउश्वत्थ: सनातन; | ( कठढ उपनिषत्‌ ) 
“लान ओर कर्म का इन्द्रियां को ही “अश्य” कहते हैं| वे (विषयों? 
को अश्नंतिः, चखतो हैं; वा विषयों को जीव के पास और जांच को विषयों 
के पाम ले जाती हैं। यह इन्द्रियां जिसमें स्थित हों, उसी का नाम 
अश्विनी' भी, और 'अश्वत्थ'ः भी | इस 'अश्वत्थ' ( बट ) के पेड़ का 
विशेष यह है कि, इसका सु ( मस्तिष्क, माथा ) ऊपर होता है, और शाखा 
प्रशाखा (नाड़ियां ) नीचे फेज्नवी है।मानवशरीर का नाड्ी-सम्प्रदाय 
(नवेत््‌ सिघ्टेम' )* ही यह 'अश्वत्यथ' है। अश्वत्थ से तपम्रा इस लिये दी, 
कि बट-वृक्ष में भी राह! उपर से नीचे लटकती है। ( अश्वत्थ का अर्थ 
पीपल भो किया जाता है; पर उससे उपगा ठीक नहीं चैठती, क्‍योंकि पीपल 
के पेड़ में 'बरोह' प्रा4: नहीं देख पड़ती ) इस अश्विनी की नासा से युग्म, 
जोड़ श्रां. दो कुमार, एक साथ पेंदा हुए । इनका नाम 'नासलय' ओर “दस्त! 
पड़ा। दक्षिण ओर वास नासिक के श्वास-प्रश्वास ही यह 'अश्विनी-कुमारः 
हैं। “अख्विनी' की 'नासा' से उत्पन्न हुए, इस लिए नाम भी नासस्यौं” पड़ा। 
दस! भो | अलग-अलग, एक का नाम 'नासत्य', दृडिनों नासा के श्वास 
प्रश्वास का; दूसरे का नाम दस्त ', बाई नासा के श्वास-प्रश्वास का। दस्त! 
का अथ शीत भा है। 'ह-ठनयोग” की शिक्षा है कि, दक्षिण नासा, 'सूर्य्य- 
नाड़ी), 'ठ', के श्वास-प्रश्वास से, शरीर में गर्मी, उष् गता, बढ़ती है; वाम नासा, 
घनन्‍्द्रनाड़ो, 'ह', के श्वासन्पश्वास से, ठंड, शीतता, बढ़ती है। विविध प्रकारों 
से प्राण -अपान का आगमन, आयाम, प्राणायाम ही मुख्य 'ह-ठ-येग! हैं। 
प्राणायाम: पर कलम । 
प्रणायामैद देदोषान । * 
प्राणायाम; पर॑ तप: । (मनु) 
प्राशायास दी वेक-बैथ' है, दिव्य-ओऔषध है, इसकी विद्या ठीक-ठीक 
जिसको बविद्ित हो, ओर इसका अभ्यास उस विश्वा' के अनुसार भो करे, 
उसको कोड रोग सहीं सता सकता। इत्यादि । 
अश्विनीकुमार के जन्म की कथा के साथ, ओर भी कितनी ही सृद्म- 
सृद्तम बातें कही हैं, जिनका अर्थ लगाना अति कठिन हो रहा है। यथा, सूर्य 
को, 'मुख्य-संज्ञा' से दो पुत्र, वैवस्वत मनु, यम, ओर एक कन्या, यमुना! | 


डी 








१ ]२९:ए०प७ 8ए४९7०, 


रूपकों का अथ ९५५ 


दछाया-संज्ञा' से दो। पुत्र, भावी आठवये समु साव्णि, शमैश्चर (प्रह), और 
एक कन्या 'तपती' । बेबस्तत तो, वत्तेमान अन्‍्वंतर के अधिकारी अजापति 
हुए; यमुना, सदी के रूव में प्रथरों पर उतरी; यम, प्रेतज्ोक के दृंडथर नियंत 
हुए; सावर्णि, भागामी मन्यंतर के अधिकारी प्रजायति होंगे; शनैश्वर, ग्रहों 
में रख दिय्रे गये; तपता का विवाद, सूपेवंशीं इस्ताकुबंशी महारोत्र संवरण 
के साथ हुआ। यम को 'छाया-संज्ञा' का शाप हुआ था; सूर्य ने, छाग्ा- 
संशा के बचन की सर्यादा रखने के लिये, इतना अंश उसका बचा रफ्खा, कि 
प्रति वर्ष, एक महीना, यम के पैर को कीड़े खायँंगे, और फ़िः वह पैर अच्छा 
है। जाया करेगा। इन सब कथाओं में, मानव-इतिहास ( ऐन्थोआलोजी ), 

प्रारि विद्ञा ( गराया-लोजो ), भू-शास्र ( जियांलोती ), तथा ज्योति:शाख्र 
_(ऐस्ट्रानेसी ), के भी रहश्य भरे हे--ऐसा श्नुमान किया जा सकता है।१ 

यथा, किसी युग, 'जियेल्ाजिकल एज', * में, नासिक्रा और श्वास से युँक़ 

प्राणियों की उत्पत्ति प्रृथ्वी पर प्रथम-प्रथम हुई; नाड़ी-ब्यूड का आविभांव: 
शरीर में स्थात्‌ तभी विशेष विस्पष्ट रूप से हुआ; सूदेम कीटेवतू जल- 
जन्तुभों में, जा श्वास-प्रश्वास नहीं लते, नाड्ीव्यूद नहीं देख पड़ता; तथा... 
अन्य उनसे कुछ थोड़ी उत्कृष्ट योनियों में भी, जिनमें पंच इद्रियां व्यक्त नहों... 
हैं, कम दी है । जैसे शनैश्चर स्पष्ट ही एक ग्रह है, वैसे यम भी स्थात्‌ बह _ 
प्रह हो सकता है, जिसऊो पाश्चात्यं विद्वान्‌ 'वल्क्रन! कहते हैं, या वह जिसका _ 


नाम उन्होंने 'सूटा! रकत्ा है। ग्रीस देश के 'पुराश' ('मैथालोजी? में 'वल्कन! 
एक देव का नाम है, और वह भी लेंगड़े कह्दे हैं; परन्तु उनका कमे बहू कहा ... 
है, जो वैदिक पुराणों में 'व्वष्टा विश्वकर्मा! का बताया है, अंथर्ति सब प्रकार... 


की कारीगरी; और झूटो नामक देव को प्रेत-जीवों का राजा कहा है, और. . क्‍ 
उनका स्थान पृथ्वी के भीतर महाविवर में बताया है। अब पारचांत्य ब्यैति- 


 बियों ने, सन्‌ १९३० में, एक नये ग्रह का पता लगाया है जिसका नाम उन्हींने, 
भीके युगश से लेकर, 'प्यूटो' रक्खा है। यद म्रद बहुत बोटा है, और सकी... 
. चाल में कुछ बिचित्रता भो है, जिससे उसके 'लेंगड़ा! कहना संधथे दोवी है 


इत्यादि... 
.. ८) अहल्था के उपा थे जगाने का. र का 
ः के ग्रन्थ के कामाध्य,त्म! अध्याय में, में ने किया है * इसकी कृषि-शाक्लीय ... 


$ 





>> #क्ाकगग्डडड जंग | इब्णग्हा 
7 बहु है पणेट्शा | शिए० ॥ाडधाण ढक 
|... ४ बह अन्य आधा छुप गया है। भाशा दे किथोबे ही संहोनों 


बडाणा०पड़: ब. एलणंटइंव्शु 7. 





मकाशित * पे रे सके ० + न कक 

न्‍ पं ड्ढो गम | 
2 व [0 हट हे 64 रद 2 हक ७ 

स्‍] ७९.“ 32 पर ५ हट >ब् रथ का 5 था 
ध हु है)  ण्व करन छू, | के वा ग७ ॥ ५ 6 अचल 

पु ढक 2 ७ कण 2 जात ४8... 
2 चल दा 2 शक 2 22 

9! ५ 0 ९७ 87200. हा 

पीजी पी हैः हे रा 
की 4 हक के ॥ न आम प्‌ 





ख्यान का अ्रथे लगाने को. यंत्र, धपुरुंपाथ! नाम हे हे ; | हा ह क्‍ 


(५६ दशन का मुख्य प्रयोजन 


('ऐप्रिकल्चरल”)* व्याख्या यह हो सकती है कि, 'शतानन्द! नामक पति, जो, 
यदि अपनी 'हल-योग्या! हल्या! भूमि को उचित रोति से कृषि ऋरते, तो 
सैकड़ों आनन्द' उससे प्राप्त करने, उसको हल-रहिता' अहल्या' 'अक्ृष्टा' 
छोड़ कर चले गये; 'इद' ओर “चंद्र! ने, जे! विद्य त, जल, वर्षा के देव हैं, 
इस भूत का अष्ट कर दिया; ८ह अनुपजाऊ, पाषाणवत्‌, हो गई; जब राम- 
घन्द्र न उसके घूम फिर कर, पादू-बारण, 'पाद-पशे?, करके, देखा, और उसका 
उचित प्रबन्ध या, तब बह फिर चेतन हो उठो। आयुर्वेदीय ( मेडिकल! ) 
शिक्षा इस आख्यान से यह मिलतो है, कि व्यसिचार दोष से इंद्र” का, राजा 
दे, सहस्तन त्रएण वाला, उपदंश, ( सिक्रिल्लिस' ) नामक, भयंकर रोग हो गया, 
तथा चन्द्रमा के! राजयदमा, क्षय ( धाइतिस' );९ ऋषि की आराधना करने 
से, उचित चिकित्सा करने से, रोग अच्छे हुए; पर चिह्न भर शेष कुद्ध न कुछ 
रहो गये। 
नैताइशमनायुष्यं यथेतत्तारदारिकम्‌। मनु ) 

“परदार-गमन के ऐ ॥ आयुर्नाशक केई दूसरा दुराचार नहीं”; इससे 
जो आधि-व्याधि उतपन्न द्वेते हैं, बह पुश्त दर पुश्त भयद्भुर रूप दिखाते हैं, 
तरह-तरह के उन्‍्माद, तरह-तरह के कुष्ठ आदि चमे रोग भी । मनु ने कहा है 
कि पाप अपन। फल दिये त्रिना नहीं रहता । 

न त्वेब तु कृतोड्यम: कतुंभंबति निष्फल: | 
यदि नाउत्मनि पुत्रेषु, न चेत्पुत्रेषु नक्षु ॥| 

“यदि स्त्रयं पाप करने बालन पर नहीं, ता उसके लड़कों पर; नहीं तो 
नाती-पोतों पर”; व्यामिचार से उत्पन्न रागों का ऐसा पुश्त दर पुश्त संचार 
प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है। 'बाइबल' में भी यही बात कही है, कि पितरों के 
पाप का दृडड, तीसरी चौथी पुश्त तक, उनको संतान को भागना पढ़ेगा। इनके 
पुर का फल, उत्तम शरोर, उत्तम बुद्धि, घन-संपत्ति आदि के रूप में, भोगते 
हैं, तो पाप का फल क्यों नहीं ? अंतता गत्वा, प्रत्येक व्यक्त के सुख-दुःख का 
कारण, अपना ही पूर्ब-कर्म होता है। जिसी से अच्छे या बुरे कुल्न में जन्म 
दोता है, और अच्छा या बुरा शरोर, बुद्धि, आदि मिलती है । 

अध्यात्म-शास्त्र के उन अंग की दृष्टि स, जिसको अब 'साइकिएंट्री! ३ ओर 
'सैको-ऐनालिसिस! कहते हैं, अर्थात्‌ 'आधि-चिकित्सा', मनोरोग-चिकरित्सा, 
इस कथा का यह अथ्थ हो सकता है कि, महासाध्यस (शॉक”) से, अहल्या श्री 
को, 'टेटनस? वा 'सिनकोपी! के प्रकार को, निःसंज्ञता, स्तब्धता, की बीमारी दो 


के 





१ 8 ४7८परॉपं. 
' ९ (९०४८०, 8ए[ए77$ ; ए70आं5, रा 
3 ए2एट6फ : ए99फ7्रता0न्श्राबएछ8 ; छ007 :; दॉंधाएड 89ए॥00985 ' ' "'' 


रूपकों का अथ _ ९५७ 


गई, जे। रामचन्द्र के पदस्पश से, कामल-सुख-स्पर्श से, 'मैग्तेटिक ढच' से, 
अच्छी हुई ।" इत्यादि । 

, (९) समुद्र-मंथन की कथा ता प्रायः स्पष्ट ही है। आकाश-समुद्र में, 
हुंद्ात्मक घिरुद्ध शक्तियां, 'देव-देत्य', 'मंद्र! प्बेत ( 'मेटर!, महाभूत- समूह ) 
के द्वारा, मथन कर रही हैं; 'चक्रवत्‌! बह 'मंदर' 'भ्रसता' है, घूमता है, एक बेर 
एक ओर फिर इसके बिरुद्ध दूसरी ओर; 'ऐक्शन! और 'रि-ऐक्शन!, क्रिया- 
प्रतिक्रिया; के न्याय से । सर्प ही वेष्टनी, नेन्नी, रस्सी हे, अर्थात्‌ संसार में सब 
वस्तुओं को गति सप-मंडलाकार, कुंडलाकार, 'कुंडलिनी! ( 'स्पाइरल” और 
साइक्लिकल' ) होती है; ऐसे विराधी घषंण से, संघर्ष! से, प्रतिस्पधी से, सब 
प्रकार के अनुभव उत्पन्न होते हैं; चोदह रह्नों! का लाम विशेष करके बता 
दिया; एक-एक में रहस्यथार्थ भरो होगा ।९ 

( १० ) भियत्रत के ग्थ के सात बेर धूमने से सात ढीप, सात समुद्र, 
बन जान का अथ, माडम ब्लैवेदस्की के महाग्रन्थ 'दी सीक्रेट डाक्ट्रिन!* का 
आश्रय लिये बिना समझ में नहां आता । जैसे उपनिषदों आर पुराणों में 
'त्रिक' की, ( 'स्बमेतत्‌ त्रिव्वत्‌ त्रिवृत! ) तथा पंच” की, ( पंच ज्ान्नेंद्रिय, पंच 
कर्मद्रिय, पंच महाभून, पंच अंगुली, पंच प्राणों में 'पंच स्रोताम्बु', 'पंचपवों! 
अविद्या आई, दशेन प्रन्थों में, उपनिषदों में, कहो हैं ), बैसे 'सप्त' की भी 
महिमा है, ( सप्तहषय:, सप्तप्राणा:, सप्ताचिंष:, सप्तजिहा:, सप्नहोमा:, सप्त- 
लोका$, सप्तद्वीपा:, सप्तसमुद्रा$, प्रश्रुति)। एक परिपाटी, इस विषय के विचार 
की, यह दे, कि मानव-जीवों का समूह, अत्येक मद्दामन्व॑ंतर में ( मन्वंतर 
शब्द का अथ, दो मनुओं के बीच का, अन्तर का, काज्ष--ऐसा कुछ विद्वान 
करते हैं ) सात बेर, सात महद्दाजावियों में € रेसज्! में ) जन्म लेता है। 
एक-एक मद्राजाति, एक-एक नग्रे द्वीप में, अधिकतर, अपने निर्दिष्ट युग, 
अर्थात्‌ काल-परिमाण (साइक्', पीरियड! /* को भोगती हे । प्रत्येक मह्दा- 
जाति में अवान्तर सात-सात जातियां होती ६ै। रामायण की कथा में, जामब्न- 
बान्‌ ने कहा है कि, “जब में जवान था, तब वामनावतार के समय में, जब 
से वामन ने तीन क्रम, 'क़द्म', बढ़ाये, तब से मेने इकक्रोस बार पृथ्वी की 
परिक्रमा कर ली; पर अब तो बूढ़ा हो गया, समुद्र पार न कर सकूँगा; 
इस लिये इनुमान का ही समुद्र को तैर कर पार करना चाहिये” | इक्कीस बार 





१ (३९०॥४०६४० ६७० घ८, 

* १०७६७ ; 8८६०7-९४८४०॥ ; इ[|ं।ब ; ०एटी0०ं, 

$ १७0०० 3, 7, 8]87०879, 77 ४६४४४ २20८४ 
डे २३०९७; ०ए०९; 9९700. 


शश्८ दृशन का भुख्य प्रभेजन 


परिक्रया का भी अथथ :छ ऐसा दी होगा, कि एक विशेष जीव॒-समूह मे, 
ऋचत्ष जाति की सूत्रात्मा ने, उतने काल में इक्‍्कोस बार जन्म ,लिया, 
इत्यादि। प्रियत्नत के रथ की परिक्रमा का अथ कुछ ऐमा हं। अनुमान से 
जान पड़ता हे । पाश्वात्य भू-शास्त्री भा कहते हैं कि, प्रथ्वां के महाद्वीप, 
समुद्र में द्रवत-उतराते रहते है; ओर प्रूथवरा का स्थल-जल्न-स|त्रवेश बदलता 
रहता है। ऊपर 'गोंडवाना-लेंड” की चचो की गई। पाश्चात्य वैज्ञानिक, 
इसका दूसरा नाम 'लम्युरिया' बतलाते है। भारतत्र्ष ओर अफ्राका का मध्य- 
भाग इसमें शासिल था; 'इन्डियन आशन! स्थल्मय था। उस्तके टूट कर 
डूबने पर, नया सन्निवेश बना । तथा, सबसे पुराना समुद्र 'पैप्षिफ्रिक' है. उसके 
आद 'इन्डियन ओशन', उसके बाद एटल्वांटिक ओशन! बना । इत्यादि |" 

५ ११) निरुक्त में कहा है, 'पश्यकः, सूर्यः, कश्यपों भर्वात! । सूर्य 
ही का नाम कश्यप है। सू्थ को विशेष शक्तिया विभूति, प्रृथ्वी का 
अधिकारी देव बन कर, कश्यप ऋषि! कहलाई | 'अदि्निः, पृथ्वी का ही नाम 
है। 'द्तिः आदि भी पृथ्वा के रूप हैं, अंश, 'आसपे+ट' 'पहलू! हैं। इस 
प्रकार के तेरह अंशां? से, तेरह प्रकार के, तेरह सुल्ल 'ज/ति', 'आडंस', के, जीव 
उत्पन्न हुए । 'आदित्य', 'दैत्य , 'दानब?, 'मःसत्र', पशु, पक्तो, सर्प, जल-जन्तु 
आदि | यह सब 'बायालोजा,' 'ज॒आलंज!', शास्त्रों के तथ्यों के रूपक हैं ।* 

बिनता को प्रायः गरुढ ओर अरुण की माता कह्दा है। अरुण, सूर्य 
के सारथी हैं; प्रातः:काल की रक्तिमा का नाम है | गरुड़, विष्णु के वाहन 
हैं; 'छंदोमयेन गरुड़ेन समुझमानः”, ऐसा विध्णु का वशोन किया है; वायु 
पुराण में कहा है कि 'विनता' छन्दों को माता है। कदर, का अर्थ 'कुत्सित' 
भी है; 'सोम रस रखने का भूरे रंग का पात्र' भी है; 'सर्पो' की साता' भी है । 
गरुड़ पत्ती सर्पों को ला जाता है। महाकाल के प्रवाह की सूचना. गरंड 
के महावेग ओर महाबल और परमात्मनवहूप विष्णु के वाहनत्त्र से होती 
' है; वैदिक छन्द विष्णा की स्तुति करते हैं; उनके सुप्रयोग से 'वैष्णवी' शक्ति 
का आवाहन हो सकता है, और मनुष्य को सहायता मिल सकती है। सर्प 
छोटे-छोटे 'मंडलाकार! 'छुंडलित' 'साइक्! 3 युग हैं; उनको मद्ाकांत खा 
जाता हैं । फदू को इच्छा होती है कि 'सर्प' अम्नत पीकर अमर हां जायें; 
नासमक जीव चाहता है, कि हमारा जन्ममरणपयर्मा स्थूज् शरीर ही 





१ (0॥4छब१8 [40 ; [९०07० ; पर07 (00888 ; लिब्रएं4५. 0062॥ ; 
#09780 (0९९७।॥१, 

९ 88०९९ ; 970673 ; 90087 ; 2000६५. 

| (2०८०८. 


रूपकों का बझ्थ १५९ 


अमर हो जाय; विनता को ठगने का यत्न करती हैं। 'सदस्तार' चक्र में, 
ब्रद्वरभ,में, अमृत? का घड़ा रक्‍्खा है; जो जीव, योगसाधन से अह्यस्क्र तक 
पहुँचत[ है, आत्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप, पहिचान लेता है, वह अमर हो' 
जाता हैं; 'अमर हो जाता है” का अथ है, अपनी, आत्मा की, अमरता छो' 
पढ़िचान लेता है; 'तद्योव सन्‌ ब्रह्म सबति'; काई नई अमरता उस को नहीं 
मिलती; कैसे मिल्ल सकती है ९ भूरे हुई, अपने भीतर भरी हुई, अमरता को 
याद कर लेना ही ता अमर हो जाना है | गरुड़ सच्चे योगी, तो योग-बल से, 
'छुंदोमय? मंत्र का जप, ध्याव, मनन करने से, दा। पक्ष ओर एक चंचु के, 
इड़ा, पिंगला, ओर सुषुन्ना के बल से, 'सहस्लारः तक पहुँच कर, उस घड़े 
को लाते हैं; पर काम-मार्गी, अहंकारी, राम द्वेष के दुल्ल भावों से भरे, 
सपे, उसभझा नहीं पा सक्ते; अपनी जिह्ला को दुभासिया, भूठी, बना लेते 
हैं। वे अमर नहों पी सकते, सोम ही पी सकते हैं, जिससे नशा होता हे 
“न्‍्द्रोड्पाद्यत सामेन!; मालूम होता है कि भाग की-सी कोई नशीक्षी 
अं।षधि रही; उसको बहुत से ल्लोम मिल्र कर, राजस-तामस प्रत्यक्ष पशु- 
यज्ञ में, पीते थे। और मांसादि खूब खाते थे; जैसे आजकाल भो 'सेरी 
मंानियल डिनसे” सें। 'सास्विक यज्ञ! दूसरी ही कध्तु थी; काम-क्रोध-मोह- 
भय-अहंकार का बलिदान उसमें किया जाता था; अपने भीतर के पशुओं 
का; बाहरी का नहीं। सोम ओषधि के कई प्रकार होव हैं, ऐसा भी पुराने 
ग्रंथों से जान पड़ता है; एक प्रकार का प्रयोग, कायकल्प के लिये, शरीर के 
नवीकरण के लिये, फिया जाता था; अमेरिकन इन्डियन' लोग 'मेस्कल्नर नाम 
की एक ओषधि जानते हैं, जिसके खाने से कुछ देर के लिये सूद्म इंद्विय, 
द्व्य चह्ु, दिव्य श्रोत्र ६ 'क्रेयरवायस” आदि ) खुल जाते है ।* 

(१२ ) मनुष्य-शगीर छुद्र-विसद है; ब्रह्मांड में, महाबिराद में, जो 
पदार्थ हैं, बह सब इसमें भो हैं। इसके बीच में 'सेरुदूंड', 'प्रश्चनश', है। 
उसमें तेंतीस शुरिया ( 'वर्टिब्री' ) हैं | बारह आदित्य”, ग्यारह 'रुद्र', आठ 
बसु, दो 'इन्द्र-प्रजापति! वा 'अश्विनी-कुमार! । पच्छिम के शारीर-शास्त्री 
('ऐनादोमी-फिसियालोजी' के वैज्ञनिक ) कद्दते हैं कि, गजे में साथ ( सरचि- 
कल” )पीठ में बारह ( 'डासेल' वा 'थोराखिक' ), घनके नीचे कि में पाँच 
( 'क्म्बए! ), उनके नीचे कमर में पाँच ( सेक्रज्ञ! ), उनके नीचे पृष्ठ-मूल में 
चार (काक्सिजियल'); तेंतीस की गिनती दानों अकार में मिलती है; विभाजन, 





१ (ह€गा० राधे तीं0प्रटा७ 

२ 8 पाध९0४7 [709॥ ; 7763९४ ; ९४४५४०9०7१०९, 

3 ए67८०४४९ ; 8४7४079, ए7जश0०087 ; ढल्पफंट्शं ; प्रेठाइओं 0०7 
07072९06 ; प्रथा ; 5204 ; ००९८एए६७४. 


९६० बशेंन का मुख्य प्रयोजन 


बर्गी-करण, में भेर है। मस्तिष्क के कंदों से, और इन गुरियों से निकलने 
वाली और उनमें पेठने वाली नाड़ियों से, ज्ञान और कम की इंद्वियों का 
सम्बन्ध है; तत्तत्‌ इृदिय, ओर तत्तद्विषयभूत पंच-महाभूतों के अभिम्तानी 
चैतन्यांश, दिव' कटलाते हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मद्रिय, एक भनस, इस 
ग्यारह इंद्रियों के 'अभिगानी', 'अहकारवान', देपदा, ग्यार-: 'रुद्र' कहलाते हैं। 
पर्व मिरनिर्मितों यस्मात्‌ तस्मान्मेदस्तु पर्वतः। 
तंत्र संचारिशी देवी शक्तिराद्रा तु पावंती ॥ 
तस्य मूप्नि स्थितो देवे अहारन्पधे मददेश्वरः | 
झननन्‍्तानां च केलीनां तयो: कैलास आसनम || 
मानस्य एवं ता; सर्वा), सरस्तस्माश्व मानसं | 
दौग्यन्ति, यं्त क्रीडंति विषयैरिद्रियैरपि 
तस्माइवा इति प्रोक्तास्तास्ता: प्रकृतिशक्तथ; | 
महेश्वरस्यात्मनस्तु सर्वे ते वशवत्तिनः | 
हुदमं. द्वावयत्यस्मादात्मेदुद्रस्तु कथ्यते ;॥ 
'हृदंद्रं! संतमात्मानं इन्द्र आचच्तते बुधाः। 
देवानामाश्वरश्चंद्र इति पौराशिकी प्रथा ॥ 
इस प्रकार से सम्रह लोक कहे जा सकते हें 
शिव के सिर से आकफाश-गंगा बहती है; वही सषुम्ना है; 'सु-सु ज्नाँ, 
अति उत्ततग मनन', मदा-आननद ।उल्का 'धारा' को उल्लटी बहाव, प्राश- 
शक्ति 'रा-घा! की उचित उपासना करे, 'ऊध्ब-रेतस”, ब्रह्मनाल' से ( ओ स्थृज् 
काशी नगरी की एक गली का नाम है ) ' मशि-कर्शिका! घाट को जाय, तो 
'ब्रद्वा-लाभ! हो, 'तारक' मंत्र मसले, तर जाय, मुक्त हो जाय। मेरु के ('स्पा 
इनल काडे? के ) बीच की नाली ही, भ्राय: 'सुधुन्न' शब्द स स्रकतित होतो है । 
उसके दृहिन तरफ 'पिंगल्ला', और बाई' ओर “'इड्डाः, कहो जाती है; ये प्रायः 
दोनों (सिम्पाथिक नव ज :! | कु'डलिनो का, जो शक्ति की एक रूपान्तर'* 
ही है, इन गाड़ियों से सम्बन्ध है। योगनवासिष्ठ के निर्वाण-प्रकरण के 
पूवाध के अन्तिम अध्यायों में, तथा अन्य ग्रन्थों में, भिन्न प्रकारों से, इसका 
संकेत मात्र चशन किया है | इत्यादि । 
यह सब 'क्रिया', विविध योग-सार्गों? के प्रक्रियात्मकू अभ्यास का 
विषय है; बिना उच्च-कोटि के अनुभवी, यभ-नियमादि में निष्णात, सदुगुरु 
के, तथा बिना बेस ही सच्चे हृदय से युयुक्त, मुमुछ्, शुद्ध पविन्न चरिक्न युक्त 





१ 850४8 ०074 ; $ए४००(८7९८ ॥67788. 


रूपकों का झ्थ १६१ 


शिष्य के, इन गूढ़ रहस्य विषयों का पता चलना, कठिन है; और योग की 
भूमियों को, उस रहस्यज्ञान की सहायता से, क्रमशः पार करने बाला अभ्यास 
करना तो अति कठिन है। 

ह अहिसा-सत्य-अ्स्तेय-बक्षचर्य-अपरिग्रहा: यमाः | 
शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईैश्वरप्रशिधानानि नियमाः । ( योग-सूत्र ) 
श्रभ्यासेन तु, कॉतेय, वैराग्येण च गह्मते | ( गीता 
त॑ स्वाच्छुरीराव्प्रवृद्देन मुंजांदिधीकामिव चैयेंण। 
इह चेदू अशकद्‌ बोद्धं प्राक्‌ शरीरस्य विस्सः , 
ततः सर्वेषु लोकेषु शरीर्वाय कल्पते। 
लब्धा विद्यां योगविधि' च कूत्ल्नं, 
ब्रह्म प्राप्तो विरजोइभूदू. विमृत्यु; | ( कढ० ) 

यह सब गीता और उपनिषदों के वाक्य हैं । आशय यह है कि, वेदांत 
के निश्चित ज्ञान से 'चित्त-विमुक्ति' है जाती है; पर उसके पीछे भी, 'योग- 
विधि! से, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकाल सकने से, 'शारीर 
मुक्ति! हेती है, तथा चित्त-तरिमुक्तिः अधिक हृढ़ होती है। मुहम्मद ने भी, 
कुरान में कहा है, 'मुतो क़ब्लुन तमूतो, यानी मौत से क़्ब्ल मौत को जानो; 
भरने से पहिले मरो; जीते जी 'जिस्मि-कसीफ़” से 'जिस्मि-लतीफ! के अल्लषग 
करने की शान के हासिल करो सुल्ला जामी ने कहा है-- 
यक बार बिमीरद हर कसे, बेचारः जामी बारहा | 
यानी “और लोग तो एक ही बार मरते हैं, बेचारा जामी बार-बार 
मरता हे;” यानी स्थूल्न शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाज्ञ कर, उसके द्वारा 
दूसरे लोकों की, आल्लमों को, सेर करता है । 


2 कुछ अन्य रूपक 

ऐसे ही रूपक, पद्‌ पद पर, पुराणों में भरे हैं। यथा जब इंद्र की सोतेली 
माता दिति ( पृथ्वी ) गर्भवती थी, और इंद्र का भयंकर शत्रु उससे उत्पन्न 
होने वाला था, तब इंद्र ( विद्युत्‌ ) ने, उसमें योगबल से प्रवेश करके, वज्न से 
उसके सात टुकड़े किये, और जब बे सात रोने लगे, तो मत रो', 'मत रो?, 
कह कर, एक एक के सात सात टुकड़े किये; इंससे उनका नाम उनचास 
'परुत” ( वायु ) हुआ, और बह गर्भ से निकल आये; फिर इंद्र ने दिति से 
अपना अपराध क्षमा कराया, और दिति ने इंद्र और मरुतों में सदा के लिये 
मित्रता करा दी । अब्ृश्य ही इस बुद्धिपूबेक गढ़े हुए रूपक का कुछ विशेष 
अथे होगा। स्थात्‌ वैसा ही कुछ हो, जेसा पच्छिम के वेज्ञानिक लोग अब 
कहते हैं, कि बहुत किस्म की गेस”' होती हैं। और “सात! संख्या का भरी, 





१ (3935, 


१६२ दुशेन का मुख्य प्रयोजन 


इनके क्रमिक विकास ( टवोल्यूगन? ) से, सम्भवत: कुछ वैसा संघंध हो 
सकता है, जेसा पाश्चात्य रूसो वेज्ञानिक्र मेंडेलेयफ के पाये और बनत्ाये 
'पीरियाडिक ला! में दिग्ाया है; अर्थात्‌ आदिम परमाणुआं से इतनी इतनी 
संख्या! पर, ऐसे ऐसे "केमिकल एॉलिमेंट्स! बसते हैं; 'सांख्य' दशंन में पंच- 
भूतों की क्रमिक उत्पत्ति, वेदांत का पंचीकरण”, आदि भी, इन भावों से 
मिलते हैं| ऐस ही मत्त्य पुराश में, अप्नि की पत्नियां, उतके बेटे, पतोहुऐं 
ओर पोते, सब मिलाकर उनचास अग्नि कहे हैं। निश्चयेन यह, भी निरी 
कहानी नहीं हो सकती | पब्छिम के वैज्ञानिकों न रद तरह की “४! निका- 
लगा शुरू किया है ।* पर क्या ठोक अर्थ है, यह कदना अब कठिन हो गया 
है। भारत के शोल के साथ साथ, ज्ञान का भी सवथा हास हो गया है| 
कूछ सीधे ऐतिहासिक रूपकों की भी चर्चा -कर देना उचित होगा। 
इसका अथ सरत ओर प्रायः निस्‍्सन्देह है | 
बहुत पूबकात् में, परम यशस्त्री ध्रुव के बंश मे, अंग का पुत्र वेन हुआ । 
बढ़ा दुष्ट निकन्ना | बाज्य काल में हो, अन्य बानकां को हत्या तक उससे 
आरम्भ किया। अंग राजा, नितांत निर्विण्ण होकर, रातों रान ज'गल्षों में 
जाकर लापता हो गये। मंत्रियों ने ऋषियों से निवेदन किया। अराजकता 
में महादोष; बेन के अभिषेक की आज्ञा दी। राज-सिहासन पर बैठ कर, 
बेन और भी मदमत्त हो गया; प्रजा को अति कष्ट देने लगा; सारी समाज- 
व्यवस्था को बिगाड़ डाला; घम-कम, जीविफाबूत्ति, को संक्र कर दिया; 
भेरी के घोष से, यह शआज्ञा देश में घुगाई, कि ईश्वर की, देवों की, पूजा कोई 
न करे, सब मेरी ही पूजा करें, क्योंकि, 
एते चान्यं च विद्युधा; , प्रभवों वरशापयों; , 
देदे भवंति दूपते: ; सर्वदेवमयों झूपः। 
“सब देवता, राजा के शरीर में ही हैं; बह्दी वर और शाप का देने 
बाला है” । ऋषियों ने आपस में सलाह की, " 
अहो उमयतः प्राप्त लोकस्य व्यसन महत्‌, 
दारण्युभयतो दीमे इब, तस्करपालयो: | 
झराजकभयादेष कृतों. राजाइतदहंणः, 
ततोडप्यासीद्‌ भय त्वच्य; कथ्थं स्पात्सत्रस्ति देहिनाम । 
बाह्मणः समहक्‌ शास्तों दीनानां समुप्रेत्ञकः, 
खबते ब्रह्म तस्यापि, भिन्नभांडातयों यथा। 
“काठ के टुकड़े मे दोनों ओर से आग लगा दी जाय, वह दशा प्रजा की 
हो गई; अराजकता में चोर डाकुओं के भय से इसकों राजा बनाया; यह 


अकमाकानादरपअंदाकपफामापध १९वें कााकपरत भाप पक से कप दम साकार घ क॥न्‍त।यत कर्म क्षाक १प किक सत कटा. रद; कक 





१ #&7०00४०07; ?6709॥6 7.8७; (॥९फरां2४। 7]९:४९॥(8; रि898- 


ऐतिहासिक रूपक १६३ 


उनसे भी अधिक दुष्ट निकला; प्रजा का केसे भल्रा हे ? समदर्शो, श्रद्नज्ञानी, 
शान्त, दान्त, त्यागी, तपरवी, आाह्यण, यदि दीन प्रजा को दुद्शा देखता हुआ 
उपेक्षा करै, तो उसका ब्रह्मज्ञान नष्ट हो जाता है जैसे फूटे बतेन में से दूध ।” 
' ऋषियों ने राजा वेन को समझाने का यल्न किया; एक न सुना; तब 
उन्होंने उसको हु कार! से मारे डाला | वेनकी 'बाई' जांघ को मथा!; उसमें 
से अति करूप बुद्धिहीन पुरुष उत्पन्न हुआ; उसके ऋषियों ने, “निषीद” 
अलग बैठ जाओः, ऐसा कहा; उससे “निषाद” जाति उत्पन्न हुईं । बेन कीं 
दक्षिण और वाम भुजाओं को ऋषियों ने मथा; दाहिनी से प्रथु निकले; और 
बाई से अर्चि: नाम की कन्या; दोनों का विवाह कर के, प्रथु को राजपद्‌ पर 
अभिषेक किया | 
अर्थात्‌, वेन की संतान में ऋषियों ने खोज की; उसके दुराचार 
व्यभिचांर से उत्पन्न, कुरूप कुबुद्धि जन्तुओं को, “निषादों' को, अलग कर 
दिया; सद्विवाह धर्म-विवाह से उत्पन्न, सदाचारी प्रथु को राजा बनाया, 
ओर उसी वंश की उत्तम कन्या से उसका विवाह कर दिया | उस आदि काल 
में सपिडों सगोत्रों का भी कभी-ऋभी विवाह हो जाता था; यथा इेजिप्ट देश 
में फेरे! 'फूरकन', का, तथा पेरू देश मे “इशा?* राजाओं का, बहुधा अपनी 
बहिन से ही विवाह दोता था। 
पृथु बड़े प्रतापी, यशर्वी, प्रजा-पालक, नूतन-युग-प्रवतंक हुए। उनके 
समय में अकाल पड़ा; प्रजा भूखों मरने लगी; रांजा से आक्रन्दन किया; 
धरा वसुन्धरा घरित्री भूतधात्री (पृथ्वी) पर प्रथु को बड़ा क्रोध हुआ; उसको 
धमकाया, तू क्‍यों मेरी प्रजा को अन्न नहीं देती ?” धरा देवी ने गो? का रूप 
धारण किया; आदिराज प्रथु ने, 'मनु? को (कुट्ुग्बी ग्रजापतियों को) 'बत्स!, 
वछवा, बना कर, गो को 'वत्सल/ दुग्धवती पिन्हा कर. के, उससे सब औष- 
धियों, अन्नों, को दूृहा; वृहस्पति (ज्ञानियों) को वत्स बध कर, ऋषियों ने 
“छन्दोमय' वेद, समरत क्षान, दूडा; इन्द्र को, (इन्द्रियों की शक्ति को ), बत्स 
बना कर देंवों ने 'सोम? बीये, ओजस्‌, बल, दूहा; दैत्य दानवों ने, दुष्टों ने, 
'पुरा', शराब; अप्सरा और गंधवेों (कल्लावन्तों) ने, (गां, वा ध्यंति इति 
गंधर्वा, आप: सरंति आभिः इति अप्सर्सः, हिप्रकारा: सूर्यस्थ रश्मय:) 
गाँधव मधु', संगीत विद्या; सिद्ध विद्याघरों ने विविध विद्या ओर सिद्धियां; 
मायात्रियों ने तरह तरह की माया; राक्षसों ने रुधिर; विषधरों ने विष; वृक्षों 
ने विविध प्रकार के रस; पशुओं ने माठदुर्ध; प्ेतों ने नाना प्रकार के धातु; 
इत्यादि। सब प्रकार से प्रजा का रंजन' हुआ, इस लिये प्रजा ने पृथु को 
'राजा' कहा,' आदिराज' माना; घरा को प्रथु ने अपनी पुत्री माना, इसका 





१ 7|५॥7907.. 


१६४ दर्शन का भुख्य प्रयोजन 


नाम पृथ्वी! हुआ; (ज्योतिप में पृथ्वी नाम इसलिये रक््खा गया है,,कि सब 
ग्रहों मे वह अधिक 'घनए 'साबिड' 'डन्स १ है, प्रथु अथोत भारी है )१ पृथु 
में सच्चे राजा के सब गुण पराकाए)। में थे 
तृमक्ति; परस्रीषु, पत्या अधम्‌ इवाउइस्मन 
/ प्रजासु पितृवत्‌ स्निरघः, किंकरों ब्रह्मवादिनाम्‌, 
दिद्दिनामात्मवत्‌ प्रेष्ठष, सुदददां नन्दिव्धनः, 
| परक्तसंगप्रसंगोड्य, दंडइपाणि: असाधुषु , 
। । श्रय॑ तु साज्ञाद्‌ भगवान्सव्यधीश: 
कूटस्थ, आत्मा कलयाडइवतीणु+ 
प्रजा न उसको जगदात्मा भगवान्‌ का कलाबतार ही माना | 
चूर्णयन्‌ स्वघनुष्कोट्या गिरिकूटानि, राजराद्‌ 
भूमंडलं इदं वैन्य: प्रायश्चक्र सम॑ विभु:; 
निवासान्कल्पयांचक्रे_ तत्रतत्र यथाउइहत:, 
ग्रामान, पुरः, पत्तनानि, दुर्गाणि विविधानि च, 
घोषान्‌, ब्रजान, सशिविरानू, आकरान्‌, खेटखवंटान 
प्राक प्रथोरिद्द नेवैष पुरग्रामादिकल्पना 
यथासुख॑ बसंते सम तन्न तत्ना 5 कतोभयाः ॥ 

“पृथु ने धनुष की कीटि से पव॑तों को चूर कर के, 'समथर,! 'स्म्रस्थल! 
बनाया, और उस पर, प्रजा के बसने के लिये, जैसे पिता पुत्रों के लिये 
ग्राम, पुर, पत्तन, दुर्ग, (घोसियों के गाय बैल रखने के) 'घोष”, (घूमते 
फिरते पशु चराने वाले गांपलों के लिये ढेर तम्बू के / 'ब्ज', (सेना के) 
शिविर, आकर (खान), खेट, खब ट (छोटे छोटे गांव ), आदि बनवाये | 
पृथु के पदिले यह सब नहीं था; प्रजा इधर उधर पड़ी रहा करती थी” । 
इसी से प्रथु आदिराज कहलाये 

इस कथा का अर्थ स्पष्ट ही यह है, कि प्रथु के समय, से पहिले 
प्रथ्वीतत की, ओर ऋतुओं की, अवस्था कुछ दसरी थी; जेसी अब भी 
दक्षिण समुद्र के टापुओं मे हैं; बारहों महीने, वर्सत का सा मौसिम, बीच 
बीच मे बरसात, कभी, कभी शारी वात्या, तूफान; प्रजा को मकान बनाने 
गांव शहर बसाने, की, न आवश्यकता, न बुद्धि । फिर अवस्था बदली; प्रथु के 
राज्य काल में, नये सिर से, एक बड़े 'सिविलिजेशन?* , सभ्यता, शिष्टता 
का प्रादुभाव हुआ; विशिष्द ज्ञानवान्‌ जीबों ने मनुष्य जाति में जन्म लिया 





१3 50॥0, 46०४९ 
२ (४५०१(5४४०४, 


ऐतिहासिक रूपक १६४ 


शास्त्रों का अविष्कार किया; मानव जीवन के प्रकार में परिवतन कर दिया। 
जैसे आज काल, सौ वर्ष के भीतर भीतर (आधिभौतिक विज्ञान और विविध 
यंत्रों के निमौण मे अद्भुत बद्धि होने के कारण, समग्र मानव जीवन, रहन- 
सहन, आहार-विहार, वाशिज्य-ब्यापार, अटन-अमण, शिक्षा-रक्षा, के वाह 
प्रकारों मे, सव था काया-पत्नट हो गया है; सभ्यता, ऋषि-प्रधान के स्थान में, 
यंत्र-प्रधान हो गई है। वैसे प्रथु के समय में ही ग्राम, नगर, आदि बने और 
बसे; खेती बारी का हुनर पेदा हुआ; गाय मैंस बकरी पाल कर उनके दूध 
से काम लिया जाने लगा; गीत-बाद्य की विद्या पेश हुईं; अच्छी के साथ 
बुरी बाते भी आई; शराब, गोश्त, का भी व्यवहार आरम्भ हुआ इत्यादि | यह्‌ 
सब विषय, आज काल, पच्छिम के, 'सोशियाल्नोजी?” शाश्र, 'सामाजिक 
जीवन के आरम्भ आर विकास के इतिहास,' का है| जिटेन के नामी वैज्ञा- 
निक श्री आलुफ्रेड रसेल वालेस ने; सोशल एनवाइरनमेंट ऐंड मोरल 
प्रोग्ने!ः नामक अपने ग्रन्थ मे लिखा है, कि अग्नि का, खेती का, दूध दही 
घी के प्रयोग का, ऊन ओर रूई से कपड़ा बनाने का, और ऐसी ही कई अन्य 
परमावश्यकीय वस्तुओं का, उपज्ञान, जो स्यांत्‌ लाखों नहीं तो द्सियों बीसियों 
हज़्तार वषे पहिले हुआ, वह इधर के सो वर्ष के अत्यद्भुत आबिष्कारों से 
भी अधिक आश्चयमय है| 

यों तो गो शब्द के कई अर्थ हैं; गाय बैल, स्वर्ग, सूर्य, किरण, वज्च 
(बिजली), इन्द्रिय, बाण, दिशा, वाणी, पृथ्वी, तारे, इत्यादि | धातु से अर्थ, 
गच्छति इति गोः' जो भी चले; अंग्रेजी शब्द भी गो! और 'काउ? 3 
इसी से निकले हैं| पर इन रूपकों में 'गो” शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है | 


' 'कामधेनु' गो के लिये, विश्वामित्र पिया मिल “जिया: पे अदा से वस्किय पीछे आाह्मण) का, बसिष्ठ 
(ब्राह्मण). के स] लय अर 772 , तथा विश्वामित्र के भगिनीपुत्र ज़मदगि (अह्मण) ओर 
उनके पुत्र परशुराम का, कॉत्तेवीयें (क्षत्रिय) के साथ, बहुत ब्षों तक, 
घोर संग्राम हुआ | दोनों 'कामधेनुओं' ने, अपने ख़ुर, पेट, पूछ, सींग” से, 
'शक, पहुब, काम्बोज, यवन, म्लेच्छ” आदि जातियों की बड़ी बड़ी सेनाएं 
उत्पन्न कीं। दोनों तरफ़ भारी जनसंहार हुआ; वसिष्ठ के भी, विश्वामित्र 
के भी, सो सौ पुत्र मारे गये, जमदमि और उनके कुदुम्ब के बहुतेरे मारे 
गये; परशुराम ने कात्तेवीय ओर उसके बंध को मारा, और फिर फिर, तीन 








१ 50000४87- 
२ 3]7९० २555९ ५980९, 50 टें#हएॉ/7#छराई कब /20/47 


4॥०६/०४४. 
8 (0 : 00फ़. 


१६६ दशन का मुख्य प्रयोजन 


बर्णो' की सेनाएं बना बर्ा का, इक्कीस थुद्धां मे, प्रथ्वी को 'निःक्षत्रिया? करने 
| महायल्न क्रिया । बहुत वर्षो के, ओर बड़े बड़े तरह तरह के उपद्रवों, और 
प्रजा ओर राष्ट्रों के विद्ञवों, के बाद, शांति हुईं 
विश्वाभिन्न और कात्तेवीय दोनों की कथाओं का, आज दल के शब्दों 
में, अथ यही है कि महाभारत काल से पहिले, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग 
उपजाऊ भूमिका लोभ बहुत बढ़ा; दोनां ने उचित से अधिक भूमि को 
अपने भोग विज्ञास के लिये, अपने अधिकार में रखना चाहा; ग्ज़ा की भत्ताईं 
की चिन्ता बहुत कम की; आपस में युद्ध हुए; क्षत्रियों की सेना तो बनी 
बनाई थी; ब्राक्षणो ने बाहरी जातियों को, अपनी भूमि फी पेदावार देकर 
अपनी सहायता के लिये, बुलाया; दोनों का बहुत ध्वस्त हुआ; अंत में, किसी 
किसो रीति सं, संधि शान्ति हुईं | यही कथा, यूराप के इतिहास में, कई बेर 
ही चुशी है।“चचे और स्टेट! प्रीस्ट और किग', 'सामरडोटलिस्ट और 
मिलिटरिस्ट', 'थियोक्राट और टाइमोक्राट" के बीच में, ज़मीदारी धन, आज्ञा- 
शक्ति, अधिकार, भोग विद्ञास, को अति लालच से, बड़ी बड़ी लड्ाहर्या हुई 
भिनसमे प्रजा की तबाही हुई। 'फ्रंच रिवोल्यूशन' के समय भी “चच' की 
बहुत जायदार छीनी गई; हाल में, रूस मे, जनता ने, 'प्रीस्ड” की भी, ओर 
ज़मीदार की भी, सब जमीन छीन ली * ; सन्‌ १९३६-३७-६८ मे, रपेन में 
प्रजञा-विनाशक भारी प्रृहयुद्ध हुआ. जिसमे भी एक मुख्य कारण यद था, कि 
“बच” की बहुत ज़मीन, नये बनाये संघ-राज्य के अधिकारियों ने, छीन ली 
थी; और इस गृहयुद्ध में चर्च के पक्त बाले सेनानियों की जोन हुई है। 
सो शियोला जिकल हिम्टरी? का, इवोल्यूशन का३ ऐसा रूप ओर क्रम 
क्यों होता है, इस प्रश्न का उत्तर, चैतन्य-परमात्मा की प्रकृति के प्रबृत्ति-निवृत्ति 
रूप असख्य प्रकार के विकास-संकांच को बतलान वाले आत्म-इशनशाश्र 
से मिलता है । । 


रूपकों की चचो का प्रयोजन 
यहाँ, यह सब चची, केवल इस वास्ते कर दी, कि 'दर्शन' से कहाँ तक 


आँख' फेलने का सम्भव हो जाता है, यह जिज्ञासु का मालूम हो जाय; पुराण 
थों के अच्षराथे पर अंब-भ्रद्धा न की जाय; न यक्र-बारगी, उनके अभफ़्यूचची 


हि 





4 (आपदा बाते ४४६8; ए7680 बाते दाग; शीदा बाप 006 ; 
270गं6ए 870 8606809006 ; ०00६ &0700 ३070 ; पक/8 पते 00ए7 ; 88०९7 
प्रेठाओ350 8४00 7208780 ; ॥8007%8 #70 ६४700072 ह 

मे एटा रिए७०एध०ा ; एीपाए) ; 9768 

है 800०0270%8 ॥80079 ; €ए०प४०४, 


है. 


आत्म-दशन किस अथ में कर्म-परक है १६७ 


की ग़प्प कह कर, कूड्ेखाने में फेंक दिया जाय; बल्कि उनका बुद्धि-सस्मत, 
युक्ति-युक्त, गूढ़ अर्थ खोजा जाय | पहिले ही कहा है, पर फिर से याद दिला 
देना इचित है, कि ऊपर जो अर्थ पौराणिक रूपकों के सूचित किये गये हैं, वे 
कदांपि निश्चित प्रमाणित नहीं हैं; युक्तिद्वारा कल्पना मात्र 8; बुद्धिमान 
पाठक स्वयं इनमे विस्तार, संकोच, माजन, शोधन कर लेंगे | 

कोई कहेगा कि “बह्ायासे लघुक्रिया'; काह कन्दन व क्ाह बराबदेन'; 
पहाड़ खाद कर चूहा निकालना; भारी मिहनत करके, एक-एक रूपक का 
अर्थ खोजे, बह भो निश्चित न हे, और ऐसी कोई नई बात भी न मालूम हो; 
ते ऐसा क्‍यों करें ? पाश्चात्य विज्ञान की पुस्तकों से, क्या इस सबसे बहुत 
अधिक ज्ञान, ह मा, इसकी अपेक्षा बहुत सरत्नता से, नहीं मिल सकता ? 

इस शंका का मुख्य समाधान यह है, कि अध्यात्म-विषयक, येग-विष- 
यक, जे झान इन प्राचीन म्नन्‍थों से, उनकी वत्तमान शीर्ण-जीण अवस्था मे 
भी, मिल सकता है, वह अभी तक पाश्चात्य वैज्ञानिकों के प्राप्त नहीं हुआ है । 
पश्चिम में, जे। पाग्वभोतिक वस्तुओं का आधिभोतिक विज्ञान, और बाह्य 
शक्तियों का ( 'हीट',' लैठ', 'सोंड', 'इलेकट्रिसिटी', 'मैग्ने ठिज्म” आदि का ) * 
आधि-देविक विज्ञान, वहाँ के अन्वेषकों गवेषकों ने प्राप्त किया है, उसके हमें, 
आदर के साथ, ओर सदुपयाग के लिये, लेना ही चाहिये; पर उसके साथ, हमके 
अपने प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का, ओर आभ्यंत्तर शक्तियों के आधिदेविक 
ज्ञान का, जीणड्धार करके संग्रथन करना, भी परम आवश्यक हैं। संभव 
है कि, वैदिक ओर पैराणिक सूचनाओं ओर रहस्यों पर, उचित रीति से, 
ध्यान करने से, नई आधिदैविक और आधिभोतिक बातों का भी विज्ञान मिते । 
दोनों के, प्राचीन और प्रतीचीन के, पुराण और नवीन के, प्रज्ञान ओर विज्ञान 
के, उत्तम समिश्रण से, समन्वय से, ओर सम्यर्दर्शन के अनुसार सत्‌ प्रयाग 
से, 'सनातन”-पदार्थ के अनुकूल 'धर्मं' के बताये मांगें पर चत्षकर सदुपयाग 
करने से, हीं, भारत का, तथा सब मानव जगत का, कल्याण है। सकता है | 

सभी ज्ञान, कम के वास्ते हैं | 

“सब पपि ज्ञान कर्मपरं”?--यह मीमांसकों का मत है | अथोत्‌ “सब 
ज्ञान का प्रयोजन यट्टी है कि किसी कर्म का उपयोगी हो ।” शांकर सम्प्रदाय के 
बेदास्तियों ने इस उत्सर्ग मे यह अपवाद तगाया है कि, “ऋते आत्तज्ञानात्‌ !; 
“आत्मज्ञान स्वयं साध्य है, किसी कर्म का साधक नहीं ।” कमेकांडी सीमां- 





१ पु6७६; ॥8॥६ ; 8०घ०व ; ढ९९०४/ ०५४ ; 70०876 9870, 


श्ध्घ् दृशेन का सुख्य प्रयोजन 


सकों ने इस शांकर मत का दूसरी रीति से उत्तर दिया हे। जैसा तन्त्र- 
वात्तिक की न्‍्याय-सुथा नासक ढाका में सोमेंश्वर भट्ट से | अ० (१, पाद २, 
में ) कहा है । 

परलोकफलेपु कर्मसु विनाशिदेहादिव्यतिरिक्तनित्यकर्तृ भोक्त्रूपात्मज्ञानं बिना 
प्रवृत्यनुपपत्ते;, अहं-प्रत्ययेन च, देदेडपि इृष्टेन, सफुठतया तद्व्यतिरेकस्थ ज्ञातुम्‌ 
अशक्यत्वातू, शास्त्रीयम्‌ आत्मशान' क्रतुविधिभिरपेक्षितं;. . .उपनिपज्जनितस्यात्म- 
शानस्थ, . .कत्वंगत्वावधारणात्‌ तद्द्वारेण पुरुपार्थानुबन्धित्वम्‌ | 

अथात्‌ “स्वर्ग-सानक यज्ञादि कर्म-कांड में मनुष्य वी प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती, जब तक उसको यह विश्वास न हा, कि इस नश्वर शरीर से व्यतिरिक्त 
कोई आत्मा है, जिसके स्वर्ग का अनुभव दे सकता है। और ऐसा विश्वास, 
आत्मा के अस्तित्व का, उपनिपदों से होता हैं।इस लिये उपनिषत और 
तज्जनित आत्मज्ञाम भी कर्मपरक हैं |” है 

इसका भी प्रत्युत्तर, 'आत्ग-ज्ञानः और आत्म-अनुभव' मे सूदरम विवेक 
करने से हा सकता है; यथा, अनुभव” दा केबल तृतीय अंश ज्ञान! है; अन्य 
दो अंश, इच्छा” और 'क्रियाः; यह तीनों मिलकर, अहंँ अस्मि! इस “अलु- 
भव! में अंतर्गत हैं; ऐसा अनुभव, स्पष्ट ही 'कमे-परक! नहीं ही सकता, सब 
कम, सब इच्छा, सब ज्ञान, इसमें अन्तर्गत हैं; “स सर्वधीदृत्यनुभूतसबः”; 
तथा, स्वर्गादि-साथक यज्ञादि काम्य-कर्म से, निर्शुग परमात्मज्नान का केई 
सम्बन्ध नहीं, केबल जीवाताज्ञान से सम्बन्ध है, यह त्रिचार करने से 
भी प्रस्युत्तर हो सकता है। यज्ञों से, स्वर्ग की प्राप्ति वेदों में कही है; पुनःपुनः 
जन्म-मरण के बन्ध से मोक्ष, और अमरत्व की प्राप्ति, नदीं कही है; भात्मानु- 
भवात्मक ज्ञान, बाह्य विषयां के, तथा आंतःकर्राणक बोद्ध प्रत्ययों बृत्तियों 
के भी, ज्ञान से मिन्न है; इत्यादि । पर इस सब सूच्मेज्षिका में- पड़ने का यहां 
काम नहीं है; अपने को यह अभीष्ठ ही है, कि जीवात्मज्ञान अर्थात्‌ 
जीवात्मा की त्रिगुणात्मिका प्रकृति का, उसके गताआआत को, आवागमन का, 
पुनःपुनः जन्ममरण का, अवारोह-उपारोह का, प्रवृत्ति-निवृत्ति का, ज्ञान, तो, 
न केवल कमे-परक है, अपितु सत्कमे के, सब्जीवन के, लिये, निर्तात 
आवश्यक ः ना उसके, काम ठीक चल सकता ही नहीं; 
न हानध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुते ( मनु ) 
, अध्यात्मविद्या विद्यानां बादः प्रवदतामहम्‌। ( गी० ) 

गीता में मुख्यतः जोवात्मा की प्रकृति का ज्ञान, अर्थात्‌ अध्याता- 
विद्या, ओर उसमें नितरां प्रसक्त होने के कौरण “आत्म-विद्या? द्वविद्या', 
भी, जो कही गई, वह स्पष्ट ही इसी लिये कि, वह अजेन के लिये 'कर्म-परक! 
हो, उनको धर्म-युद्ध के कर्म में प्रवृत्त करे | “मां अनुस्मर” ज्ञानांश, 'वियरी'; 






दर्शन और धर्म सै।स्वार्थ-पराथ-परमार्थ सभी १९९ 


“युध्य च” कर्मा श', प्रकूटिस” ।* यहाँ, इंसके सिवा इतना ही कहने की 
आवश्यकता है, कि सीमांसा का यह सब आशय, तथा शांकर सम्प्रदाय 
बालों का भी, तथा अन्य बहुत कुछ अथ, मनु भगवान के थोड़े से श्लोकों 
में भरा पड़ा है । उस पर पर्याप्त ध्यान देने से, श्रद्मा आत्म-दर्शन भी हो 
सकता है, और तद्नुसार लोकन्यांत्रा भी, व्यक्ति की भी, समाज की भी, 
कल्याणमय बनाई जा सकती है । 


धर्म और दशेन, दोनों, स्वार्थ भी पराथे भी, परमार्थ भी 


यतोडभ्युदय-निःश्रेयससिद्धि: स धर्म: | ( वैशेषिक सूत्र ) 
वेदान्त पर, त्रह्मविद्या पर, प्रतिष्ठित, मानव धर्म ऐसा है, कि इससे 
इदलेक ओर परलोक, अभ्युद्य और निःश्रेयस, दोनों, “अभ्युद्य' में अंतर्गत 
घमे, अथ, काम भी, ओर “निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष भी, सभी चारों पुरुषार्थ, 
उत्तम रीति से सध सकते हैं। “ब्रह्मविद्या स्ंविद्याप्नतिष्ठा” है, इस लिये 
अध्यात्मविद्या तो उसके अंतर्गत ही है । 
न केवल संस्क्रत शब्दों में, भारतवर्ष के ही बुज्ञगे।' ने, कहा है, बल्कि 
अरबी-फारसी शब्दों में, सूफी बुज्ञुगा ने भी-कहा है, 
गौहरे जुज़ खुद-शिनासी, नीस्त दर बहरे बुजूद ; 
मा ब गिदें झ्वेश मी गर्देम्‌ चूं गिर्दावहाय । 
तरीक़त बजुज़ ख़िदमते ख़ल्क़ नीस्त ; 
ब तसबीहो सज्ञादः श्रो दलक़ नीस्त । 


..... “इस भवसागर में मोती है तो केवल खुदशिनासो, आत्मज्ञान, ही है । 
जैसे पानी में भँवर अपने ही चारो ओर धूमता ओर चक्कर खाता है, वैसे ही 
हम सब अपनी आत्मा के ही चारो ओर अमते रहते हैं; 'में', 'में,, 'मैं',-- 
इसी पर हमारी जिन्दगी नाचती-फिरती रहती है । सच्चे 'में', सच्चे आत्मा, 
के। पाने ओर साबित करने का तरीक़ा, सिवा इसके ओर कुछ नहीं है, कि 
खिलक़त की खिदमत करो, लेकसेवा करो। तसबीह अथोत माला फेरना, 
ओर सज्जादा यानी आसन बिछा कर चुप्पी साधना, दल्क़ अथात्‌ कन्था 
क्थरी गृदड़ी ओढ्ना--यह आत्मा के पाने का उपाय नहीं हैं ।” हाँ, यह सब 
भी, विशेष अवस्था मे, साधन के अंग हैं; पर तभी सच्चे ओर सफल होंगे, 
जब सर्वभूतद्या, सबेभूतश्रियहितेहा, सबभूतद्ििते रतिः, खिदमते खल्क़, उनके 
पीछे, उनके साथ, लगी रहे, उनकी प्रेरक हो। 

यदि वह चालीस या पचास लाख वेशधारी साधु-संत, बैरागी, 





3 ृ॥6०7ए $ 078000€, 


२२ 


१७० दशन का मुख्य प्रयोजन 


उदासी, संन्यासी, फक्कीर, ओलिया, महन्त, मठधारी, मन्द्रिधिकारी, तकिया- 
दार, सज्जादा-नशीन, आदि, जिनकी चर्चा पहिले की गई--यदि ये लेग, 
आरामतलबी ओर पाप त्यांग कर, सच्चे 'साधु', सच्चे आत्मदर्शी ओर 
लेकहितैषी, ख्रादिमे-खल्क़, हो जाये, तो आज इस अभागे देश के सब 
प्रकार के दुःख के बन्धन टूट ओर छूट जायें; इन सब आशिक, शासनिक, 
धामिक, रक्ा-शिक्षा-भिक्ता-सम्बन्धी, सभो दुःखों, बन्वनों, गुलामियों से मोक्ष 
मिले, नजात हो; ओर भारत भूमि पर स्वर्ग देख पड़ने लगे; तथा, इसके 
नमूने से, अन्य देशों मे भी उत्तम समाजव्यवस्था फेगे । 
जेसा पहिले कहा, एक-एक सन्दिर की, विशेष कर दक्तिण में, इतनी 
झामदनी ओर इतनी इमारत है, कि सहज में एक-एक युनिव्सिटी, विश्व- 
विद्योत्रयः कल्ांग्रेह, ओर जिकित्साजय, का काम, उनमे के एक-एक से चल 
सकता है । यद्‌ सब वनश्नफ की जायदादों का, ओर सब धममंत्र देवन्न संस्थाओं 
ओर अखाड़ों' ओर मन्दिरों और दर्गाहों का, प्रबन्ध, सदूबुद्धि से हो; और 
उनके अधिकारी, सदाचारी और लाक-द्वितिपी हों, ओर स्वयं पढ़ने-पढ़ाने 
आदि के काम में, और रोगियों की चिकित्सा में, लग जायें; तो इनकी आम- 
दूनी और मकानात से, आज पचास युनिर्बासंटी, और हुनर सिखाने के 
कालिज, ओर प्रत्येक गांव में एक स्कूल, अथोत्‌ समग्र भारत में सात लाख 
स्कूल, और हर बड़े शहर में एक चिकित्सालय, आयुर्वेद-तिब्ब के अनुसोर, 
काम कर सकते हैं। और इतने सदाचार का, इंद्रियनिभ्रह? के लिये और प्रजा 
फी संस्था की अतिबद्धि रोकने के लिये, तथा अन्य सब प्रकार से, समस्त 
जनता पर, शासक पर ओर शासित पर, कैसा कल्याण॒कारक प्रभाव पड़ेगा, 
यह सहज में समझा जा सकता है | | 
वर्णधम ओर आश्रमधर्म का मूल-शोघन, इस अ्ध्यात्मशासत्र के 
तरवों के अनुसार, केसा होना चाहिये ओर हो सकता है, जिससे समाज के 
सब दुःख दूर हो जायैंगे--इसका प्रतिपादन अन्य स्थानों भोर अबसरों 
पर, इस लेखक ने पुनःपुनः किया है| यहाँ विशेष विस्तार करने का अवसर 
नहीं है। तोौभी इस अध्याय के अन्त में, संक्षेप से, उस धर्म के मुख्य तश्वों 
का वशन, मनु के, तथा अन्य, खोकों से, उनके अनुवाद के स्राथ, किया 
जाता है | 
(१ 
दर्शनसार भोर धर्मसार 

विस्मृत्य-इवपरात्मत्वं, जीवात्मत्ब॑ गता चिति; , 

बासनानां प्रभावेश भ्रामिता बहुलान थुगांन्‌ , 

बह्दीयोनीरनुप्राप्य, मानुष्य॑ लभते ततः , 

तामसान्‌ राजसान्‌ भावान्‌ सात्तविकांश्च, पुनः पुमेः | 


दर्शनसार और धर्मसार १७९ 


परोपकारात्‌ पुण्यानि, पापान्यप्यपकारतः , 

दुःखानि चाप्यसंख्यानि, तथाउसंख्यसुखानि च , 
ढंद्रा-ल्यन्या-न्यनन्तानि नानारूपाणि स्वश: , 
जीबो5नुभूय मानुष्ये, सत्त्वोद्रेके सुकर्ममि: , 
“ग्रनेकजन्मसंसिद्ध:,/ततोी याति परां गतिम्‌ ; 

बहुनां जन्मनामन्ते शञानवान्‌ "मां? प्रपयते ;” (गी० ) 
आत्मनः परमात्मत्त्वं संस्मरन्‌ वेत्ति तत्त्वतः; 
बुद्ध्या55त्मानं तु साक्त्विक्या सम्यग्यहणाति सूक्मया ; 
दुश्खातीतां सुखातीतां शांति चापि समश्नुते। 

“प्रवृत्ति च निद्वत्ति च, कार्याउकार्यें, भयाउमये , 

बंधे मात च या वेत्ति, बुद्धि: सा सास्विको स्मृता ” [ ( गी० ) 
बुद्ध/या समग्र साक्िक्या वेद्शाज छुबुब्यते] " समग्न॑ सात्त्विक्या वेदशाज् सुबुध्यते । ' 
“चातुवंण्यं, चये। लोकाः चत्वारश्चाश्रमाः प्थक्‌ , 

भूतं, भव्यं, भविष्यं च, सर्वे वेदात्‌ प्रसिध्यति | 

धर्म बुभ॒ुत्समानानां ग्रमाणं परम॑ श्रुति: ” ; ( मनुः ) 
भरुति बुभुत्समानानामात्मशानं परायणम्‌। 

पुरुषार्थाश्च चत्वारः, चतस्रश्चापि इृत्तयः , 

ऋणानि चेव चत्वारि, चतसश्चैषणास्तथा , 
इृदयाप्यायनीयानि स्वधर्मोत्साइनानि च 

विशिष्टेष्टानि चत्वारि तोषणानि मनोषिणाम्‌ --- 

सम्यग्‌ अध्यात्मबिद्याया: एतत्‌ सर्व प्रसिध्यति 


या इन 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगणं: ?”।  ( गी० ) 
 समाजका्यव्यूहस्व चल्वायगानि चैंव हि ;॒" 
शिक्षाव्यूहस , तथा रक्षाव्यूहः, पोषक एवं च , 

सेवाव्यूइश्र तुथश्रा,प्यंगिनोंडज्ञानि संति हि। 

यथा शर्रीरे ज्ञानांग शिरो, शानेन्द्रियेमत , 

बाहू क्रियांगं च तथा, सर्वशौयक्रियाक्षमं , 

इच्छांगमुदर चेव संग्राहि-आाहारि-पोषक , 

पादो च सर्वसेवांग सर्वसंधारक॑ तथा | 

आयुषश्चापि चत्वारो भागा$, आश्रम-संशिता; ; 

प्रत्येक आयुष पादे जीवेनाश्रम्यते यतः , 
तत्तद्योडनुरूपे हि, विशषे घर्मकर्मणि | 

“श्ाभमादाशभ्रम॑ गत्वा, यश्रिष्ठा च शक्तित: , 

क्राणानि ज्रीश्यपाकृत्य, मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ?, ( मनु० ) 


१७२ दृशन का मुख्य भ्रयोजन 


चतुर्थ आश्रमे तुयऋणापनयनाय हि। 

“अनपाकृत्य तान्येव मोंन्षमिच्छुन वजत्यघ: ? | 

सुलखाभ्युदयिर्क चेव, नेःभेयसिकमेव च , 

प्रवृ्त च, निदृत्त च, कम द्विविधमुच्यते ” | ( मनु० ) 

धर्मश्वाथश्च कामश्च, त्रयं हभ्युदयः स्मृतः ; 

मोक्चो यस्तु चत॒र्थाअ्थं:, तं हि निःभेयर्स विहु; । 

“इज्या 5ड्चार-दमा-हिंसा-यज्ञ-स्वाध्याय-कर्मणाम , 

अ्रय॑ तु परमे धर्मों यद्‌ योगेनाइत्मदर्शनम्‌ ”। (याशवल्क्य स्मृति०) 

“सर्व भूतेधु चाज्त्मानं, स्वभूतानि चाउत्मनि , 

सम॑ पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छ॒ति ; 

स्वमात्मनि संपश्येत्‌ , सच्‌ चाउसच्च, समांहितः ; 

सर्व ह्यात्मनि संपश्यक्ञाष्धमं कुरते मनः । 

श्रात्मैंव देवता: सर्वाः, सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ ; 

श्रात्मा हि जनयस्येषां कमंयोग॑ शरीरिणाम । 

एवं यः स्वभूतेषु पश्यत्याउत्मानमात्मना , 

स स्वंसमतामेत्य ब्रह्माड्म्येति पर पदमू ?| ( मनु७ ) 

बह्माभ्येति पर पंदम।| 5४ ॥ 
अर्थात्‌ , “चितिशक्ति, चेतना, चैतन्य, अपने परभात्म-भाव को मानो 

भूल कर, /जीवात्म-भाव को धारण कर लेता है। बासनाओं के झनुसार, 
लाखों योनियों में, ज्ञाखों प्रकार के शरीरों में, जन्म लेता है, ओर असंख्य 
हुन्द, सुख-दुःखनअधान, भोगता है ! अवारोह-पथ, प्रवृक्ति-मागं, अधो-गति, 
'कोसि-नज़ूल', पर उतरता हुआ, देवभाव से, क्रमशः, कीट-पतंग आदि भाव 
से भी ज्ड़, निःसंज्ञ प्राय, मशि ( “मिनरल” )," पत्थर, शआादि की अवस्था में” 
आा पहुँचता है; ओर फिर इससे उठकर, आरोह-पंथ, निवृत्ति-माग, ऊष्वे- 
गति, 'क्ोसि-इरूज”, पर चढ़ता हुआ, मनुष्य-भाव में आता हे | इस योनि में 
भो बहुत जन्म लेता है; असंख्य तामस, राजस, सास्विक, इच्छा-क्रिया-ज्ञान, 
के भावों का, और उनके साथ बँघे हुए असंख्य दुःख और सुख के भावों का, 
अनुभव करता है। बहुत जन्मों के, 'तनासुख' के, बाद, सत्त्व के उद्रेक से, 
'इल्म” की बेशी होने पर, सत्कमे कर के, अपने परमात्म-भाव को, रूह- 
झाज़म' की हालत को, फिर पहिचानता है; तब उसको, सुख-दुःख दोनों से 
परे, सच्ची शान्ति, मोक्ष, मिबाण, परमानंद, 'नजात', 'फ़ना-फ़िल्ला', 'सुरूरि- 
जावेदानी', ब्रह्मानन्द, “कज्जतुल्‌-इलाहिया?, अद्धलीनता, इस्तिप्राक्र', मिलता 





3 ता, 


डे 


आत्म-दर्शन से सबे-सिद्धि १५७३ 


हे । इस -ऊर्बगामी 'देवयान', पर भी, क्रमशः, जीब को उन सीढ़ियों पर 
चढ़ना, पड़ता है, जिनसे वह उतरा है। अति सूक्ष्म, अति सात्तिक, बुद्धि वह 
है, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कांय और अकाये, भयस्थान और अभय-स्थान, 
बंध और मोक्ष, के सच्चे रूप को, टीक-ठीक पहिचानती है । ऐसी साक््विक 
बुद्धि, वेद-शास्त्र के मसे को जानती है । वह मे, मनुष्य के वेयक्तिक और 
सामाजिक, प्रातिस्विक और सावस्विक, इन-फ्रिरादी! और 'इजसाई', “इंडि- 
विश्यअल” और 'सोशल', कल्याण के लिये, वर्णे-आश्रम धर्म में रख 
दिया है।" “परमात्मा के स्वभाव से, प्रकृति स, उत्पन्न तीन गुण; सत्त्व, 
रजस्‌, तमस, जो ज्ञान, क्रिया, ओर इच्छा के मूलतत्व वा बीज हैं; इनकी 
प्रधानता से, तीन प्रकार के, तीन स्वभाव के, तीन प्रकृति के, मनुष्य, ( १) 
ज्ञान-प्रधान, ज्ञानी, शिक्षक, 'आलिम', (२) क्रिया-पधान, रक्षक, शुर, 
आमिल!, (३ ) इच्छा-प्रधान, पोषक, संग्रही, 'ताजिर!, ( ४ ) इन तीन के 
साथ चोथी प्रकृति, 'बालक-बुद्धिश, “अव्यक्त-बुद्धि', जिसमें किसी एक गुण 
की प्रधानता, विशेष विकास, न देख पडे, शुण-साम्य' हो, वह सेवक, श्री, 


' “मज़ेदुर' | ये हुए चार वर्ण; सुख्य 'पेशे! | किसी देश के किसी सभ्य समाज 


में, ये चार वर्ण अवश्य पाये जाते हैं; पर उतने विवेक से, और उस काम- 
दाम-भाराम के, धर्म-कर्म-जीविका के, विभाजन के साथ नहीं, जैसा भारतवर्ष 
में, प्राचीन स्मृतियों में, इनके लिये आदेश किया है। 

धजैसे समाज के जीवन में चार मुख्य पेशे, बैसे प्रत्येक मनुष्य के 
जीवन में चार “आश्रम'; (१) #क्षचारी, विद्यासीखने का, 'वालिबि-इल्म', 
शामिद्‌', का; ( २) गृहस्थ, 'खानादार', का; ( ३ ) बानप्रस्थ, गोशा-नशीन, 
का; ( ४) संन्यासोी, 'फ़क्नीर', दुर्वेश! का। 

“पनुष्यु के चार पुरुषा्थ, 'मक्तासिद्-जिन्दगी', हैं। धर्म, अथे, काम, 
ओर मोक्ष वा अक्षानंद, यानी 'द्यानत, दोलत, लज्जति-दुनिया, और नजात 
या लज्जतुल इलाहिया' | पहिले तीन आश्रमों मे अधिकतर ध्म-अर्थ-काम, 
और चौथे में विशेष-हप से मोक्ष, को साधना चाहिये। 

५तीन ( अथवा चार ) ऋणों को, करों” को, लेकर, मनुष्य पैदा 
होता है। ( १) देवों का ऋण, जिन्‍्हों ने पंच महाभूतों की सृष्टि, परमात्मा 
के नियमों के अनुसार, फैलाई है; जिन महाभूतों से हमारी पंचेंद्रियों के सब 
विषय बने हैं; (२) पितरों का ऋण, जिनकी सन्‍्तति, वंश-परम्परा से, 
हम हैं; जिनसे हम को यद्द शरीर मिला है, जो देह हमारे सब अलुभवों का 
साधन है; (३) ऋषियों का ऋण, जिन्हों ते वह मदहासंचय, विविध 


विधिक अल लाए न्‍ 


१ वृदाए१प्रश; 500४६ 


१७४७ दशन का मुख्य प्रयाजन 


प्रकार के ज्ञानों का, शाम्रों में भर कर रख दिया है, जिसकी ही ,सहायता 
से, हमारा वैयक्तिक भोर सामाजिक जीवन, सभ्य शिष्ट बनता है, और 
जिसके बिना हम पशु-प्राय होते; ( ७) चौथा ऋण, परमात्मा का, -कहां 
जा सकता है, जो हमारा चेतन ही है, प्राण ही है, जिसके बिना हम 
निर्जीव होते। इन चार ऋणों के निर्मोचन निर्यातन का उपाय भी, चार 
आश्रमों के धर्म-कर्मो' का उचित निवादह ही है। (१) विद्या-संग्रहण, और 
सन्‍्तति को विद्यादान, से, ऋषि ऋण चुकता है; क्योंकि उससे, प्राचीनों का, 
ज्ञान के संग्रह में, जो भारी परिश्रम हुआ है, वह सफल होता है; (२) सनन्‍्तति 
के उत्पादन, पालन, पोषण, से पितरों का ऋण चुकता है; क्योंकि जैसा परि- 
अ्रम हमारे माता पिता ने हमारे उत्पादन, पालन, पोषण, के लिये किया, वैसा 
हम अपने आगे की सनन्‍्तति के लिये करते हैं; (३) विविध प्रकार के 'यज्ञः 
करने से, 'इष्ट' और 'आपूत्त? से, देवों का ऋण चुकता है | यथा, वायु देवता 
से हमारा श्वास-प्रश्वास चलता है, हवा को हम गन्दा करते हें; उत्तम सुगन्धी 
पदार्थों के घृपदीप से, होम-हवन से, हवा पुनः स्रच्छ करना चाहिये; 


जड्ञल काट काट कर, हम, लकड़ी का, जलाने मे, मकान और सामान बनाने - 


के काम में, खच कर ढालते हैं; नये लखराँव, बाग, उद्यान, लगा कर, फिर नये 
पेड़ तैयार कर देना चाहिये; वरुण देव के जल का प्रति-दिन हम लोग व्यय 
करते रहते हैं; नये तालाब, कुँए, नहर आदि बना कर, उसकी पृत्ति करना 
वाहिये। ये सब यज्ञ हैं । परोपकराथे जो भी काम किया जाय चह् सब यज्ञ है । 
गीता में कई प्रकार के यज्ञों का बशुन किया है। उसमें भी, होम-हवन भादि 
(इष्ट” कहलाते हैं, और, वापी, कूप, तटाक, वृक्षारोपण आदि “आपूत्त!.। इन 
संब यश्षों से देव-ऋण चुकता हे। (४) परमात्मा का ऋण, मुक्ति प्राप्त' करने 
से, सब में एक ही आत्मा को व्याप्त देखने से, चुकता है। क्रम से, चार 
आश्रमों में चार ऋण अदा द्वोते हैं । यह याद रखना चाहिये कि, सब बात, 
आधान्येन, वैशेष्यात्‌” 'भूयसा), कह्दी जाती हैं; 'एकान्तेन', 'अत्यस्तेन', नहीं । 
संसार में सब वस्तु, सब भाव, सब आश्रम, वर्ण, झादि, सदा मिश्रित हें; जो 
जिस समय प्रधान रूप से व्यक्त होता है, उसी का नाम लिया जाता है । 
“ऐसे ही तीन वा चार एषणा, 'दिस', 'तमा',, 'आजू !, 'तमन्ना', तृष्णा, 
आकांक्षा, वासना, मनुष्य का, स्वाभाविक, 'क्रिन्नती”, पेदाइशी, द्वोती हैं । (१) 
लोकेषणा, अहं स्याम्‌', 'में इस लोक और परलेक में सदा घना रहूँ, मेरा नाश 
कभी न है; इसका शारीर रूप आहार! की, 'शिज्ञा? की, इच्छा है; ओर मानस 
रूप, 'सम्मान!, यश, कीत्ति, 'नेकनामी', 'इज्ज्ञत', की रवाहिश; (२) वित्तेषणा, 
'अह बहु स्थाम्‌', में ओर अधिक, ज्यादा, हाऊँ?; इसका शारीर रूप, सब 
अंगों की, दाथ पेर की, पुष्टि, बलबृद्धि, सॉन्द्यबवृद्धि। और मानस-रूप, विविध 
प्रकार के धन 'दोलत' का बढ़ाना; (३) दार-सुतै-षणा, 'भरहं बहुधा स्थाम, 


हु 


दर्शन से दिखाये वैयक्तिक और सामाजिक धर्म का सार (७४ 


प्रजायेय!, 'मैं अकेला हूँ, सो बहुत है। जाऊँ; मेरे पत्नी हे भर बालबच्चे 
में, 'झहलेा-अयाल्न हों!, 'जोजा व श्ोलाद हों?, बहुतों पर मेरा अधिकार हो, 
ऐश्वय हो, 'हुकूमत' हो; ( ४ ) चोथी एषणा मोक्षेषणा है, 'नजात” की ख्वा- 
हिश; इंस सब जंजाल में, 'फ़ितना, फ़िसांना, जाल!” में, बहुत भटक लिये 
अब इससे छुटकारा हो | यह चार एबणा भी, चार पुरुषाथाी की रूपांतर ही 
हैं, और चारो आश्रमों के धम-कम से, उचित रीति से पूरी द्वोती हैं । 

“चारो बणों। के लिये चार मुख्य घ्मे अथांत्‌ कत्तंव्य, 'फ़ल्ञ', और चार 
वृत्तियाँ, जीविका, 'रिज्क़; और चार तोषण, राधन, प्रोत्साहन, (अंग्रेज़ी 
में 'स्टिम्युलस', 'इन्सेनूटिव', ),' 'मुहर्रिकः, 'राशिब', हैं। (१) विद्योपजीबी 
शाक्षी, शास्त्रोपज्ीवी, विद्वान, शिक्षक, उपदेष्टा, ज्ञानदाता, आल्िस 
मुअल्लिम', हकीम', के लिये, ज्ञान-संग्रह ओर ज्ञान-प्रचार करना; अध्यापन, 
याजन, प्रतिग्रह, यानी, विद्या सिखा कर, किसी विषय का ज्ञान देकर, उसके 
लिये आदर सहित दक्षिणा (झानरेरियम?) लेना; किसी “यज्ञ' में पब्लिक 
वर्क में, सावेजनिक हित के काय में, ज्ञान की, 'इल्मी', सहायता देकर, दक्षिणा 
'फ्री! लेना; वा आदर के साथ जो कोई दान दे, 'मेंट', उपहार, पुररकार, दे, 
नज़र,” 'प्रेज्ञेन्ट' दे, वह लेना | (२) क्रियोपजीबी, “शश्ली?, 'शब्बोपजीबवी 
' रक्षक, आदेष्टा, शासक, त्राणदाता, आमिल', 'हाकिम', 'आमिर', अमीर 
के लिये, (अरबी में 'अम्न” का अर्थ 'आज्ञा' है), अस्त्र-शत्र के, हथियार के 
द्वारा, दूसरों की रक्षा, शिफ़राज़त, करना; और उसके लिये, जो कर, खिराज, 
टैक्सः, लगान, मालगुजारी,' राष्ट्र की ओर से वेतन, मिलते, उसे लेना । (३) 
वार्ततापजीवी, ऋूषक, गोपालक, वशिक्‌, रोज़गारी, 'ताजिर', पोषक, व्यापारी 
के लिय, अज्नवसत्र आदि जीवनोपयोगी, विविध प्रकार के, आवश्यकीय 
निकामीय, और विज्ञासीय पदाथे, निसेसरीज्ञ, कम्फट स्‌, और लक्षरीजु,”* 
जरूरियात, आसायिशात, और इश्नतीयात, उत्पन्न करना, और उचित दाम 
लेकर देना: और जो इस रोजगार से, लाभ, झुनाफ़ा', हो, वह लेना । (४) 
भ्रमोपजीवी, सेवोपजीवी, 'मजदूर', ( शुद्ध शब्द फारसी का झुजद-बरः हे ), 
भूतक, कर्मकर, किंकर, के लिये, अन्य तीन वर्णों की सेवा-सहायता करके 
जो मजदूरी, ब्रात, भ्रृति, मिले, वह लेना 

“यह, चार पेशों के चार प्रकार के धमे-कम, अधिकार-कर्त्तज्य, हक़-फज्े 
ओर उनकी चार प्रकार की जीविका, हुईं | तोषण उनके, ऊपर कहे जा चुके 


कली मम लक जलन बज जन बल अत 3 ०22४३ आशा एएएएए 


१ 5 परंपड; 47087/ए७; 707047प7॥ 9प0 ए077: 66; 0/78567/2 ६8% 
१ ए०९०९४४०४९७६४ ०0770/6; परप्रा285, 


१७६ द्शंन का मुख्य प्रयोजन 


अर्थात्‌ ज्ञानी के लिये विशेष सम्मान, “इज्जत! आनर”; शासक के लिये 
विशेष अधिकार, अआज्ञा-शक्ति, ऐश्वय, इश्वग-भाव, हुकूमत” 'आफ़िशल पावरः, 
'आधारिटी'; पोषक के लिये विशेष 'दोलत', धन-सम्पत्ति, 'वेल्थः; सेबक 
सहायक के लिये विशेष क्रीड़ा-विनोद, खेल तमाशा! 'तफ्रीह', ऐस्यूजमेंट' 
धर है। 

“जैसे एक मनुष्य $ शरीर के व्यूह (आर्गेनिज्मः। में चार अंग देख 
पड़ते हैं, सिर, बाँड, घड़, ओर पैर; वैसे दी मनुष्य समाज के व्यूह में भी 
चार अंग, चार अवान्तर, परस्पर सम्बद्ध, संग्रधित, संहत, संघातवान, व्यूह 
होते हैं। (१) जिक्षा-व्यूह, 'ल्ेंड प्रोफेशन्स; (२) रक्षा-व्यूह, “एक्सिक्युटिव 
प्रोफ़ेशन्स; (३) वात्तो्यह 'कामशल्ञ प्रोफ़ेशन्स; (४ ) सेवा-व्यूह 'इंड- 
स्ट्रियल्ष प्रोफेंशन्स' * । शिक्षक वर्ण वा वर्ग और विद्यार्थी .आश्रमी वा बर्ग 
मिल कर शिक्षा-व्यूह बनता है। शासक वर्ण और वनस्थ अआश्रमी मिल कर 
रक्षा-व्यूह; वानप्रस्थ सज्जन, शासक वे को, परामशे और उपदेश देते रहते 
है; और उनके काम की देख रेख करते रहते हैं; जैसा इतिहास-पुराणों में ऋ- 
षियों ओर राक्रों के मश्नोत्तर की कथाओं से दिखाया है। वरणिग बर्ण,और 
गृहस्थ आश्रमी मिलकर वा्तताव्यूह बनता है । श्री वर्ण और संन्यास-झश्र- 
मी मिल कर सेव्राव्यूह सम्पन्न दाता है; श्रमी वण समाज की शारीर सेवा- 
सहायता करता है; और संन्यासी, आध्यात्मिक सेवा-सहायता करता है । 

“इस प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का सबोग-सम्पूंण, 
उत्तमोत्तस प्रबन्ध, परमात्मा के दशेन पर निष्ठित पतिष्ठित बेद-नेदान्त से 
निर्दिष्ट, धर्म के अनुसार, बाँधा गया है । 

“एक पर- ब्रह्म, परम-श्रत्मां, संख्यातीत, के अंतर्गत दो, अथोत्‌ पुरुष- 
प्रकृति; जीव की दो गति, अधोयान-ऊध्वेयान; समरत संसार की इंद्र-मयता,, 
( सुख- दुःख, सत्य-मिथ्या, राग-द्वेष, क्रिया-प्तिक्रिया, तर्मप्रकाश, शीत- 
उष्ण, अग्नी-षोग, घन-तरल, मदु-ऋर, हैँ सना-रोना आदि); चारआश्रम; चा- 
र ऋण; चार जीविका; चार तोषण; चार गुणावस्था, ( सारिबक, राजस, 
तामस, गुणातीत); चार शारीर अबयब, सिर, धड, हाथ, पैर; चार अंतःकरण 
के अंग, बुद्धि, अहंकार, मनस्‌, चित्त; चार इन के धर्म, ज्ञान, इच्छी, (संकल्प 
विकल्पात्मक ) क्रिया, स्थति; चार अवस्था, जाग्रत्‌ , रत्न, सुषुप्ति,तुरीय; चार 
प्राकृतिक नियम,अथात्‌ , (१) जीव का, विविध योनियों में, विविध शरीरों का 





9 एू0907 ; 076४] 909४6॥१ ५४०४७ $ ए७४।६॥ | 87078867706॥0, [089. 
२ ()छ807970 ; [९४760 970 ९४॥०78 ; €5९८प्रपंए४ड.._ [770 6४&079 ; 
९०॥7776708 [070/689079| 4707807% 97076880778, 


च्ा 


है. 


री 


सब दशनसार और धर्मसार का संग्रह १७७ 


ओडढना-छोड़ना, ( २ ) क्रिया-प्रत्तिक्रिया न्‍्याथ से परोपकार-रूप पुरय का फकत 
सुख, और परा5पकार-रूप पाप का फल दुःख, भोगना, (३) वासना के अनु- 
सार कफैमे, और के के अनुसार जन्म, ओर मरण, पुनःपुन;; (४) रागात्मक 
बासना से संसरण में प्रवृत्ति, बैराग्य से संसार से निवृत्ति | चार पुरुषार्थ, 
धर्म, अथ, काम, ओर मोक्ष--यह समग्म द्शन और घसे का संग्रह है ।”? 

, यदि इसके अनुसार, मानव ग्रजा आचरण करे, तो सबका उचित रीति 
से, शिक्षण, रक्षण, पोषण, धारण, हो, और सब का कल्याण हो । यह चार 
वर्ण वा बग वा पेशे, और चार आश्रम, स्वाभाविक हैं; मनुष्य! की प्रकृति के 


. ही बनाये हुये हैं; इनका किसी विशेष धरम, मज़हब, 'रिलिज़न! से, वा 


किसी विशेष प्रदेश से, अविच्छेय सम्बन्ध ज़रा भी नहीं है। “कास्युनिज्म, 
सोशाल्रिज्न)- ० + व ” 'साम्यवाद! की पेरिपाटी से, वा फ्रेशिज्म,? 
'केपिटलिज्म), पूंजीवाद' की पद्धति से, वा लिबरिज्म', 'प्रालिटेरियानिजम! 
श्रभिकवाद” की रीति से, वा डिमोंक्रेटिज़्म', ्जातंत्रवाद,” 'सर्बमानवबाद' 
की शेली से, किसी से भी इन सिद्धांतों का आत्यंतिक |विरोध नहीं है; यदि 
विरोध है, तो अत्येक के केवल उस अंश से हे जो आत्यंतिक' है; प्रत्युत, 
सभी इनका उपयोग कर सकते है; सभी को शिक्षक, रक्षक, पोषक, सहायक 
चाहियें दी; जद्दां कहीं मष्नुय है और उनका समाज है, वहीं ये चार वर्गों 
उपस्थित हैं; भारत के प्राचीनों ने इतना ही विशेष किया है, कि मर्यादा 
बुद्धिपूवक बाँध दी है, ओर काम-दाम-आराम का बँटवारा उचित रीति से 
कर दिया है। जब तक मनुष्य के शरीर के अंग, ओर चित्त के धमे, ओर 
दोनों की बनावट, बेसी रहेगी जैसी इस समय है, तब तक वर्ण और आश्रम 
के यें.सिद्धांत अटल रहेंगे; और इन के प्रयोग से, तथा इनके ही प्रयोग से, 
सब अतिवाद, “एक्सट्रीमिज्म', से उत्पन्न विरोधों का परिहार, ओर सब वादों 
का समन्वय, हो सकेगा ।* 

“पक्ष आश्रम से दूसरे, तीसरे, चौथे में, कमशः, सब मनुष्य जायें; तीन 
ऋण चुका कर, अथात्‌ विद्याध्ययनाउध्यापन कर के, संतान उत्पन्न कर कें, 
( उतनी ही जितने का वह परिपालन सुख से कर सकें; पशुओं के ऐसी इतनी 
अधिक नहीं कि उनका पालन न हो सके, ओर अधिकांश उनमें से मर ही 
जाबें, या रोटी के लिये एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाबे ), तथा विविध 
ज्नोकोपकारात्मक यज्ञ करके, तब मोद्ष का साधन करें; तो सबको चारो 


पुरुषाथ सिद्ध हों। 


वाथाएनराम्या८ माय अदा::45रपभनाकातामकिशर्॑ापत परीबियरप-सदेकाथ२८८आटत पभभााा कथा "दपरटट पमाफाइनायेजयनीपपधभधत ताप पपपजेध:टपधक रतन 





हैक 200०8 
१ र2॥9707; 60%फरप्र॥50, 30०80, 30|॥6णं570; 85९७७ ०००(६8- 
]8/0; ३9०४57॥ 970९६8४/६870॥; 06700९72४४87; शा, 


२३ 


श्ज्प दर्शन का मुख्य प्रयोजन 


५जं अपने में सबको, और सब में अपने को, देखता है, वही सच्चा रवा- 
राज्य, स्व-राज्य, उत्तम रब! का राज्य, स्वरंवत्‌ राज्य, स्थापन कर सकता है। 
अपने भीतर आँख फेर कर देखने से, संसार के सब भाव, सद्भाव भी, अस- 
द्वाव भी, पुस्यात्मक भी, पापात्मक भी, सभी देख पड़ जाते हैं। इनको जो 
इस प्रकार से, अंतह दिए से, देख लेता है, और उनके भेद को निश्चय से समझ 
लेता है, इंद्रमय संसार में सत्‌ ओर असत्‌ के विधेक को भी और संसार को 
भी पहचान तेता है, वह फिर अधमसे से सन को नहीं लगते देता | अधिका- 
धिक धम्मे की ओर, बैराग्य की ओर, आत्मल्ाभ ब्रह्मत/भ की ओर, मोक्ष 
की ओर, चलता है। आत्मा ही सब देवों का देव है, सब इसी में विद्यमान है, 
यही सब जगत्‌ का चलाने वाला है । इस तथ्य को जिसने जाना, बी समता, 
के, साम्य के, सच्चे अथे को पहिचानता है, वही शरीर छोड भे”पर-विदेह- 
मोक्ष, अह्य-पद को पाता है। यज्ञ, अध्ययन, दान, सदाचार, दम, अहिसा 
आदि सब उत्तम गुणों, कर्मों, भावों, पुण्यों, व्यवस्थाओं का परम मूल 
आंत्म-दर्शन ही है ।” 

“सब को, आभ्युद्यिक सुखें, दुनियाबी खुशी, धर्म से अर्जित रक्षित 
अथे से परिष्कृत परिसाजित काम का सुल्र भी, और उसके बाद, नेश्ेयसिक 
नह हे खिल जाई दचण हसीन भी, जिस से बढ़ कर कोई श्रेयल नहीं है, 'मै ही मे सब मे हूं, सब मुझ 

| : इन दोनों सुखों को पाने का 
निश्चित*डपाय जो दिखाबे वही 'दशन? है; यही 'दुर्शन! का प्रयोजन! है? 
रा: आध्युदयिक चेव नेःश्रेयसिकम एवं वे, 
















सुख साधयितुं मार्ग दर्शयेत्‌ तद्धि दर्शनम्‌। 
॥ ३४ ॥| 


